GOVERNMENT OF INDIA 
ARCHEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 
ARCHÆOLOGICAL 

LIBRARY 


ACCESSION NO . 43130 
CALL NO. 954 . 41 cha 


D .G .A . 79 


दिल्ली की खोज 


43130 


जजकिशन चांदीवाला 


प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय 

भारत सरकार 


IMANOLAE LAL 


arit , 


- 6 


बैसाब - 1887 


मूल्य: 5 रुपए 


AFNAREADLUNIL AF 

LIB . LY, NEW DELLI . 
Acc . No . 43/ 30 
Datee258: 1965 .. 
OH No......45.4 : 41. 


निदेशक , प्रकाशान-विभाग, पुराना सचिवालय , दिल्ली - 6 द्वारा प्रकाशित 
तथा प्रबन्धक , भारत-सरकार-मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित । 


ORT18/43100KJ.5/ 


समर्पण 


ो उम् संगच्छध्वं, संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम् 

देवा भागं यया पूर्वे, संजानाना उपासते । 
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः 

समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति । । 


L 


दिल्ली की खोज नाम की इस पुस्तक को , जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की 
दिल्ली से लगा कार स्वराज्य काल की दिल्ली तक की बनती बिगड़ती अठारह 
दिल्लियों की एक झांकी दिखाई गई है, में अपने पिता श्री बनारसीदासजी 
चांदीवाला को समपित करना चाहता था , जो शाहजहां की मौजूदा दिल्ली के 
असल बाशिदे थे और पुस्तक की प्रस्तावना लिखवाना चाहता था श्रद्धेय पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू जी से, जिनका स्नेह मुझे सदा प्राप्त था । मगर मेरा और इस 
पुस्तक का इतना सौभाग्य कहाँ कि उनकी कलम से लिखे चन्द शब्द देखने को 
मिल पाते । 


में अन्तिम बार उनसे उनके भुवनेश्वर जाने से पूर्व मिला था , उनकी बीमारी 
के समय उन तक पहंच न सका । वह ठीक हएतो 28 अप्रैल की सुबह 9 बजे 
में यह पुस्तक लेकर उनके पास जा रहा था , इतने में फोन आया कि वह समय किसी 
दूसरे को दे दिया है,फिर आना । किसे मालूम था कि वह फिर कभी नहीं आएगा । 
27 मई को ठीक एक मास पश्चात् जब में उनके निवास स्थान पर पहुंचा तो , वह वह 
समय था , जब हमारे भाग्य का सितारा डूब रहा था और बह भगवान बुद्ध की 


हे मनुष्यो ! तुम सब एक होकर प्रगति करो । एक -दूसरे से मिल कर 
अच्छी प्रकार बोलो । तुम सबके मन उत्तम संस्कारों से युक्त हों तथा पूर्वकालीन 
उत्तम ज्ञानी और व्यवहार- बतर लोग जिस प्रकार अपने कर्तव्य का माग करते 
आए हैं , उसी प्रकार तुम भी अपना कर्तव्य करते जाओ । 

तुम सबका विचार एक हो , तुम सबकी सभा एक जैसी हो , तुम सबके मन 
एक विचार से युक्त हों , इन सबका चित्त मी सबके साथ ही हो । 

तुम सबका ध्येय समान हो , तुम सबके हृदय समान हों , तुम सबका मन समान्त 
हो , जिससे तुम सबका व्यवहार समान होये । 


तरह निर्मम ,निर्मोही और निरासक्त बन कर इस संसार से कच करने की तयारी 
में लगे थे और सब कोई सकते की हालत में बड़े देख रहे थे । देखते- देखते हमारा 
कोहनूर हमसे सदा के लिए ठिन वाया और हम सब बिलखते रह बाए । 


अब यह पुस्तक में अपने श्रद्धा और स्नेह के भाजन उन्ही पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू जी के चरण कमलों में एक तुच्छ श्रद्धांजलि स्वरूप भेट करना चाहता हूं , 
जिन्होंने पूज्य गांधी जी के पश्चात् 16 वर्ष तक अपना वृहद हस्त मेरे सर पर रखा 
और जो सदा ही मुझे अपने प्यार और अनुकम्पा से विभोर करते रहे । 


" उन सम को उदार जग माहीं 

- बकिशन चाँदीवाला 


भूमिका 


दिल्ली से मेरा विशेष सम्बन्ध है । मेरे पिता के पूर्वज कोई 150 वर्ष पहले 
कश्मीर से दिल्ली आए, क्योंकि उस जमाने में बादशाह को उनकी शायरी पसन्द 
आई थी । दिल्ली में नहर के किनारे रहने के कारण वे कोल से नेहरू कहलाने 
लगे । सन 1857 के स्वतन्त्रता संघर्ष में उनको दिल्ली छोड़नी पड़ी । दिल्ली 
से दोबारा रिश्ता तब जुड़ा, जब मेरे पित्ता बारात लेकर दिल्ली आए । मेरी माता 
के पूर्वज भी बहुत बों से दिल्ली में बसे थे । आजादी के बाद बराबर हमारा दिल्ली 
में रहना हुआ - दिल्ली की जनता ने हमको अपनाया और हमारे दिल में भी 
उसकी एक विशेष जगह बनी । 

दिल्ली बहुत पुरानी नगरी है और इसका इतिहास खूब रोचक है । अतीत 
में अति और स्मृति का तरीका प्रचलित होने के कारण लिखा हुआ वर्णन उपलब्ध 
नहीं है, किन्तु अतीत बहुत से अमिट रूपों में समय पर अपनी छाप छोड़ जाता है । 
इन छापों को सजीव करना और बहुत - सी बालत प्रचलित बातों को सही तस्वीर 
प्रस्तुत करना आज के इतिहासकार का बड़ा काम है । 

दिल्ली के चारों ओर बहुत ही निशानियां है , जो इसके सदियों पुराने इतिहास 
को झलक देती है । हजारों वर्ष से यह देश की राजधानी है और इसने कई सल्तनतों 
को और अपने आपको बनते बिगड़ते देखा है । स्वतन्त भारत में दिल्ली का अपना 
ही महत्त्व है । देश -विदेश की आखें दिल्ली पर लगी रहती है । स्वाभाविक है 
कि ऐसी दिल्ली के इतिहास के प्रति हमारी जिवासा बढ़े । प्रस्तुत पुस्तक उसी का 
परिणाम है । 

दिल्ली की खोज में श्री ब्रजकिशन चांदीवाला ने बड़ी लगन और अम से 
दिल्ली का इतिहास हमारे सामने रखा है । पूरी पुस्तक पढ़ने का समय मुझे 
अभी नहीं मिला, फिर भी मैंने उसे जहाँ से भी उठाया बह रोचक लगी । चांदीवाला 
जो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई के पान है । 


जोकर 


सूचना और प्रसारण मंत्री, 

भारत 
नई दिल्ली । 
दिनांक : 1 - 10- 1964 


विषय -सूची 


समर्पण 
भूमिका 


श्रीमती इन्दिरा गांधी 


1 - 16 
हिन्दू काल की तीन दिल्लियां , मुस्लिम काल की बारह दिल्लियां 4, 
ब्रिटिश काल की दो दिल्लियां 4, स्वराज्य काल की दिल्ली । 


1 - हिन्दू काल को दिल्ली 

17 - 49 
निगमबोच्च 18, राजघाट 19, मन्दिर जगन्नाथ जी 19, विद्यापुरी 20, 
विश्वेश्वर का मन्दिर 20, बुराड़ी या बरमुरारी 20, बण्डेश्वर मन्दिर 20, 
हनुमान जी का मन्दिर 21, नीली छतरी 22, योगमाया का मन्दिर 22, कालकाजी 
अषवा काली देवी का मन्दिर 23, किलकारी भैरवजी का मन्दिर 25, दुधिया 
भैरों 26, बाल भैरों 26, पुराना किला 26, सुरज कुंड 29, अनंगताल 42, राय 
पिथोरा का किला 42, कुतुब की लाट : 46, बड़ी दादावाड़ी 46, हिन्दू काल के 
स्मृति चिह्न 47 - 491 


2 - मुस्लिम काल को दिल्ली : पठान काल 

" 50 - 113 
गुलाम खानदान 51, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद 52, कुतुब मीनार 53, करते 
सफेद 55, अल्तमश का मकबरा 56, हौज शमशी 57, सुल्तानबारी का मकबरा 58 
दरगाह हजरत कुतुबद्दीन बतियार काकी 58, कुतुब साहब की मस्जिद 62, कोशके 
फीरोजी 65, कोशके सब्ज़ 65, चबुतरा नासिरा 65 , मकबरा रजिया बेगम 66, 
मकबरा तुर्कमान शाह 67, बलबन का मकबरा 68, कौशाके लाल अथवा किला 
मगंजन अथवा दारुल अमन 69, किला मर्गजन 69, किलोखड़ी का किला और 
किलुबेरी , कसे मौइज्जीया नया पाहर 70, सीरी अथवा नई दिल्ली 70, को 
हजार स्तून 72, हौज अलाई या हौज खास 72, अलाई दरवाजा 73, अधूरी लाट 
74, मकबरा अलाउद्दीन 75, तुगलक खानदान 75, तुगलकाबाद का किला 
76, मकबरा बायासुद्दीन तुगलकशाह 7 , मोहम्मद बिन तुगलक 79, आदिलाबाद 
या मोहम्मदाबाद या इमारत हजारस्तून 80, जहाँपनाह 80, सतपुला 82, दरगाह 


निजामुद्दीन औलिया 83, अमीर खुसरो 84, हजरत निजामुद्दीन औलिया 85, 
लाल गुम्बद 88, फीरोजशाह के निर्माणकार्य 89, शहर फीरोजाबाद 90, कुश्के 
फीरोजशाह या फीरोजशाह का कोटला 91, अशोक की लाट 92, कुश्के शिकार 
जहाँनुमा 95, चौबुर्गी मस्जिद 96, शाहआलम का मकबरा 96, दरगाह हजरत 
रोशन -चिराग दिल्ली97, मकबरा सलाउद्दीन 98, कलां मस्जिद 98, 
मस्जिद बेगमपुर 99, विजय मंडल अथवा बेदी मंडल 99 , काली सराय 
की मस्जिद 99, खिड़की मस्जिद , 99, संजार मस्जिद 100, कदम शरीफ 
( मकबरा फतहला ) 100, मकबरा फीरोजशाह 100, बूअली भटियारी का 
महल 101, खानदाने सादात 103, नीला बुर्ज या सैयदों का मकबरा 103, 
शहर मुबारकाबाद अथवा कोटला मुबारकपुर 10-1, मकबरा सुल्तान मोहम्मद 
शाह 104 लोदी खानदान 105, बहलोल लोदी का मकबरा 107, मस्जिद 
मोठ 107, लंगरखां का मकबरा 107, तिबुर्जा 108 , दरगाह युसुफ कत्ताल 
106, गोब शहाबद्दीन ताजखा और सुल्तान अबसईद के मकबरे 108, राजों की 
बाबली और मस्जिद 108, सिकन्दर लोदी का मकबरा , बावली और मस्जिद 
108, पंच बर्जा 109 , बस्ती बावरी या बस्ती की बावली 109 , इमाम जामिन 
उर्फ इमाम मुहम्मद अली का मकबरा 110, मस्जिद बैरपुर 110, पठानकाल की 
यादगारें 111 - 118 


3 -- मुस्लिम काल की दिल्ली : मुगल काल 

119 - 223 
मुगलों का पहला बादशाह बाबर 119, हुमायूं 119, दीनपनाह ( पुराना 
किला ) 119, जमाली कमाली की मस्जिद और मकबरा 122, शेरगड अथबा 
मोरगाह को दिल्ली 123, मस्जिद किला कोहनाह 123, गोरमंडल 124, 
शेरवाही दिल्ली का दरवाजा 125, सलीमगढ़ या नरगढ़ 125, ईसाखां की मस्जिद 
आर मकबरा 126, जलालुद्दीन माहम्मद अकबर 127. अरब की सराव 128 
खैरउलमान जिल 128, ऊधमखां का मकबरा या भूल - मलयां और मस्जिद 
129, हमायं का मकबरा 130, हजाम का मकबरा 133, नीली छतरी मनावरा 
नौबतखा 133, आजमखां का मकबरा 133, अफसर बां सराय का मकबरा 
134, दरगाह ख्वाजा बानी बिल्लाह 134, जहांगीर 135, फरीदयां की कारवा 
सराय 135, बारह पुला 136, फरीद बुखारी का मकबरा 136, मकबरा फाहिमखां 
या नीला बुर्ज 137, मकबरा अजीज कुकलताश या चौसठ चम्भा 137, मकबरा 
खानचाना 1 38, शाहजहां 140, शाहजहांबाद और लाल किला -किला मोअल्ला 
पुर 142, दिल्ली दरवाजा 144, छत्ता लाहोरी दरवाजा 145, नक्कारखाना 145 , 
हतिबापोल दरवाजा 146, दीबाने आम 146, सिंहासन का स्थान 147, दीवाने 
खास 149, तख्त ताऊस 150, हमाम 151, हीरा महल 152, मोतीमहल 152, 


मोती मस्जिद 152, बाग ह्यातबक्षण 153, महताब बाग 153, जफर महल या 
जल महल 153, बावली 154, मस्जिद 154, तस्बीह खाना शयनगृह, बड़ी बैठक 
154, बुर्ज तिला या मुसम्मन बुर्ज या खास महल 155 ,खिजरी दरवाजा 155 , 
सलीम गढ़ दरवाजा 155 , रंग महल या इमतियाज महल 155, संगमरमर 
का हौज 156, दरिया महल 156 , छोटी बैठक 156, मुमताज महल 156, 
असद बुर्ज 157, बदर रौ दरवाजा 157 , शाह बुर्ज 157, नहर बहिश्त 158, 
सावन- भादों 158, लाल किला ( औरंगजेब के जमाने में ) 158, मुसलमानों 
की बारहवीं दिल्ली ( मौजूदा दिल्ली शाहजहांबाद ) 161, जामा मस्जिद 166, 
जहांआरा बेगम का बाग या मलका बाग 171, जहांआरा बेगम की सराय 172, 
फतहपुरी मस्जिद 172, मस्जिद सरहदी 174, मस्जिद अकबराबादी 175 , 
राशनजारा बाग 175, शालामार बाग 176, औरंगजेब का शासनकाल 
177, सूफी सरमद का मजार और हरे भरे की दरगाह 177, जर्दू मन्दिर या 
जानियों का लाल मन्दिर 178, गुरुद्वारा सीसगंज 179, गुरुद्वारा रिकाबगंज 180, 
गुरुद्वारा बंगला साहब 181, गुरुद्वारा बाला साहब 182, गुरुद्वारा दमदमा साहब 
183, गुरुद्वारा मोती साहब 183, माता सुन्दरी गुरुद्वारा 184, गुरुद्वारा मजनूं 
का टीला 164 , मजन का टीला 185, गगवारा नानक प्याऊ 186, मकबरा 
जहांआरा 186, जीनत-उल -मस्जिद 187, झरना 188, मकबरा जेबुलनिसा 
बेगम 190, शाहआलम बहादुरशाह 190, महरौली की मोती मस्जिद 191, 
मकाबरा तथा मदरसा गाजीउद्दीन खां 191, शाहजालम बहादुरशाह की कज 
193, मौइस उद्दीन मोहम्मद जहांगीरशाह 193, रोशनउद्दौला की पहली 
सुनहरी मस्जिद 195, जन्तर - मन्तर 196, हनुमान जी का मन्दिर 197, काली 
का मन्दिर 197, फखरुल मस्जिद 197, मस्जिद पानीपतियां 198, महल 
दार खां का बाग 198, शेख कलीम उल्लाह शाह का मजार 199, रोशन उद्दौला 
की दूसरी सुनहरी मस्जिद 199, कुदसिया बाग 1 99, नाजिर का बाग 200, 
चरनदास की बागीची 200; भूतेश्वर महादेव का मन्दिर 201 , चौमुखी महादेव 
201 , मोहम्मदशाह का मकबरा 201, सुनहरी मस्जिद 202, सफदरजंग का 
मनाबरा 202, आपा गंगाधर का शिवालय 204, लाल बंगला 205 , नजफखां 
का मकबरा 205, शाह आलम सानी की काम 206, अकबरशाह सानी 207, सट 
जम्स का गिरजा 208, मोहम्मद बहादशाह सानी 209 , माधोदास की बागीची 
210, झंडेवाली देवी का मन्दिर 210 , चन्द्रगप्त का मन्दिर 211, घटेश्वर महादेव 
211, राजा उगारसेन की बावली 211, विष्णु पद 211, दिगम्बर जैन मन्दिर 
दिल्ली गेट 211, श्वेताम्बर जैन मन्दिर नौघरा 211, महावीर दिगम्बर जैन 
मन्दिर 212, जैन पंचायती मन्दिर 212, जैन नया मन्दिर धर्मपुरा 212, जैन 
बड़ा मन्दिर कुचा सेठ 212, जैन पाच मन्दिर 212, अग्रवाल दिगम्बर जैन 


मन्दिर 213, जैन निशी मन्दिर 213, दादा बाड़ी 213, दिल्ली की बर्बादी : 
1857 ई० का गदर 214, मुगल काल की यादगारें 220 - 2231 


4 - बिटिश काल को दिल्ली 

224 - 241 
दिल्ली नगर निगम 227. टाउन हाल 227, मोर सराय 227, घंटाघर 
227, सेंट मेरी का कबोलिक गिरजाघर 228, रेलवे 228, कोतवाली के सामने 
का फञ्चारा 228, दिल्ली टेलीफोन 229, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 229, डफरिन 
अस्पताल 229, सेंट स्टीफेंस अस्पताल 229, हरिहर उदासीन बाश्रम बड़ा 
अचाड़ा 229, कपड़े को मिल 229, दिल्ली वाटर वक्स 230, जोच्चले की नहर 
230, दिल्ली में हाउस टैक्स 230, मलका का बुत 230, बिजली की रोशनी 
230, विक्टोरिया जनाना अस्पताल 230, निकलसन बाग 230, सिया पाक 
231, दिल्ली के दरबार 231, एडवर्ड पाक 233, लेडी हाडिग कालिज तथा 
अस्पत्ताल 233, हाडिग पुस्तकालय 233, टेलर का बुत 233, यूरोप का महान युद्ध 
234. दिल्ली विश्वविद्यालय 235, वायसराय भवन अथवा राष्ट्रपति भवन 236, 
लोक सभा भवन 237, इरबिन अस्पताल 237, लक्ष्मीनारायण का मन्दिर 238 , 
बुद्ध मन्दिर 239 , काली मन्दिर 239, लार्ड माउंटबेटन 240, टी० बी० 
अस्पताल 240, जामिया मिलिया 240, नई दिल्ली म्पनिसिपल कमेटी 241 , 
पूसा इंस्टीट्यूट 241, सेंट्रल एशियाटिक म्यूजियम 241, इमामबाड़ा 241, 
रेडियो स्टेशन 241 


5 -स्वतन्त्र भारत की बिल्ली : ( अठारहवौं दिल्ली ) 342 - 260 

राजघाट समाधि 243, गांधी स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय 244, 
हरिजन निवास 244, गांधी ग्राउंड 244, गांधी जी की मूर्ति 245, बापु समाज 
सेवा केन्द्र 245, तिब्बिया कालेज 245 , दिल्ली में गांधी जी जहां ठहरे 246 , 
वाल्मीकि मन्दिर 251 , बिरला भवन 252 , नई दिल्ली म्पनिसिपल कमेटी 
254, चाणक्यपुरी 255, सैक्रेटेरिएट के नए भवन 255, योजना भवन 256, 
विज्ञान भवन 256, सम् हाउस 256,दिल्ली की दीवानी अदालत 256, सरकिट 
कोर्ट 256, सुप्रीम कोर्ट 256, वाल भवन 257, बच्चों का पार्क 257. अशोक 
होटल तथा जनपथ होटल 257 , चिड़िया घर 257 , अजायब पर 257, 
आजाद कालेज 257, इंजीनियरिंग कालेज 258, बुद्ध जयन्ती पाक 258 , 
तिहाड़ जेल 258, दुग्ध कालोनी 258, ओबला इंडस्ट्रियल एस्टेट 258, 
प्रदर्शनी स्थान 258, नेताओं के बुन 258, इण्डिया इण्टरनेशनल केन्द्र 
259, लद्दाख बुद्ध बिहार 259, शान्ति बन 260 । 


6 - अठारह दिल्लियों को प्रदक्षिणा 

261 - 318 
लाल किले का झंडा चौक 261, मंगजीन 263, तारघर 264, पुस्तकालय 
दारा शिकोह 264, कश्मीरी दरबाजा 265, किले से चांदनी चौक होते हुए 
फतहपुरी तक : चांदनी चौक 266, शामरू की बेगम 267, कोतवाली चबूतरा 
- 268, फव्वारा लाई नार्थवक 268, नई सड़क ( एजर्टन रोड ) 269, फैज नहर 
269, गिरजा कम्ब्रिज मिशन 271, कम्ब्रिज मिशन 271, डफरिन ब्रिज से मोरी 
दरवाजा , फटा दरवाजा 271, बाजार खारी बावली 272,किले से दिल्ली दर 
बाजा 272, खास बाजार 273, बानम का बाजार 273, सादुल्लाह खां का चौक 
273, हौव लालडिगी 273, एडवर्ड पार्क 273, परदा बाग 273, दरियागंज 
274, फैच बाजार 275, दिल्ली दरवाजा 275 , विक्टोरिया जनाना अस्पताल 
275, चितली कब से तुर्कमान दरवाजे के आगे बुलबुलीखाने तक 275, तुर्कमान 
दरबाजा 276, बंगश का कमरा 276, तिराहा बैरम खां 277, जामा मस्जिद 
की पुश्त की तरफ से गस करके एस्प्लेनेड रोड तक 277, पाएवालों का बाजार 
278, जामा मस्जिद को पुश्त से चाबड़ी बाजार होते हुए हौज काजी तक 278, 
शाहजी का मकान 279 , शाह बला का बड़ 279, अजमेरी दरवाजा 280, दरगाह 
हजरत मोहम्मद बाकी बिल्लाह 280, पुरानी ईदगाह 280, नई ईदगाह 280, 
शाहजी का तालाब 281 , काजी का हौज 281 , कुदसिया बाग 282, लडलो 
कसल 282, मटकाफ हाउस 282 , रिण अर्थात् पहाड़ी 283, पलंग स्टाफ 
233, दिल्ली सकेटेरिएट 283, कारोनेशन दरबार पार्क 28-1, 1911 के जार्ज 
पंचम दरवार को यादगार 284, तीस हजारी का मैदान 285 , सेंट स्टीफेरा 
जनाना अस्पताल 285, यादगार गदर -फतहगढ़285 , भरा जी का मन्दिर 
286, अशोक का दूसरा स्तम्भ 286, हिन्दु राव का मकान 286, अठारह दिल्लियों 
की सैर 294 - 318 


चिज्ञावली 


कुल पृष्ठ संख्या 128 व 129 के मध्य 


सूरजकुद्ध, लौह स्तम्भ तथा कुवते इस्लाम मस्जिद, मस्जिद कुवते इस्लाम 
महरौली, किला इन्द्र प्रस्थ या पुराना किला । 


पठान युग 

कुतुब मीनार , महरौली, सुल्ताना गारी की कन का अन्तरंग दृश्य और 
मकबरा रुकमुद्दीन फीरोजशाह, दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, मकबरा अल्तमश , 


हौज खास इलाके का दृश्य , अलाई दरवाजा महरौली, अन्लाई मीनार, तुगलकाबाद 
गढ़, गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, दरगाह शरीफ हजारत निजामुद्दीन, मकबरा 
अमीर खुसरो, मस्जिद निजामुद्दीन, मस्जिद कोटला फीरोजशाह, विजय मंडल , 
अशोक स्तम्भ , फीरोजशाह कोटला, रिज पर अशोक स्तम्भ , दरगाह हजरत 
रोशन चिराग , मकबरा शाह आलम फकीर, कदम शरीफ , कलां मस्जिद , मस्जिद 
बेगमपुर, मकबरा फीरोजशाह, मकबरा मुहम्मद शाह सैयद , वजीर मिया मोइयन 
द्वारा निर्मित मस्जिद , मकबरा इमाम जामनि , सिकन्दरशाह लोदी की कन्ज , मकबरा 
कमाली जमाली, मकबरा कमाली जमाली की भीतरी छत । 


मुगल युग 

मस्जिद किला कोहना , मस्जिद ईसाबान , मकबरा ईसाचान , आदमबान 
की कब, हमायं की कन , मकबरा अजीज कल ताश या चौसठ खम्भा , अब्दुल 
रहीम खानखाना का मकबरा, लाल किल्ला, नक्कारखाना या नौबत्त खाना , लाल 
किला का दीवान- ए- आम, बुर्ज किला या मुसम्मन बुज या खास महल लाल किला, 
दीवान- ए- जास और मोती मस्जिद , लाल किला दिल्ली का हमाम , लाल किले 
का शाह बुर्ज , जामा मस्जिद , कश्मीरी दरवाजा, फतेहपुरी मस्जिद का भीतरी 
हिस्सा , बारहदरी रोशनआरा बाग, शालिमार बाग , शीशमहल के भीतर का 
शिल्प कार्य , गुरुद्वारा शीशगंज , गुरुद्वारा रकाबगंज , जीनतुलनिसा मस्जिद, मोती 
मस्जिद और शाह आलम सानी अकबर शाह और बहादुर शाह जफर की कन , 
सुनहरी मस्जिद चांदनी चौक , जन्तर मन्तर, सुनहरी मस्जिद दरियागंज , 
मकबरा सफदरजंग । 


चिटिश युग 

सेंट जेम्स गिरजा, दिल्ली का टाउन हाल, चांदनी चौक का घंटाघर , मकबरा 
मिर्जा गालिब , ओखला नहर, 1911 का शाही दरबार, केन्द्रीय सचिवालय , 
राष्ट्रपति भवन , राष्ट्रपति भवन का मुगल उद्यान, संसद भवन , नगर निगम 
कार्यालय नई दिल्ली इण्डिया गेट, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, पोलिटेकनिक कश्मीरी 
दरवाजा, हरिजन निवास, हरिजन निवास का प्रार्थना मन्दिर । 


स्वराज्य युग 

बाल्मीकि मन्दिर, गांधीजी की बलिदान स्थली , राजघाट के दो चिव , गांधी 
स्मारक संग्रहालय , नई कचहरी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय , अशोक होटल , 
राष्ट्रीय संग्रहालय , विज्ञान भवन , रामकृष्ण मिशन , बुद्ध जयन्ती पाक , 


राजपूताना राइफल मन्दिर छावनी, लद्दाख बुद्ध विहार मन्दिर, स्वास्थ्य सदन 
का एक दृश्य , जानकी देवी कालेज, स भवन , तीन मूर्ति भवन, आकाशवानी 
भवन , सफदरजंग हवाई अड्डा, ललित कला अकादमी , नई दिल्ली का रेलवे 
स्टेशन , नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी, मोलाना आजाद मेडिकल कालेज, 
मौलाना आजाद को समाधि , आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ़ मेडिकल 
साइंस , इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, शान्ति बन । 


प्राक्कथन 


दिल्ली शब्द में न मालूम क्या आकर्षण भरा हुआ है कि जैसे ही यह सुनाई 
पड़ता है, कान एकदम खड़े हो जाते है और दिल उसकी बात सुनने को लालायित हो 
उठता है । शायद दिल्ली का असल नाम दिल्ली न होकर दिलही रहा हो और 
वास्तविकता भी यही है कि दिल्ली भारत का दिल कहलाने का गौरव रखती है । 
यों तो हिन्दुस्तान में अनेक ऐतिहासिक स्थान , तीर्थं एवं वाणिज्य केन्द्र है जो अपनी 
अपनी जगह अपना गौरब रखते है , मगर दिल्ली की बात जुदा ही है । सबसे पहले 
इसे किसने और कहां आबाद किया, यह सदा ही इतिहासकारों की खोज का विषय 
रहेगा , मगर जो कुछ भी इतिहास के पन्नों से और रिवायात से पता चलता है, चंद 
नगरों को छोड़कर, जिनका जिक्र रामायण और महाभारत में प्राता है, दिल्ली से 
पुराना और कोई नगर नहीं है । यदि दिल्ली का प्रारम्भ महाभारत काल से माने 
जब पांडवों ने खांडव बन दहन करके इंद्रप्रस्थ के नाम से इसे बसाया , तब भी इस 
बात को पांच हजार वर्ष व्यतीत हो गए । पांडवों ने भी न मालूम किस सायत में 
इसकी नीव रखी थी कि यहां की जमीन ने किसी को चैन से बैठने नहीं दिया । जो भी 
यहां का शासक बना, सुख की नींद सो न सका । यहाँ का तख्त सदा डगमगाता ही रहा । 
पुराने जमाने की बात को यदि जाने भी दमगर अंग्रेजो जैसी माक्तिशाली सल्तनत 
भी , जिसमें सूरज कभी अस्त नहीं होता था, पूरे पैतीस वर्ष भी यहां टिक न सकी । 
इस धरती की सिफत ही यह है कि 

"जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे 

खाक उनकी कन पर है और निशा कुछ भी नहीं । " 
बनना और बिगड़ जाना ही यहां का सेवा रहा है । क्या -क्या भयंकर जुल्म 
और गारतगरी के नजारे न देखे इस खत्ते जमीन ने जिनकी दास्तान सुनाने के लिए 
यहां के 11 मील लम्बे और 5 मील चौडे क्षेत्र में फैले हुए खंडहर आज भी 
बेताब दिखाई देते हैं । न मालूम कितने लाख बेकस और बेजुबान लोगों के खून 
से यहां की जमीन तरहुई है और उनके सर धड़ से जुदा किए गए हैं । 

इस दिल्ली की गुजरी दास्तान को जानने के लिए किसका दिल लालायित्त न 
होगा जिसमें एक बार नहीं सतरह बार उलट-फेर हुए और मब गणतंत्र राज्य की 
यह अठारहवी दिल्ली है । तीन बार दिल्ली हिन्दू -काल में पलटी, बारह बार 
मुस्लिम काल में पौर दो बार सिटिश काल में । दिल्ली की इस उलट -फेर पर 
अंग्रेजी भाषा में बहुत- सी पुस्तक लिखी गई है । उर्दू में भी कई पुस्तके मौजूद हैं । 
मगर हिन्दी में अभी तक कोई ऐसी पुस्तक देखने में नहीं आई जिससे वहां की यादगारों 


दिल्ली की खोज 


का पता लग सके । इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली की खोज नाम की 
यह पुस्तक दिल्ली में रहने वालों और आने वालों के हाथों में पेश की जा रही है 
ताकि इसके पन्नों पर एक निगाह डालकर यहां की गुजरी दास्तान की कुछ वाक 
फियत हासिल की जा सके । 
- इस पुस्तक को पांच भागों में बांटा गया है : 1 . हिन्दु काल , 2 . पठान काल , 
. मुगल काल, 4. ब्रिटिश काल , 5. स्वराज्य काल । 

कार स्टीफन के कथनानुसार अब से करीब पैतीस सौ वर्ष पूर्व महाराज 
युधिष्ठिर ने यमुना के पश्चिमी किनारे पर पांडव राज्य की नींव डाली थी और इंद्रप्रस्थ 
इसका नाम रखा था । महाराज युधिष्ठिर के तीस वंशजों ने इंद्रप्रस्थ पर राज्य किया । 
तत्पश्चात राजद्रोही मंत्री विसबा ने राज्य पर कब्जा कर लिया । उसके वंशज पांच सौ 
वर्ष राज्य करते रहे । उसके बाद गौतम बंश ने राज्य किया जिनमें से सरूपदत्त 
ने , जो शायद कन्नौज राज्य का लेपिटनेंट था , एक शहर बसाया जिसे उसने अपने 
राजा डेल के नाम पर दिल्ली नाम दिया । गौतम बंश के पश्चात धर्मघज या धरिधर 
के बंशजों ने राज्य किया जिसके अंतिम राजा को राजा कोल ही ने परास्त किया और 
वह उज्जन के राजा से परास्त हमा । उज्जैन के राजा से राज्य जोगियों के हाथ 
में चला गया जिसका राजा समुद्रपाल था । जोगियों के बाद प्रवध के राजा भैराइच 
पाए और उनके पश्चात फकीर वंश बाले । फकीर वंश से राज्य बेलावल सेन को 
मिला जिसे सिवालक के राजा देबसिह कोल ही ने परास्त किया । देबसिह को मनंग 
पाल प्रथम ने परास्त करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तोमर वंश की बनि 
याद डाली । अनंगपाल प्रथम ने 731 ई० में दिल्ली को फिर से बसाया । उसके वंशज 
अनंगपाल द्वितीय ने 1052 ई० में दिल्ली को फिर से आबाद किया । करीब 
792 वर्ष तक दिल्ली उत्तरी भारत की राजधानी नहीं रही । यह काल उज्जैन 
के राजा विक्रमादित्य से लेकर, जिसने कहा जाता है कि दिल्ली पर कब्जा किया था , 
अनंगपाल द्वितीय के काल तक आता है । 

चौहानों ने तोमर बंश के अंतिम राजा को 1151 ई० में परास्त किया और जब 
चौहानों का अंतिम राजा पृथ्वीराज, जिसे रायपिथौरा भी कहते हैं , उत्तर 
भारत का सर्वशक्तिशाली राजा बना तो उसने महरौली में रायपिथौरा का किला 
बनाया । प्राचिर 1191 ई० में दिल्ली को मुसलमानों ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 
फतह कर लिया और हिन्दुओं का राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया । 

कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खानदाने गुलामा के आठ बादशाह किला रायपिथौरा 
में हकमत करते रहे । लेकिन बलबन के पोते कंकबाद ने, जो दसवां बादशाह था , 
किलोखड़ी को राजधानी बनाया जिसका नाम नया शहर पड़ा । जलालउद्दीन खिलजी 
के भतीजे मलाउद्दीन खिलजी ने, जो अपने चचा की जगह दिल्ली के तख्त पर बैठा, 


कुछ असे किला रायपियौरा में राज्य करके सौरी में एक किला बनाया और सीरी 
राजधानी बन गई । गयासुद्दीन तुगलक राजधानी को सौरी से हटा कर तुगलकाबाद 
ले गया । उसके लड़के ने मादिलाबाद मावाद किया और किला रायपिथौरा तथा 
सीरी को एक करके शहर का नाम जहांपनाह रखा । उसके बाद फीरोजशाह तुगलक 
ने फीरोजाबाद आबाद किया और उसे राजधानी बनाया । उसके बाद खानदाने 
संयद माया । इसके पहले बादशाह ने खिजराबाद आबाद किया और उसके 
लड़के ने मुबारकाबाद । इसके बाद लोदी खानदान आया । बहलोल 
लोदी ने सीरी में हकमत की मगर उसका लड़का सिकन्दर लोदी राजधानी को 
दिल्ली से मागरे ले गया । बाबर ने इसे परास्त किया और हुमायूं ने पुराने किले 
को दीनपनाह नाम देकर अपनी राजधानी बनाया । हुमायूं को शेरशाह सूरी 
ने परास्त किया और 14 वर्ष तक उसे हिन्दुस्तान में आने नहीं दिया । शेरशाह 
ने रगड़ बनाया और दिल्ली का नाम शेरशाही रखा । 15-16 ई० में उसके 
लड़के सलीम शाह ने यमुना के टापू पर सलीमगढ़ का किला बनाया और इसी नाम 
से राजधानी बनाई । 

1555 ई० में हमायू ने पठानों को पराजित किया मगर बः मास बाद 
दीनपनाह में उसकी मृत्यु हो गई । हमायं के बाद अकबर प्रयम माया । उसने मागरे 
को राजधानी बनाया । उसके लड़के जहांगीर ने भी आगरे को राजधानी रखा । 
उसकी मृत्यु के बाद माहजहां तक्त पर बैठा । उसने दिल्ली को राजधानी बनाया 
जो अंग्रेजों के आने तक मुगलों की राजधानी रही । 11 सितम्बर, 1803 को अंग्रेजों 
ने दिल्ली फतह कर ली । अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता को राजधानी बनाया मगर 
1911 ई० से दिल्ली फिर से राजधानी बनी जहां अंग्रेज 15 अगस्त , 1947 तक 
राज्य करते रहे । 15 अगस्त से दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी बन गई । 

अभी हाल में कांगड़ी भाषा में लिखित एक राजाबली नामक हस्तलिखित 
पुस्तक मिली है जिसमें महाभारत काल के पश्चात बिल्ली पर जितने राज्य-वंशों 
ने राज्य किया , उनका वर्णन दिया है । उसके अनुसार महाराज युधिष्ठिर के पश्चात 
उनके तीस वंशजों ने 1, 745 वर्ष 2 मास और 2 दिन राज्य किया । इसके पश्चात 
मंत्री विसवा के चौदह बंदाजों ने पांच सौ वर्ष पांच मास चः दिन राज्य किया । 
इसके पश्चात बीरबाह के 16 बंशजों ने 420 वर्ष 10 मास 14 दिन राज्य किया । 
इसके पश्चात इंडाहराय के नौ वंशजों ने 360 वर्ष 11 मास 13 दिन राज्य किया । 
इसके पश्चात समुद्रपाल राजा हया । इसके 16 वंशजों ने 405 वर्ष 5 मास 
19दिन राज्य किया । इसके पश्चात तलोकचंद राजा बना । इसके दस वंशजों ने 
119 वर्ष 10 मास 29 दिन राज्य किया । फिर हरतप्रेम राजा बना जिसके 
चार वंशजों ने 49 वर्ष 11 मास 10 दिन राज्य किया । 


दिल्ली को खोज 


हरतप्रेम वंश के अन्त पर बहीसेन राजा बना जिसके 12 वंशजों ने 158 
वर्ष 9 मास ज दिन राज्य किया । इसके पश्चात दीसिह माया जिसके छः 
वंशजों ने 10 4 वर्षे 6 मास 24 दिन राज्य किया । 

दिल्ली पर अंतिम हिंदू राजपरिवार रायपिथौरा का था जिसे पृथ्वीराज 
कहते थे । वह अपने खानदान का अंतिम राजा था । पियौरा बंश के पांच राजामों 
ने 85 वर्ष मास 23 दिन राज्य किया । इसके पीछे दिल्ली में मुसलमानों 
का राज्य आ गया जिनके 51 राजाओं ने 778 वर्ष ? मास 11 दिन राज्य किया । 
11 सितम्बर , 1803 से 14 अगस्त , 1947 तक अंग्रेजों ने राज्य किया । 

इतिहास की दृष्टि से दिल्ली में अट्ठारह बार परिवर्तन हुए जो निम्न प्रकार 


हिन्बू काल को तीन बिल्ली 

( 1 ) पांडवों की दिल्ली - इंद्रप्रस्थ । 
( 2) राजा अनंगपाल की दिल्ली - अनंगपुर अथवा अड़गपुर । 

( 3 ) रायपियौरा की दिल्ली - महरौली । 
मुस्लिम काल की बारह दिल्ली 

( 1 ) किला रायपिथौरा( महरौली) - गुलाम बादशाहों की दिल्ली । 
( 2 ) फिलोखड़ी या नया बाहर - कैकवाद की दिल्ली । 
( 3 ) सीरी - अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली । 
( 4) तुगलकाबाद - गयासुद्दीन तुगलक की दिल्ली । 
( 5) जहाँपनाह - मोहम्मद आदिलशाह की दिल्ली । 

फीरोजाबाद - फीरोजशाह तुगलक को दिल्ली । 
( 7 ) खिजराबाद -खिजरखां की दिल्ली । 
( 8 ) मुबारकाबाद अथवा कोटला मुबारकपुर - मुबारकशाह की 

दिल्ली । 
( 9) दीनपनाह - मुगल बादशाह हुमायूं की दिल्ली । 
( 10) शेरगढ़ -दोरशाह सूरी की दिल्ली । 
( 11 ) सलीमगढ़ - सलीमशाह सूरी की दिल्ली । 
( 12 ) शाहजहांबाद अयवा दिल्ली - मुगल सम्राट बाहजहां की 

दिल्ली । 
ब्रिटिश काल की दो दिल्ली 
( 1 ) सिविल लाइन्स - कश्मीरी गेट से निकल कर जो इलाका 

आजादपुर तक चला गया है । 
( 2 ) नई दिल्ली । 


प्राक्कपन 


स्वराज्य काल को बिल्ली 

अंग्रेजों की बसाई नई दिल्ली । 
हिन्दु काल की दिल्ली की वाकफियत कम- से-कम है । जो कुछ भी वाकफियत 
इतिहास और रिवायात से प्राप्त है, उसके अनुसार सबसे पहली दिल्ली वह है जिसे 
पांडवों ने खांडब बन जला कर इंद्रप्रस्थ नाम से बसाई । 

एक जमाना ऐसा भी पाया कि हजार या पाठ सौ वर्ष तक दिल्ली का नाम 
इतिहास के पन्नों से ही उड़ गया । इंद्रप्रस्थ के बाद दिल्ली की बाबत जब सुनने में 
माया तो वह राजपूतों की दूसरी दिल्ली थी । दिल्ली का असल इतिहास शुरू होता है 
पृथ्वीराज चौहान के काल से जब हिन्दुओं की तीसरी और आखरी दिल्ली बनी । 
यह बात 1200 ई० के करीब की है । 

इसके बाद जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने परास्त कर दिया तो पठान 
काल शुरू हो जाता है । पठानों ने सवा तीन सौ वर्ष दिल्ली पर राज्य किया और पाठ 
बार दिल्ली बसाई । ये सदा एक दिल्ली को तोड़कर दूसरी बसाते रहे । इसलिए 
इन्होंने जो इमारतें बनाई, उनमें अधिक सामग्री एक दिल्ली की दूसरी में लगती रही । 

सोलहवीं सदी के शुरू में हिन्दुस्तान में मुगल पाए । हमायू ने लोदियों को 
शिकस्त देकर दिल्ली अपने कब्जे में कर ली और एक नई दिल्ली की बुनियाद डाली 
जो मुगलों की पहली दिल्ली थी , मगर पठानों के सूरी खानदान ने फिर जोर पकड़ा 
और कुछ मसे के लिए हुमायूं को हिन्दुस्तान से बाहर निकालकर पठानों की दो 
भोर दिल्लियों का इजाफा कर दिया । मगर ये बहुत पसे टिक न सके पोर हुमायूं 
ने इन्हें शिकस्त देकर फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया । 

हुमायूं के बाद अकबर और जहांगीर दो बड़े मुगल सम्राट हुए जिन्होंने मुगलिय 
सल्तनत को हिन्दुस्तान में फैलाया । ये आगरे में राज्य करते रहे , लेकिन जहांगीर के 
बाद जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली को फिर से राजधानी बना लिया 
और मौजूदा पुरानी दिल्ली को बसाया जो मुगलों की दूसरी दिल्ली थी । इसे सवा 
तीन सौ वर्ष हो गए । 

मुगलों की हकमत 1857 ई० के गदर तक चली । चली तो वह असल में मौरंग 
जेब के लड़के बहादुरशाह प्रथम के जमाने तक , क्योंकि उसके बाद तो मुगलों 
का जबाल ही शुरू हो गया और मोहम्मदशाह के जमाने में नादिरशाह के माक्रमण 
सेतो ऐसा कड़ा धक्का लगा कि फिर मुगल पनप न पाए । 1757 ई० और 1857 ई० 
के बीच मगलों की सल्तनत नाममात्र की ही रह गई थी । ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
अपना पूरा अधिकार कायम कर लिया था । मसल मशहूर थी - सल्तनत शाहमालमा 
मज दिल्ली ता पालम " अर्थात् पाठ दस मील के घेरे में शाहआलम की सल्तनत 


दिल्ली की खोज 


रह गाई थी । आखिर 1857 ई० के गदर में मुगल सल्तनत का खात्मा हुमा और 
ईस्ट इंडिया कम्पनी की जगह अंग्रेजों की हकमत कायम हो बाई । 

1803 ई से 1947 ई० तक करीब एक सौ चवालीस वर्ष अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान 
पर पूरे जोर-शोर के साथ हकूमत की , मगर 1911 ई० में दिल्ली को राजधानी बना 
कर वह भी सख की नींद सो न सके और दो दिल्लियों को बना कर वह भी हिद से 
सदा के लिए विदा हो गए । 
121947 ई० से स्वराज्य काल शुरू होता है । गणतंत्र राज्य की दिल्ली अंग्रेजों की 
बसाई नई दिल्ली में ही कायम हुई है, मगर यह कहलाएगी अठारहवी दिल्ली । 

___ 1911 ई० से, जब अंग्ग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया , अब तक 
इन बावन वर्षों में दिल्ली में क्या -क्या तबदीलियां हुईं, इस पर एक निगाह डाल 
लेना दिलचस्पी से कुछ खाली न होगा । 

दिल्ली का जिला सबसे पहले 181950 में बना था । इसमें उत्तर और दक्षिण 
के दो परगने थे । उस वक्त तहसील सोनीपत जिला पानीपत का भाग पी और 
बल्लभगढ़ का बेशतर हिस्सा एक खुद मुखतार रियासत थी । गदर के कोई दस वर्ष 
पूर्व यमना के पश्चिमी किनारे के करीब 160 गांवों को दिल्ली जिले में शामिल करके 
उसे पश्चिमी परगना बनाया गया था । लेकिन गदर के बाद उन्हें फिर से उत्तर 
प्रदेश में मिला दिया गया जिसका नाम उस वक्त उत्तर पश्चिम सुबा था । 
1861 ई० के बाद इसमें दो तहसीलें रहीं - बल्लभगढ़ और सोनीपत, लेकिन 
1912 ई० में जब दिल्ली का अलहदा सूबा बनाया गया तो सोनीपत को रोहतक जिले. 
में मिला दिया गया और बल्लभगढ़ तहसील का बड़ा भाग गुड़गांव जिले में मिला 
दिया गया । 1915 ई० में गाजियाबाद तहसील के 65 गांव दिल्ली में शामिल 
किए गए । 

इस जिले की सबसे मुख्य बस्तु यहां की पहाड़ी है जो अरावली पर्वत का अंतिम 
सिलसिला है । यह सिलसिला वजीराबाद में जाकर समाप्त होता है जो यमुना नदी के 
किनारे है । यह दरिया के साथ -साथ शाहजहाबाद को घेरता हुआ चला गया है और 
नई दिल्ली के पविचमी छोर तक पहुंच गया है जिसके एक ओर सरकारी दफ्तर 
और राष्ट्रपति भवन बने हुए हैं । यहां से यह सिलसिला महरोली तक चला गया 
है जहां जाकर उसकी अनेक शाखाएं हो गई है जिनमें से कुछ गुणगांव को 
चली गई हैं और कुछ दरिया के पश्चिम तक पहुंच जाती है । उनमें से एक पर 
तुगलकाबाद का किला बना हुआ है । इस प्रकार दरिया और पहाड़ी के बीच एक 
त्रिकोण बना हुआ है जिसका एक कोण बजीराबाद, दूसरा तुगलकाबाद और तीसरा 
महरौली है । इसी त्रिकोण के बीच के क्षेत्र में विभिन्न दिल्लियों के बेशुमार भगना 
वशेष दिखाई देते हैं जिन्हें खंडहरात कहा जाता है । महरौली और तुगलकाबाद के 


प्राक्कथन 


इलाके को कोही , यमुना के साथ बाले इलाके को खादर , नहरी इलाके को बांगर 

और नजफगढ़ झील के इलाके को डाबर कहकर पुकारते हैं । नजफगढ़ झील का 
पानी एक नाले के द्वारा यमुना नदी में जाकर मिल जाता है । 

दिल्ली भारत के सबसे छोटे सूबों में से है जिसकी अधिक -से - अधिक लम्बाई 
33 मील और अधिक - से- अधिक चौड़ाई 30 मील है । इसका कुल क्षेत्रफल केवल 
573 बर्गमील है । 
___ गदर के बाद से 1912 ई . तक, जब दिल्ली का एक अलग सूबा बना , और 
उसके भी बहत असे वाद तक इसका न तो कोई खास राजनीतिक , आर्थिक और सामा 
जिक विकास हो पाया और न ही यहां की आबादी बहुत बढ़ पाई । 

_ सियासी लिहाज से पहली बार 1905- 6 ई० में बंग -विच्छेद के कारण यहां देश 
भक्ति की एक लहर उठी और स्वदेशी की तहरीक ने कुछ जोर पकड़ा, मगर बसे गदर 
के बाद यहां के लोग कुछ ऐसे सहम गए थे कि अधिकतर अंग्रेजों की खुशनूदी हासिल 
करने में ही लगे रहते थे । यही कारण है कि दिल्ली कोई मा के नेता पैदा न कर 
सकी, खासकर हिन्दनों में । ले देकर दिल्ली ने दो ही नेता पैदा किए - एक हकीम 
अजमल खां साहब और दूसरे पासफ अली साहब । वरना और तो जितने थे , बाहर 
बाले थे । बादर के बाद शुरू - शुरू में तो अंग्रेज़ हिन्दुओं को बढ़ावा देते रहे और 
मसलमानों को उन्होंने दबाकर रखना चाहा । मगर वह सदा बरतते थे फूट डालकर 
राज्य करने की नीति , इसलिए जब हिन्दुनों में कुछ जागत्ति आती दिखाई दी तो 
उन्होंने मुसलमानों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया । इस फूट का जाहिर रूप दिखाई 
देता या कोमी दंगों की शक्ल में जो दिल्ली में रामलीला और ईद के मौकों पर 
अक्सर होते थे । 

मगर यह बात नहीं है कि दिल्ली में आजादी का जज़बा बिल्कुल रहा ही न हो । 
उसका पहला प्रदर्शन हुआ 1912 ई० में जब लार्ड हाडिग पर बम फेंका गया । 
मगर यह काम था कांतिकारियों का । इसलिए आम जनता इससे उभर न सकी । 
दिल्ली में सियासी तहरीक का असल मागाज हुआ1914ई० में युद्ध प्रारम्भ होने के बाद । 
होम रूल आन्दोलन से और फिर 1919 ई० के गांधीजी के रौलेट कानून के विरुद्ध 
अान्दोलन से उस वक्त से जो लहर चलनी शुरू हई , वह 1947 ई० में स्वराज्य लेकर 
ही बंद हुई । दिल्ली फिर सियासी मैदान में किसी अन्य प्रान्त से पीछे न रही । 

रही बात आर्थिक विकास की । सदियों से विभिन्न हकमतों की राजधानी 
रहने के कारण यहां दस्तकार और नौकरी पेशा लोग ही अधिक रहते आए है । 
इसलिए दिल्ली तिजारत का कोई बड़ा केन्द्र नहीं रही । बेशक यह बसें से कपड़े की एक 
बड़ी मंडी रही है और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की कपड़े की जरूरत को पूरा करती 
रही है । यहां कपड़े के दो - तीन कारखाने भी लगे , मगर शुरू में यहां कोई बड़े कल 


बिल्ली की खोज 


कारखाने न घे । मुक्कामी जरूरियात को पूरा करने के लिए यहां अनाज और किराने का 
काम भी अच्छे पैमाने पर होता था । मगर यहां के मुसलमान अधिकतर कारीगर पेशा 

मोर हिन्दू अधिकतर तिजारत पेशा या नोकरी पेशा । शुरू में सरकारी मुलाजमत 
में मुसलमानों को कम लिया जाता था । उन पर विश्वास कम था इसलिए हिन्दू अधिक 
रखे जाते थे । तिजारत तो हिन्दुओं के हाथ में थी ही । यह मुसलमानों के हाथों में तब 
बड़ी जब पंजाबी मुसलमान दिल्ली में आए और सदर बाजार को उन्होंने अपनी मंडी 
बनाया । बरना दिल्ली का मुसलमान तो अधिकतर कारीगर-दस्तकार ही रहता 
पाया है । यहां की बाणबाज दस्तकारियां बहुत मशहूर थीं , मसलन गोटे-किनारी 
का काम , जरदोजी का काम , कसीदानशी और छपाई का काम । हाथसिले 
कुरतों और अंगरखों तथा टोपियों पर बड़ी बारीक कढ़ाई का काम यहां माम 
या । फिर ठप्पागोरी , कंदलाकशी, सोने - चांदी के जेवर और बरतन व वक 
बनाने का काम, सादेकारी , मीनाकारी , मुलम्मेसाजी , पटवागीरी, यह दसियों 
किस्म की दस्तकारियां यहां थीं । जेवरात ने इतनी तरक्की की थी कि शरीर के 
हर भाग के लिए कई-कई किस्म के अलग -अलग जेवर होते थे, मसलन अंगुलियों 
में मंगूठी , छल्ले, पार्सी, पंचांगला ; कलाई पर चूड़ी, कड़े, पछेली, दस्तबंद 
नौगरी, पहुंची, कंगन , कंगना, छन ; बाजुओं पर भुजबंद , जीशन ; गले में गोप 
हंसली, जंजीर, कंठी, दुलडा, तिलड़ा , पंचलड़ा, सतलड़ा, नौलड़ा, हारजौ , हार 
पटड़ी, हारलोंग, हार नौलखा, गुलुबंद, तोड़ा , हैकल , बद्दी, टिकड़ा, माला, सीतारामी 
चद्रकला, चौरीतासु , टीप : कानों में बाली, पत्ते , करनाल, झमके , कांटे , मगर 
चौगानी , लोंग, बाले : सिर पर शीशफूल , बिन्दी बेना, झूमर , चोटी, बोलड़ा ; कमर 
में तगड़ी । पैरों में पायजेब, झाशन, रमझोले, चूड़ी, कड़े, तोड़े, लच्छे, सूत, पायल 
टांक ; पैर की उंगलियों में बिछवे , चुटकी, छल्ले : नाक में भोगली, लोंग , नथ और 
न जाने क्या - क्या सैकड़ों ही किस्म थी गहनों की जो हजारों लोगों की रोजी का जरिया 
था । मर्द भी गहने पहना करते थे और देवता भी । कई मर्द बाले , जंजीर, गोप , 
कंठा, जौशन , आदि अक्सर पहनते थे । तांबे, कांसा और पीतल के बरतन भी 
यहां बनते थे । काठ और हाथीदांत का काम यहाँ का मशहर या । फिर नक्काशी 
का काम , चित्रकारी का काम भी होता था । इत्र और तेल फुलेल , सुरमा भी यहां 
की खास चीजें थीं । सलीमशाही जूता तो यहां की खास दस्तकारी थी ही । मगर 
उन दिनों आपा -धापी न थी । लोग थोड़े पर ही कनाभत करते थे । यहां का रिवाज 
था - दिये जले और मर्द मानस पर भलें । दिये जले से बाजार बंद हो जाता था और 
लोग घर चले जाते थे । व्यापारी थोड़े नफे से ही संतुष्ट रहते थे । उसी कमाई में तीज 
त्योहार, लेन - देन , व्याह- शादी, घर बनाना, दान - पुण्य सब हो जाता था । नौकरियां 
उन दिनों अधिकतर कमेटी और कचहरी की , रेल और तारषर की या दफ्तरों की 
हुमा करती थीं । राजधानी बनी तो सरकारी दफ्तरों में शुरू में अधिकतर बंगाली 


प्राक्कथन 


बेजो कलकत्ता से पाए थे । उनके लिए तिमारपुर में कोलोनी बनी थी । मगर बह 
अधिक समय तक यहां न रह सके । यहां जो कुछ आर्थिक उन्नति हुई है, वह 1914ई० 
के युद्ध के बाद से या फिर देश-विभाजन के बाद से । 

_ _ सांस्कृतिक लिहाज से दिल्ली सदा ही एक तहजीब और तमद्द न का मरकज 
रही है जिस पर इसको नाच था । यही बात यहां की जुबान के लिए भी है । भाषा 
यहां की उर्दू थी जो दिल्ली की पैदायश मानी जाती है और जिसका अर्थ है लशकरी । 
फौजों में हर प्रान्त और सूबे के सिपाही भरती होते थे और अरब भी उसमें थे । यहां की 
प्राचीन भाषा बज भाषा ( खड़ी बोली ) बी । फारसी और जज भाषा के संयोग से उर्द 
बन गई जिसमें दीगर जवानों के अलफाज भी शामिल हो गए । यह मुस्लिम भाषा 
कैसे कही जाती है, समझ में नहीं आता । बेशक मुस्लिम काल की ईजाद यह जरूर 
है । जुबान यहां की निहायत शस्ता और सलीस थी । लखनऊ और दिल्ली में 
इस पर सदा होड़ रहती थी । कुछ अंशों में लखनऊ फोकियत ले जाता था तो कुछ में 
दिल्ली । इसमें हिन्दू - मुस्लिम का कोई ख्याल था ही नहीं । हिन्दू भी उर्दू ही पढ़ते 
थे । हिन्दी का अधिक रिवाज हुआ मार्यसमाजियों के आने से । मुगलों की भाषा 
फारसी थी , मगर उन्होंने भी उर्दू को अपनाया और शेर ओ सुखुन को उर्दू 
में बढ़ावा दिया । गालिब को कौन नहीं जानता । जौक, मीर, तकी ये सब 
दिल्ली वाले ही थे । अक्सर अदबी मजलिसें हुआ करती थीं । बड़े -बड़े मुशायरे 
होते थे । गाने-बजाने का भी यहां अच्छा शौक था , मगर बाजारू गाने नहीं । 
शादियों पर महफिलें हुआ करती थीं और बारात के सामने मजरे । मगर सब बातें 
कायदे-करीने के साथ होती थीं । अदब और लिहाज का ख्याल रखा जाता था । 
सदियों से मंझते-मंझते दिल्ली की एक खास तहजीब बन गई थी । दिल्ली वालों 
का रहन -सहन , अदब - आदाब, नशिस्त ओ बरखास्त, बोल -चाल, तीज-त्योहार , 
मेले- ठेले और तमाशा, इन सब में कुछ ऐसा सलीका और करीना था कि दिल्ली की 
तहजीब एक मिसाल , एक नमुना समझी जाती थी । सब में मोहब्बत थी , खलूस 
था , भाईचारा था । हिन्दू -मुसलमान का चोली-दामन का साथ है, यह कहावत माम 
थी । एक दूसरे के सुख -दुःख में , शादी -गमी में , मेलों और त्योहारों में शरीक होते थे । 
यह मापस की फट और कट्टरपन तो बहुत बाद का है जो अधिकतर सियासतदानों की 
देन है । लोग मोहल्लों में रहते थे । मशता खानदान तो उन दिनों होते ही थे, मगर 
मोहल्ला भर एक खानदान की तरह रहता था । मोहल्ले की बह - बेटी सबकी बह 
बेटी मानी जाती थी । हर मोहल्ले का कोई-न-कोई बुजुर्ग चौधरी होता था जिसका 
सब को अदब होता था । उम्र में बाप से बड़े सब ताऊ कहलाते थे और छोटे चाचा । 
फिर पोरतों में ताई, चाची, भाभी, बुआ, मौसी कहकर पुकारा जाता था । कोई 
किसी का नाम तो लेता ही न था । यहां तक कि भंगन, नायन, कहारी को भी रिश्ते 
के नाम से पुकारते थे । मोहल्ले में जो भी बात करनी हुई, वह चौधरी साहब से पूछ 


10 


बिल्ली की खोज 


कर की जाती थी । मोहल्ले भर की रक्षा और इचजत की जिम्मेदारी चौधरी साहब 
की होती थी । क्या मजाल जो कोई बह बिना परदे के घर से निकल सके । बरना 
उसके मियां को डांट पड़ती थी और मियां की क्या मजाल जो बुजग का सामना 
कर सके । क्या मजाल जो कोई नौजवान गलत रास्ते चल सके । उसका मोहल्ले में 
रहना दूभर हो जाए । सबको अपने मोहल्ले की उपजत और हुरमत का ख्याल 
था । क्या जमाना था वह ! 


दिल्ली का लिबास भी जुदा ही था । मलमल और लट्टे का कुर्ता, अक्सर कढ़ा 
हुआ और सलवट पड़ी हुई । घोती या मोरी और चूड़ीदार पायजामा , अंगरखा 
पौर दुपलड़ी टोपी , बगल में दुपट्टा या कंधे पर रूमाल , सलीमशाही जूता 
यह थी अवाम की पोशाक । नंगे सिर, नंगे पर घर से निकलना मायब समझा 
जाता था । पगड़ी और साफे का भी रिबाज था और चोगा पहनने का भी । जौह 
रियों की पगडी छज्जेदार होती थी । यहां के हज्जाम भी पगड़ी लगाते थे और 
कानमैलिये भी जिनकी पगड़ी लाल होती थी । हर बात में एक बजादारी थी । 
दपलड़ी टोपी का स्थान लिया फैल्ट कैप ने और मसलमान पहनने लगे फंदनेदार 
टरकी टोपी । गोटे के कपड़े भी पहने जाते थे । किम्जाब के अंगरखे और चोगे 
बनते थे । फिर अचकन और कोटों का रिवाज हमा । कोट पतलन और टाई कोलर 
का रिवाज तो बहत देर से जाकर हया , वह भी वकीलो और डाक्टरों में अधिक 
था । लिबास में भी एक खास बजादारी थी । 


खान -पान का भी एक ढंग था । बाजार में खाने का रिवाज कम था । चलते 
फिरते खाना , दुकान पर खड़े होकर खाना अच्छा नहीं समझा जाता था । गोश्त 
की दकानों को ढक कर रखते थे । हिन्दों के अहसास का ख्याल रखा जाता था । 
यहां की मिठाई और नमकीन भी खास थे । नगौरी पूरी और बेड़मी , हलवा यहां का 
माहूर था । इसी तरह घंटेवाले का कलाकंद और सोहन हलवा खास था । यहाँ 
बीसियों किस्म की मिठाई बनती थीं , मसलन लह , पेड़ा , इमरती , घबर, फेनी, अंदरसे 
की गोली , मोती पाग आदि बहादुरशाही सेब बादशाहपसंद मिठाई थी । दो 
चीज यहां की और खास होती थी – जक और दौलत की चाट । बरसात में 
तिलंगनी भी खास होती थी । 


दिल्ली में सौदा सुलफ बेचने में भी शायस्तगी बरती जाती थी । खाँचवाला 
बड़े मीठे सुर में आवाज लगाकर सौदा बेचता था । उसकी तरह -तरह की बोलिया 
होती थीं । बरसात का मौसम है । रात का समय है । खजर बेचनेवाला रात को 
सुरीली आवाज में कहेगा - शीदी गौहर के बाग का मेवा बना । हर चीज के 
लिए कोई लच्छेदार बोली जरूर होती थी । चीज को उसके नाम से न पुकारकर 


प्राक्कथन 


दूसरी ही तरह उसे पुकारा जाता था जिसे समझने वाला ही समझ सके । मशक का 
पानी कटोरा बजा कर पिलाया जाता था । 

दिल्ली की सवारियां भी जदा ही थीं । हवादार पालकी , नालकी , तामझाम 
बादशाही जमाने की सवारियां थी । पहले परदा न केवल होता था मुसलमानों 
में , बल्कि हिन्दुनों में भी परदे का रिवाज था । औरतें एक जगह से दूसरी जगह 
परदा डालकर डोली में जाती थी जिसे कहार उठाते थे । फिन्नस और तामझाम भी 
चलते थे । इन्हें भी कहार उठाते थे । सबारी में बैल की मझोली थी या घोड़े का 
इक्का चलता था । तांगे तो 1911 ई० के दरबार के समय दिल्ली माए । रईसों के 
यहाँ तरह-तरह की सवारियां होती थीं । घोड़े रखने का बहुत रिवाज था । माम तौर 
से एक घोड़े की सवारी में फिटन , पालकी , बैंगनेट, दुपहेया आदि होती थी । 
जोड़ी सवारी में पालकी , फिटन और लेडो चलती थी । एक - दो रईस चौकड़ी 
भी रखते थे । शहर में हाथी आने की इजाजत नहीं थी । छ: घोड़ों की गाड़ी 
के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी । सबसे पहली मोटर श्री कृष्णदास गड़बालों 
के यहां आई थी जो बहुत ऊंची और खुली हुई थी । धूम मच गई थी उसे देखने 
को ! अब तो शायद दो चार के यहां ही अपना गाड़ी-घोड़ा होगा । 

यहां के रस्मों रिवाज भी जुदा ही किस्म के थे । शादियां यहां पंद्रह-पंद्रह 
दिन तक होती रहती थीं । कई-कई दिन तक दावत और महफिल चलती थी । 
अब शादी होती है चंद घंटों में , खड़ा खेल फरखाबादी । 

यहां के मेले भी अपनी किस्म के जुदा थे । दिल्ली में मेलों की भरमार रहती 
यी । चैत्र माया कि शुरू में माता पूजी गई । बुद्धो माता का मेला और बरा 
हियों का मेला होता था । फिर आए नौरात्रे पौर देवी की मान्यता होने लगी । 
गाणगौर पुजने लगी । कालकाजी पर शहरी और देहातियों का भारी मेला होता 
था । सप्तमी - अष्टमी को गांववालों का और नौमी को शहरियों का जो अोखले में 
यमुना का स्नान करके प्राते थे । रामनोमी को राम का जन्मोत्सव मनाया जाता था । 

बैसाख में बैसाखी नहान तो होता ही था , और भी कई मेले होते थे । दिल्ली 
का जेठ का दवाहरा मशहूर था । हजारों जाट - जाटनी अपने - अपने लठ लिए यमुना 
स्नान को प्राते थे । अब तो यह बंद ही हो गया । एकादशी के दिन खरबूजों के ढेर 
लगे रहते थे । पंखे और चीनी के चंदे- बताशे खूब बिकते थे । 
- आषाढ़ की शुक्ला दूज को रथयात्रा का मेला बड़ी धूमधाम से होता था । 
जगन्नाथजी की सवारी निकलती थी । फलहार खूब बिकते थे । फिर पूर्णिमा को 
गुरु की पूजा तो होती ही थी । शाम को झंडेवालों पर पवन परीक्षा का मेला होता 
पा । इसी महीने परेड के मैदान में नरसिह चौदस का मेला लगता था । 


दिल्ली की खोज 


श्रावण में तीजों का मेला झंडेवालों पर फिर लगता था । खुब झूले झूले 
जाते थे । फूलवालों की सैर की नफोरी जब वजती थी तो कुतुब की सैर की तैयारियाँ 
होने लगती थीं । दरगाह और योगमाया पर पंखे चढ़ते थे । पूर्णिमा के दिन श्रावणी 
फा मेला होता था । 

भादों में जन्माष्टमी दो दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती थी । 
फिर गणेश चौथ की बारी आती थी जिसमें गणेशजी की पूजा की जाती थी । 
डंडे खेले जाते थे जिसे चौकनी कहते थे । आम के पापड़, चम्पे दाना जैसी खास 
चीजें बिकती थीं । फिर अनन्त चौदस का मेला और कईमेले इस महीने में 
जैनियों के होते थे -- अठया , धूप दसमी मादि । अनन्त चौदस को जौहरी अपने 
बहुमूल्य जेवरात पहनकर पानी भरने जाते थे । 

आसोज में सांझियां और झांकियां निकलती थीं और फिर 11 दिन राम 
लीला का जोर रहता था । दशहरे के दिन बड़ी धूमधाम रहती थी । पूर्णमासी 
को शरत मनाई जाती थी । 

कार्तिक में दीवाली की तैयारी होती थी । एकादशी से ही मिट्टी के 
खिलौने निकलने शुरू हो जाते थे । मिट्टी के छोटे-बड़े दीये रोशनी करने को 
ज्ञांड के खिलौने और खौल की बिक्री खूब होती थी । धनतेरस को बरतन 
बिकते थे । फिर छोटी दीवाली, बड़ी दीवाली, अन्नकट और भाईदूज मनाते थे । 
इससे निपट कर गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान को चल दिए । वह भी एक भजीच 
नजारा होता था । सैकड़ों छकड़े, मझोली , रष गांववालों के जाते थे । तांते 
लग जाते थे, फिर इक्के -गाड़ी वगैरा । 

मंगसिर और पौस के महीने जरा शान्ति के रहते थे, मगर माघ में मकर 
संक्रांति खूब धूम से होती थी और फिर फागन आया कि फाग की तैयारियां 
हई । ढोलक बजने लगी । रातों को स्वांग होते थे । लहंडी के दिन कम्पनीबाग में 
बड़ा भारी मेला भरता था । उस दिन ग्राम के बौर को हाथ में मलने से सांप नहीं 
काटता , यह रिवायत थी । 

हिन्दुमों की तो भाउ वार और नौ त्योहार की पुरानी मसल है ही , मुसल 
मानों की भी ईद होती थी और ताजिये बड़ी धूमधाम से निकलते थे । 

जैनियों और सिखों के मेलों का जोर धीरे -धीरे बड़ा और ईसाइयों के 
त्यौहार तो अभी हाल में मनाए जाने लगे हैं । बेशक बड़े दिन और नए साल का जोर 
अंग्रेजों के जमाने में खूब रहता था । बद्धपुर्णिमा भी कुछ वर्षों से शुरू हुई है । 

लोगों को इमारतें बनाने का बहुत शौक था । अधिकतर मकान इकर्मजिना 
बनते थे क्योंकि दिल्ली में उन दिनों जमीन की तंगी तो थी नहीं और मकान भी 


13 


निहायत कुयादा और हवादार होते थे । मुसलमानों में परदा अधिक होने के 
कारण जनाना मरदाना मकान अलहदा रहता था । हर मकान में महल , सराय 
हमाम, तहखाना और बैठने को बैठक होती थी । 

मुगलों को बाग लगाने का भी बहुत शौक था । चुनांचे हर मकान के सहन 
में छोटा- मोटा बगीचा भी रहता था । बैसे दिल्ली में बड़े- बड़े आलीशान बाग ये । 
यहां की सब्जीमंडी का इलाका तो बागों से भरा पड़ा था । आबपाशी के लिए नहर थी । 
पुरानी दिल्ली में शालामार बाग कड़ेखां, महलदार खां , शीदीपुरा, करौलबाबा , गुलाबी 
बाग , नई दिल्ली में सुनहरी बाग, तालकटोरा बाग यह सब उसी जमाने की यादगार 
हैं । हर मकबरे के साथ एक बड़ा बाग, पानी की नहर और फब्बारे नगाना यह 
चौमें आम थीं । शाहजहां रोड पर जो लोदी बाग है वह लोदियों के मकबरे 
का ही हिस्सा है । ऐसे ही हुमायूं के मकबरे में और सफदरजंग मकबरे में बड़े 
बड़े बाग है । चांदनी चौक में , जहां अब भागीरथ पलेस है, पहले बामरू की 
बेगम का बाग था । महरोली में कई बाग ये जहाँ गर्मियों में बादशाह जाकर रहा 
करते थे । लाल किले के सामने बाग ही बाग थे । गर्ज दिल्ली बागों से भरी 
पड़ी थी । चारों पोर खूब सायदार वृक्ष लगे हुए थे और खूब वर्षा होती थी । 
दिल्ली में गर्मी तो खूब पड़ती ही थी , लू भी खूब चलती थी । इनसे निजात इन 
बागों के ही सहारे मिलती थी । सारे चांदनी चौक में 1912 ई० से पहले बीच में 
बड़े-बड़े सायदार वृक्ष लगे हुए थे और बीच की नहर को बद करके पटड़ी बना दी थी । 
1912 ई० में डिप्टी कमिश्नर बीडन ने तमाम वृक्ष कटवा दिए, पटड़ी निकलवा 
दी और एक सड़क बनवा दी । 

दिल्ली में सब्जी और फल भी बहुत कसरत से पैदा होते थे । महरोली की 
खिरनी और शीदी गोहर के बाग की खजूर मशहूर थी , लोकाट और शहतूत बहुता 
तायत से होता था । जामुन , बेर, गोंदनी , फालसे , कमरख , अमरूद और सरोली के ग्राम 
जो कम्पनी बाग में खास कर लगते थे, काफी मिकदार में होते थे । देशी बरबूज और 
तरबूज, जो जमना की रेती में होते थे, खासे मबाहर थे, वैसे ही खीरे और ककड़ी । 
ककड़ी जितनी पतली हो , अच्छी मानी जाती थी । चुनांचे पतली ककड़ी की मुशाहबत 
लैला की उंगलियों से दी जाती थी । वह लौंग ककड़ी कहलाती थी । 

यद्यपि दिल्ली राजधानी बन गई थी , मगर सरकारी दफ्तर यहां जाड़े 
के दिनों में ही रहते थे । गर्मी बे गुजारते ये शिमले में , इसलिए यहां की आबादी 
तेजी से बढ़ नहीं पाती थी । वह आने-जाने वाली बनी रहती थी । नई दिल्ली में 
शुरू- शुरू में पुरानी दिल्लीवाले अपने मकान बनाना पसंद ही नहीं करते थे 
क्योंकि बरसों तक वहां न कोई आबादी थी , न व्यापार । यही कारण है कि दिल्ली 
के शहरियों की बहुत कम जायदाद नई दिल्ली में बन सकी । 


बिल्ली की खोज 


दिल्ली की आबादी बढ़ने लगी 1914 ई० से जब यूरोप का पहला युद्ध शरू 
हया । उस जमाने में यहां की तिजारत बहुत बढ़ गई और लोग इधर- उधर से 
पाकर यहां रहने लगे । आबादी के साथ -साथ यहां के मकान भी बढ़ने लगे, मगर 
किराया और महंगाई इतनी नहीं थी जो कंट्रोल लगाने की जरूरत पड़ती । 

आबादी बढ़ने का अधिक जोर हुआ जब से सरकार ने शिमला जाना बंद कर 
दिया और सरकारी मुलाजिमों के लिए यहां उपनगर बनने लगे । उबर 1939 ई० 
का विश्व युद्ध आ गया जिसने यहां की तिजारत और घंघों को बहुत बड़ा दिया । 
साथ ही दिल्ली में इमारतें बनाने का काम भी बहुत बड़ पाया और कल-कारखाने 
भी बढ़ने लगे । मजदूरों की बस्तियां बनने लगीं । 1947 ई० के देश -विभाजन के 
बाद तो दिल्ली में आदमियों का टिडी दल ही आ गया । यहां की प्राबादी देखते 
देखते दुगनी-तिगनी हो गई । न केबल शरणार्थी आए, बल्कि देश के हर हिस्से 
के लोग आकर यहां रहने लगे । नौबत यह पहंची कि लोगों को जब रहने को मकान 
नहीं मिले तो हजारों की संख्या में उन्होंने झोपड़ियां खड़ी कर ली । खोखे और 
सर ढकने को जो भी सामान मिला , उससे साया खड़ा कर लिया । वह भी न मिला 
तो पटड़ियों पर खुले में ही सोने लगे । सैकड़ों नई बस्तियां बन गई पौर लाखों 
नए मकान जिनमें न कोई प्लनिग की बात थी , न नक्शे पास कराने की बात 
और न जमीन की मिल्कियत की बात रही । बस एक ही बात रही 

सबै भूमि गोपाल को इसमें अटक कहाँ । 

जाके मन में अटक है, वहीं अटक रहा । 
यहां की आबादी किस प्रकार बढ़ी, इसका अंदाजा नीचे के मरदुमशुमारी 
के पांकड़ों से लग सकेगा । 

गदर के बाद यहां की आबादी मुश्किल से लाख - डेढ़ लाख थी । 
ई० 1881 में म्यु० इलाके की 1. 7 लाख 
1891 . 

2 . 0 लाख 
1 1901 

2 . 09 लाख 4 . 06 सारी दिल्ली की 
.. 1911 

2 . 25 लाख 
1921 

2 . 48 लाख 4 . 88 
1931 

3 . 48 लाख 6 . 36 
1941 

5 . 22 लाख 9 . 18 
1951 

9 . 15 लाख 17 . 44 
1961 

20 . 61 लाख 26, 58, 606 
1961 की ग्राबादी के चार भाग है - 20 , 61 , 752 नगर निगम की ; 


प्राक्कथन 


2, 61, 545 नई दिल्ली की , 36, 105 दिल्ली छावनी की और 2, 99, 204 दिल्ली 
के 320 देहातों की । इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि 1901 ई० 
Pऔर 1931 ई० के तीस वर्ष में जहां आबादी डेढ गनी से कुछ अधिक बड़ी 
वहां 1931 ई० और1961 ई० के तीस वर्ष में वह चौगनी से भी अधिक हो गई । 
इसका कारण यही है कि सत्तर हजार प्रति वर्ष तो वैसे ही लोग बाहर से नए यहाँ 
मा जाते हैं और पच्चीस प्रतिशत के करीब आबादी स्वाभाविक बढ़ जाती है । 
अभी जो मास्टर प्लान बनकर तैयार हा है , उसके अनुसार तो अनुमान है कि 
यहां की प्राबादी अगले बीस वर्ष में पचास लाख को भी पार कर जाएगी । 


इस बढ़ती आबादी ने दिल्ली की एक प्रकार से नहीं , अनेक प्रकार से काया 
ही बदल डाली है और प्राज इसे पहचानना कठिन हो गया है । इसका असर 
न केवल लोगों के रहन - सहन के तरीकों पर पड़ा है , बल्कि खान -पान, बोल- चाल 
लिबास और भाषा, वाणिज्य -व्यापार, रस्मों-रिवाज , मेलों और खेलों, तहजीब 

और तमद्दन सभी पर पड़ा है । गर्म जिन्दगी का कोई शोबा ऐसा बाकी नहीं 
बचा है जिस पर इसका असर न पड़ा हो । जो यहां का पचास -साठ वर्ष पहले का 
रहने बाला है वह अपने को खोया - खोया - सा पाता है । वह समझ ही नहीं पाता कि 
वह अपनी पैदायशी जगह पर है या किसी दूसरी जगह पहुंच गया है । उसे तो सब 
कुछ एक सपना - सा दिखाई देता है । दिल्ली के पुराने बाशिदे तो अब मुश्किल से दो 
तीन लाख ही होंगे , बरना अधिक आबादी अब नई है । 


इस पुस्तक में जितना मसाला है, वह अधिकतर अंग्रेजी और उर्दू पुस्तकों से 
लेकर दिया गया है । मेरा कहने को इसमें नाममात्र ही है । जिन पुस्तकों के माघार 
पर यह पुस्तक लिखी गई है उनके नाम ये है : 

(1) Notes on the Administration of the Delhi Province , 
(2 ) Census Report - 1931, (3) Delhi Guide, (4) Delhi, (5 ) The Ar 
cheology & Monumental remains of Delhi by Carr Stephen , 
( 6) Delhi - Past and present by H . C. Fanshawe, ( 7 ) बानयातदार 
उलहकूमत , दिल्ली ( लेखक - बशीरउद्दीन अहमद देहलवी - तीन भाग ) , ( 8 ) 
दिल्ली टाउन डायरेक्टरी और ( 9 ) Sikh shrines in Delhi. 

इनके लेखकों का मैं आभारी हूं, जिनकी मदद से मैं हिन्दी में यह पुस्तक 
तैयार कर सका । 

में श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार और बी शोभालाल गुप्त , भूतपूर्व सहायक 
संपादक, हिन्दुस्तान का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इसकी पांडुलिपि 


बिल्ली की खोज 


दिल्ली की आबादी बढ़ने लगी 1914 ई . से जब यूरोप का पहला युद्ध शरू 
हुमा । उस जमाने में यहां की तिजारत बहुत बढ़ गई और लोग इधर- उघर से 
पाकर यहां रहने लगे । माबादी के साथ -साथ यहां के मकान भी बढ़ने लगे , मगर 
किराया और महंगाई इतनी नहीं थी जो कंट्रोल लगाने की जरूरत पड़ती । 

माबादी बढ़ने का अधिक जोर मा जब से सरकार ने शिमला जाना बंद कर 
दिया और सरकारी मुलाजिमों के लिए यहाँ उपनगर बनने लगे । उबर 1939 ई० 
का विश्व युद्ध आ गया जिसने यहां की तिजारत और घंघों को बहुत बढ़ा दिया । 
साथ ही दिल्ली में इमारतें बनाने का काम भी बहुत बढ़ गया और कल -कारखाने 
भी बढ़ने लगे । मजदूरों की बस्तियां बनने लगीं । 1947 ई० के देश -विभाजन के 
बाद तो दिल्ली में आदमियों का टिडी दल ही आ गया । यहां की आबादी देखते 
देखते दुगनी-तिगनी हो गई । न केवल शरणार्थी आए, बल्कि देश के हर हिस्से 
के लोग आकर यहां रहने लगे । नौबत यह पहुंची कि लोगों को जब रहने को मकान 
नहीं मिले तो हजारों की संख्या में उन्होंने झोपड़ियां खड़ी कर ली । खोखे और 
सर ढकने को जो भी सामान मिला, उससे साया खड़ा कर लिया । वह भी न मिला 
तो पड़ियों पर खुले में ही सोने लगे । सैकड़ों नई बस्तियां बन गई और लाखों 
नए मकान जिनमें न कोई प्लेनिग की बात थी , न नक्यो पास कराने की बात 
और न शमीन की मिल्कियत की बात रही । बस एक ही बात रही 

सबै भूमि गोपाल की इसमें अटक कहां । 

जाके मन में अटक है, वही अटक रहा । 
यहां की आबादी किस प्रकार बड़ी , इसका अंदाजा नीचे के मरदुमशमारी 
के पांकड़ों से लग सकेगा । 

गदर के बाद यहां की आबादी मुश्किल से लाख -डेढ़ लाख थी । 
ई० 1881 में म्यु० इलाके की 1 . 7 लाख 
॥ 1891 

2 . 0 लाख 
11901 

2 . 09 लाख 4. 06 सारी दिल्ली की 
1911 

2 . 25 लाख 
1 1921 

2 . 48 लाख 
1931 

3 . 48 लाख 

5 . 22 लाख 9 . 18 
. 1951 9 . 15 लाख 17 . 44 
1961 

20. 61 लाख 26, 58, 606 
1961 की ग्राबादी के चार भाग है - 20, 61, 752 नगर निगम की : 


6 . 36 


1941 


15 


2, 61, 545 नई दिल्ली की , 36 , 105 दिल्ली छावनी की और 2, 99, 204 दिल्ली 
के 320 देहातों की । इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि 1901 ई० 

और 1931 ई० के तीस वर्ष में जहां आबादी डेढ़ गनी से कुछ अधिक बढ़ी , 
वहां 1931 ई० और 1961 ई० के तीस वर्ष में वह चौगुनी से भी अधिक हो गई । 
इसका कारण यही है कि सत्तर हजार प्रति वर्ष तो वैसे ही लोग बाहर से नए यहाँ 
मा जाते है और पच्चीस प्रतिशत के करीब आबादी स्वाभाविक बढ़ जाती है । 
अभी जो मास्टर प्लान बनकर तैयार हुआ है, उसके अनुसार तो अनुमान है कि 
यहां की पाबादी अगले बीस वर्ष में पचास लाख को भी पार कर जाएगी । 


इस बढ़ती घाबादी ने दिल्ली की एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से काया 
ही बदल डाली है और आज इसे पहचानना कठिन हो गया है । इसका असर 
न केवल लोगों के रहन - सहन के तरीकों पर पड़ा है , बल्कि खान-पान , बोल -चाल 
लिबास मोर भाषा, वाणिज्य -व्यापार , रस्मो -रिवाज , मलों और खेलो, तहजीब 

और तमहन सभी पर पड़ा है । गर्ज जिन्दगी का कोई शोबा ऐसा बाकी नहीं 
बचा है जिस पर इसका असर न पड़ा हो । जो यहां का पचास-साठ वर्ष पहले का 
रहने वाला है वह अपने को खोया - खोया - सा पाता है । वह समझ ही नहीं पाता कि 
वह अपनी पैदायशी जगह पर है या किसी दूसरी जगह पहुंच गया है । उसे तो सब 
कछ एक सपना - सा दिखाई देता है । दिल्ली के पुराने बाशिदे तो अब मुश्किल से दो 
तीन लाख ही होंगे , वरना अधिक आबादी अब नई है । 


इस पुस्तक में जितना मसाला है, वह अधिकतर अंग्रेजी और उर्दु पुस्तकों से 
लेकर दिया गया है । मेरा कहने को इसमें नाममात्र ही है । जिन पुस्तकों के पाधार 
पर यह पुस्तक लिखी गई है उनके नाम ये है : 

(1 ) Notes on the Administration of the Delhi Province, 
( 2 ) Census Report - 1931, ( 3) Delhi Guide, ( 4) Delhi, (5) The Ar 
cheology & Monumental remains of Delhi by Carr Stephen , 
( 6) Delhi - Past and present by H. C. Fanshawe, ( 7 ) बाकपातदार 
उलहकूमत, दिल्ली ( लेखक - बशीरउद्दीन अहमद देहलबी - तीन भाग ), ( 8 ) 
दिल्ली टाउन डायरेक्टरी और ( 9) Sikh shrines in Delhi . 

इनके लेखकों का मैं आभारी हूं, जिनकी मदद से मैं हिन्दी में यह पुस्तक 
तैयार कर सका । 

- मैं श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार और श्री शोभालाल गुप्त , भूतपूर्व सहायक 
संपादक , हिन्दुस्तान का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इसकी पाइलिपि 


16 


दिल्ली की खोज 


देखकर इसे दुरुस्त किया है और श्री पी० सरनजी ( इतिहासकार ) का जिन्होंने 
इस पुस्तक के तारीखी पहलू की जांच की । 

पाठकगण, यदि आपके पास इस मसरूफ जिन्दगी में इस बदलती और 
नापायदार दिल्ली की आप बीती को सुनने के लिए कुछ क्षण हों , तो पाइए और 
इस पुस्तक का सहारा लेकर यहां की नई-पुरानी यादगारों पर एक निगाह डाल 
लीजिए । 


28- 5 - 63 


बजकृष्णा चांदीवाला 


- 1 - हिन्दू काल को दिल्ली 


दिल्ली एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जहां का चप्पा - चप्पा अपने सीने में 
गुजरे जमाने को न जाने कौन - कौन सी यादें लिए खड़ा है । काल के परिवर्तन 
के साथ-साथ न जाने इसने कैसी-कैसी करवटें बदली है । शायद ही कोई दूसरा 
ऐसा शहर हो जो इतनी बार बसा और उजड़ा हो । जिधर भी निकल जाइए , 
कोई -न -कोई खंडहर, मालूम होता है , आकाश की मोर अपना सर किए, गुजरे जमाने 
की दास्तां सुनाने को बेताब खड़ा है । काश कोई ऐसा माला होता जो इनकी दर्दभरी 
कहानी सुन सकता । हर दरो-दीवार पर न मालूम किस -किसके खून के दाग 
जमे हुए है । 

मुख्य प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम दिल्ली को किसने और कहाँ बसाया ? 

दिल्ली का इतिहास -काल पांच भागों में बांटा जा सकता है - 1. हिन्दू 
काल , 2. मुस्लिम ( पठान ) काल , 3. मुगल काल, 4. ब्रिटिश काल , 5 . स्वराज्य 
अथवा आधुनिक काल । हिन्दू काल के बारे में जानकारी कम -से -कम उपलब्ध 
है । अन्तिम काल बहुत संक्षिप्त है जो स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात से ही प्रारम्भ हुमा 


दिल्ली को भारतवर्ष का रोम कह कर पुकारा गया है क्योंकि रोम की सात 
विख्यात पहाड़ियों की दिल्ली की सात उजड़ी हई बस्तियों से तुलना की गई है । 
यहाँ के शानदार किले, महल, मकबरे, मन्दिर , मस्जिद और अनगिनत दूसरी 
इमारतें यमुना नदी और मरावली पर्वत की पहाड़ी के बीच के हिस्से में फैली 
हुई दिखाई देती हैं । तुगलकाबाद, महरौली, चंद्राचल और यमुना नदी का 
पश्चिमी किनारा इसकी सीमाएं बनाती हैं । करीब 55 वर्गमील का घेरा इन्हीं 
इमारतों के खंडहरों से भरा पड़ा है । इन 11 मील लम्बे और 5 मील चौड़े 
क्षेत्र में फैले हुए खंडहरों को बनते और उजड़ते कई हजार वर्ष का समय व्यतीत 
हुआ है । कुछचिह्नों की जांच करने पर भी यह पता नहीं चलता कि वे किस काल 
के हैं । अतः इस बात की खोज के लिए कि सर्वप्रथम दिल्ली कब और कहाँ बसी 
हमें पहले हिन्दू काल के इतिहास की जांच करनी पड़ेगी जिसका माधार कुछ किंव 
दन्तियां तथा पुराणों और महाभारत की गाथाएं हैं । अनुमान बैशक लगा लिया जाए, 
पर वास्तव में ईसा की दसवीं सदी से पूर्व की दिल्ली का न तो कोई सही इतिहास 
मिलता है और न कोई यादगार । 


दिल्ली की खोज 


प्राचीन हिन्दू नगरियां सात मानी जाती है और वे ये है : 1. अयोध्या , 
2. मयुरा, 3. मायापुरी अर्थात् हरिद्वार , 4. काशी, 5. कांची अथवा कांजीवरम 
( दक्षिण में ), 6. अवन्तिकापुरी अर्थात उज्जैन , 7. द्वारावती अथवा द्वारका । इन 
सातों में दिल्ली का कोई जिक्र नहीं है । दिल्ली का सर्वप्रथम नाम महाभारत में 
माया है जब पांडवों ने खांडब बन में एक नगरी बसाई और उसका नाम इन्द्र 
प्रस्थ रखा । यह इन्द्रप्रस्थ ही सर्वप्रथम नगरी थी जो कालान्तर में दिल्ली कहलाई । 
एक बार दिल्ली इससे भी पहले बस चुकी थी । उसकी कथा पुराणों में माती है । 
उसमें लिखा है कि पूर्वकाल में यमुना के किनारे यहां एक महान वन था जिसे खांडव वन 
या इन्द्र वन कहते थे । इस बन को कटवा कर चन्द्रवंशी राजा सुदर्शन ने खांडवी नाम 
की एक बहुत सुन्दर पुरी बसाई जो 100 योजन लम्बी और 32 योजन चौड़ी थी । 

एक समय राजा इन्द्र ने यज्ञ करने का विचार किया और अपने गुरु वृहस्पति 
से ऐसा स्थान बताने का निवेदन किया जहाँ यह पवित्र कार्य सिद्ध हो सके । बृह 
स्पति ने ग्वांडव बन का पता दिया और तदनुसार इन्द्र ने यमना के किनारे यज्ञ करते 
की तैयारी शुरू कर दी । सब देवतायों और ऋषियों को निमन्त्रण दिया गया । 
यज्ञ की समाप्ति पर चार स्थानों को पवित्र स्थान घोषित किया गया । 

पहना पवित्र स्थान निगनबोवय मुना के किनारे था । कहते है कि एक 
बार संसार से बेदों का ज्ञान लुप्त हो गया था । ब्रह्माजी उन्हें भूल गए थे , मगर 
जब ब्रह्माजी ने यमुना नदी में डुबकी मारी तो उन्हें भूने हुए समस्त वेदों का 
तुरन्त स्मरण हो पाया । इसीसे इस स्थान का नाम निगमबोध ( वेदों का ज्ञान ) 
पड़ गया । यह भी कहते है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने 
निगमबोध घाट पर यज्ञ किया था । उस समय यमुना कहां बहती थी और घाट 
कहां था , यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाभारत को हए हजारों वर्ष हो चुके 
है , मगर मौजूदा निगमबोध घाट शाहजहां की बनवाई पूर्वी शहरपनाह के बाहर 
निगमबोध दरवाजे से आगे बेला रोड पर बना हुआ है । दरवाजे के बाएं हाथ 
फसील के साथ पाटनुमा पत्थर की एक पुरानी बारहदरी खड़ी है जिसके पांच दर 
दक्षिण की ओर है और इतने ही उत्तर की ओर, शेष एक-एक पूर्व और पश्चिम में हैं । 
यह फसील से करीब दो - तीन गज हट कर बनी हुई है । बारहदरी क दाएं - बाए 
दो सहन भी है जिनमें दरवाजे बीच में और एक - एक उत्तर और दक्षिण में है । 
आगे की ओर गोलाकार हैं । इन्हें देखने से अनुमान होता है कि जब शाहजहाँ के 
वक्त में यहां यमुना फसीलों के साथ बहती थी तो यही निगमबोष चाट रहा होगा । 
इस पोर को चारदीवारी में तीन दरवाजे हया करते थे । बेला घाट तो वहां या 

अयोध्या मयुरा माया काशी कांची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चंब सप्तते मोक्षदापिकाः ॥ 


हिन्दू काल को दिल्ली 


जहां कश्मीरी दरवाजे की सड़क पोस्ट आफिस के पास से निकलकर बेला रोड पर 
जाती है । फिर निगमबोध पाट था और फिर कलकत्ती दरवाजा । घाट के नाम से 
ही पता चलता है कि यहां घाट रहे होंगे । बेला घाट और निगमबोध घाट के बीच 
के हिस्से में और कलकत्ती दरवाजे तक , जो गदर के बाद तोड़ दिया गया , नदी 
के किनारे घाट बने हए थे । शाहजहां के बाद 1737 ई० में हिन्दुओं को इन घाटों 
को बनाने की इजाजत मिली बताते है । पाटों पर छोटे- छोटे पुख्ता संगीन मंडप 
बने हुए थे जिनके दो तरफ दीवारें थीं और दरिया की तरफ सीढ़ियां । अब से 
कोई पचास वर्ष पहले तक ये घाट बने हुए थे और यमना चढ़ कर वहां तक या जाया 
करती थी । मगर धीरे-धीरे यमुना का रुख बदलता गया । वह दक्षिण की ओर 
हटती गई और ये पुख्ता घाट भी कालान्तर में तोड़ डाले गए । 

देखा जाए तो बस यही एक घाट बाकी बचा है । इसकी बारहदरी के 
साथ हनुमानजी का एक मन्दिर है जो बहुत प्राचीन मालूम होता है । 

दूसरा पवित्र स्थान राजघाट घोषित किया गया था । उस वक्त वह कहां था , 
इसका तो कोई अनुमान नहीं है , मगर शाहजहां के समय में जब मौजूदा दिल्ली 
बसी तो पूर्व की चारदीवारी में दरियागंज की ओर इस नाम का दरवाजा बनाया 
गया था । यह लाल किले के दक्षिण में पड़ता है । गदर के बाद इस दरवाजे को 
ऊंचा करके गाड़ी -घोड़ों के आने - जाने के लिए बंद कर दिया गया था । सड़क को 
जगह जीना बना दिया गया था । अभी हाल में इवर की फसोल और दरवाजा तोड़ 
कर फिर से सड़क निकाल दी गई है । इस दरवाजे के बाहर भी यमुना स्नान करने के 
लिए घाट होगा । गदर से पहले यहाँ किस्तियों का पुल था जिससे यमना पार 
जाते थे । अब घाट का तो कोई चिह्न नहीं है, अलबत्ता एक मन्दिर जगनायजी 
का है । वह कब बना , इसका पता नहीं । फसील के साथ लगा हा यह छोटा - सा 
मन्दिर है और इसको इमारत बहुत पुरानी नहीं है । मन्दिर में जगजायजी, बलदेव 
जी और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां है । एक हनुमान का मन्दिर और एक शिवाला 
भी इस मन्दिर में है । फसील के पास ही शिवजी का एक और भी मन्दिर है जिसकी 
पिडी जमीन की सतह से तीन चार फुट नीचे है । जब यहां यमुना बहती थी तो ये 
मन्दिर रहे होंगे । जगन्नाथजी के दिल्ली में दो मन्दिर है - बड़ा मन्दिर परेड 
के मैदान के साथ एस्लेनेड रोड पर है । आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को रथयात्रा का 
मेला लगता है । छोटे मन्दिर से मूतियां रथ में बैठाकर बड़े मन्दिर ले जाई जाती 
है जहाँ से दोनों मन्दिरों की मूर्तियां रषों में बैठाकर बाहर भर में घुमाई जाती है । 
दिन भर बड़ा उत्सब रहता है । 

अब पुराने राजघाट का तो नाम ही रह गया है । नया राजघाट तो वह स्थान 
है जहां 31 जनवरी, 1948 की सायंकाल के पांच बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 


20 


बिल्ली की खोज 


भाव का दाह- संस्कार हुआ था । गांधीजी की समाधि दिल्ली दरवाजे के बाहर बाएं 
हाथ जाकर बेला रोड पर बहुत बड़े बाग में बनी है जहां हर रोज हजारों की संख्या 
में दर्शनार्थी सुबह से रात तक आते रहते हैं । यहां हर शुजावार को सायंकाल के 
समय प्रार्थना होती है । 2 अक्तूबर को गांधीजी के जन्मदिन पर और 30 जनवरी 
को , जो उनका निधन दिवस है , यहाँ बड़ा भारी मेला भरता है , प्रार्थना होती है और 
समाधि पर फूल चढ़ाए जाते है । 

तीसरा स्थान था विद्यापुरी । जहां अब चांदनी चौक में कटरा नील है 
वहां यह स्थान बताया जाता है । कहते है कि पंडित बांकेराय के पास शाहजहां का 
एक फरमान था । उसमें इस स्थान को बनारस की तरह पवित्र और एक विद्यापीठ 
बताया गया है । यहां एक पुराना शिव मन्दिर है जिसे विश्वेश्वर का मन्दिर कहते 


चौथा स्थान है बुराड़ी जो दिल्ली के उत्तरी भाग में चार-पांच मील दूर 
यमुना के किनारे पर एक गांव है । इसका असल नाम वरमुरारी बताते हैं । महाभारत 
में जिक्र है कि यहां भगवान कृष्ण का कालिन्दी से विवाह हमा था । यहां भी महादेव 
का मन्दिर वा जो खण्डेश्वर के नाम से मशहर था । इस मन्दिर के इर्द-गिर्द अब 
भी पुरानी इमारत के कुछ भाग जमीन में दबे पड़े हैं । 

दिल्ली का यदि पुराना नक्शा देखें तो पूर्व में इसके यमुना नदी बहती है , 
पश्चिम में अरावली पर्वत का सिलसिला चला गया है जो घूमता हुआ दक्षिण में 
जा पहुंचा है और उत्तर में फिर यमुना नदी आ जाती है । उस समय पूर्व में तो 
यमना बहती ही होगी , मगर प्रतीत होता है कि यमुना की कई धाराएं और भी 
थी जो इस भूखण्ड के भिन्न -भिन्न भागों में बहा करती थीं । एक घारा यमुना से 
बारहपूला, निजामुद्दीन के पास से होती हुई जन्तर- मन्तर के पास से निकलकर 
तुकमान दरवाजे तक पहुंचती थी और शायद उससे आगे सीधी चांदनी चौक से 
दरीबे के पास से होती हई निगमबोध घाट के पास यमना में मिल जाती थी । 
प्रतीत होता है कि नगर बसाने के लिए यही टुकड़ा चुना गया होगा । बारहपुले 
का पुल तो आज भी है । यह भी उल्लेख है कि निजामुद्दीन मोलिया की दरगाह यमुना 
के किनारे बनाई गई थी और तुर्कमान दरवाजे के पास तुर्कमानशाह और रजिया 
बेगम की जो करें हैं , वे भी यमुना के किनारे बनाई गई थीं । यह भी कहा जाता 
है कि चांदनी चौक में जहां कोतवाली है, यमुना का बहाव इस कदर तेज था कि भंवर 
में नाव इब जाया करती थी । शायद मोहल्ला बल्लीमारान में किरती चलाने वाले 
रहते थे । निगमबोध घाट तो महाभारत -काल से भी प्राचीन स्थान गिना जाता 
था । इन सबको देखकर यदि यह अनुमान कर लें कि इन्द्रप्रस्थ यमुना की दो धाराओं 
के वीच बसाया गया होगा तो कुछ गलत नहीं होगा और यह भी सम्भव है कि बाकी 


हिन्दू काल की बिल्ली 


का भाग खांडव वन से घिराहुया हो क्योंकि उस खण्ड के बड़े भाग में आज भी 
पहाड़ और जंगल विद्यमान है । 

दिल्ली में आठ स्थान ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध पांडवों से जोड़ा जाता है 
1. हनुमान का मन्दिर, 2. नीली बत्तरी, 3. योगमाया का मन्दिर , 4. कालका 
देवी का मन्दिर , 5. किलकारी भैरव का मन्दिर, 6. दूधिया भैरव का मन्दिर, 
7. बाल भैरों का मन्दिर, और 8. पुराना किला । जहां तक वर्तमान नीली छतरी 
का सम्बन्ध है, उसको देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि वह पांडव काल की बनी 
होगी क्योंकि यह इमारत पांच हजार वर्ष पुरानी प्रतीत नहीं होती । रहा प्रश्न छः 
मन्दिरों का । इस सम्बन्ध में यह तो निश्चित है कि जो मूर्तियां वहां हैं । वे उस 
कारन की नहीं है । प्रथम तो यही विवादास्पद है कि महाभारतकाल तक मूर्तियां 
स्थापित करने का रिवाज था भी या नहीं । तब लोग प्रायः वैदिक 
काल के देवतामों के उपासक थे और शिव सबसे बड़ा देवता माना जाता था । शिव 
महादेव कहलाते थे । उनके साथ ब्रह्मा और विष्णु की भी उपासना होती थी , 
किन्तु कदाचित इनके मन्दिर और मुर्तियां नहीं थीं क्योंकि लोग चिह्नों के उपासक 
ये और प्रत्यक्ष चिह्नों में सूर्य मोर अग्नि की उपासना करते थे । कृष्ण भगवान 
से पहले यद्यपि सात अवतार हो चके थे जिनमें चार तो मनष्येत्तर योनि के ये पोर 
तीन मनुष्य योनि के और उनमें भगवान राम ही सर्वश्रेष्ठ हुए है, मगर उनकी भी 
प्रतिमा की पूजा महाभारत - काल तक नहीं होती थी । न उनके मन्दिर बनने का 
उल्लेख मिलता है । मन्दिर बनाने का रिवाज तो बोट काल के बहुत पश्चात पड़ा 
प्रतीत होता है । इसलिए यह नहीं कह सकते कि यहाँ के छः मन्दिर उस काल के है 

और यदि कोई मंदिर बनाए भी गए होंगे तो मुस्लिम काल में उन सब को खंडित 
कर दिया गया होगा । योगमाया का मन्दिर बेशक ऐसा है जिसमें मूर्ति न होकर चिह्न 
अथवा पिडी है । भारत में देवी के दो ही ऐसे स्थान है जहां देवी की पिंडी है - एक 
गया में और दूसरी योगमाया में । उपरोक्त बाकी पांच मन्दिरों में मूर्तियां हैं । 

अब इन आठ स्मृति स्थानों पर विचार कर लेना जरूरी है । 
__ 1. हनुमानजी का मन्दिर : इसकी बाबत निगमबोध घाट के विवरण 
में लिखा जा चुका है । निगमबोध तो पांडवों से भी पुरातन काल का स्थान या 
और बहुत पवित्र माना जाता था । इस बात को पांडव भी जानते होंगे । सम्भव 
है कि निगमबोध घाट पर वह पारा यमुना में जाकर मिलती हो जो मुस्लिम काल 
तक पहाड़ी में से आकर एक और बारहपुले पर यमुना में मिलती रही और दूसरी 

और तुर्कमान दरवाजे से होकर कोतवाली के स्थान तक जाती रही ( जैसा कि नक्शे 
में दिखाया गया है ) । निगमबोध पर जो हनुमानजी का मन्दिर है, सम्भव है कि 
यहां अर्जुन ने हनुमानजी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए कोई कौति 


22 


बिल्ली को खोज 


स्तम्भ उनके नाम से स्थापित किया हो और बाद में यहां मूर्ति स्थापित कर दी गई 


2 नीली छतरी : यमुना के किनारे सलीमगढ़ के उत्तरी द्वार के सामने 
शाहर से यमुना के पुल को जाते समय सड़क के बाएं हाथ नीली छतरी नाम का एक 
खोटा - सा मन्दिर है । कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने , जब वह सम्राट घोषित हुए तो 
राजसूय यज्ञ की स्मृति में यमुना के किनारे एक छतरी बनवाई थी जो यहां कहीं रही 
होगी । उसी समय की स्मति चली आती है । वर्तमान मन्दिर सड़क से बिल्कुल लगा 
हुमा है । सड़क की पटरी के साथ बाएं हाथ पर चारों ओर से डलुवा चतरी बनी हुई 
है जिस पर नीले, पीले और हरे रंग के फूल पत्तीदार टाइल जड़े हुए है । जहां चारों 
उलान ऊपर की तरफ एक जगह जाकर मिलते हैं वहां एक बुर्जी है । सड़क से 16 
सीढ़ी उतर कर दाएं हाथ मन्दिर है । एक बड़ा दालान है जिसकी छत आठ खम्भों 
पर खड़ी है । बीच में एक कुंड है जिसमें शिवजी की काले पत्थर की पिडी है और 
उसके तीन मोर पार्वती , गणेश मादि की संगमरमर की मूतियां । दालान में संग 
मरमर का फर्श है । दीवारों और खम्भों पर मारबिल चिप्स का पलस्तर है । मन्दिर 
को परिक्रमा, जो कभी रही होगी, अब नहीं है । वह एक ओर दालान में ही मिला दी 
गई है और दूसरी ओर एक कोठा बना दिया गया है । मन्दिर के आगे कोलोनेड 
है एवं सहन में एक कुना है । फिर आगे जाकर पांच सीढ़ी चढ़कर दूसरी सड़क 
यमुना के साथ वाली आ जाती है । पहले तो यहां सब जगह यमुना को धारा बहा 
करती थी । अब खुश्की हो गई और सड़क निकाल दी गई है । बमुना बहुत नीचे 
चली गई है । इस सड़क के बाएं हाथ यमुना नदी पर पक्का घाट है । 

यह निश्चित है कि मौजूदा मन्दिर उस काल का नहीं हो सकता । इसके लिए 
कई रिवायात माहूर है । कहा जाता है कि हुमायू बादशाह ने 1532 ई० 
में उस मन्दिर को तोड़ -फोड़ कर उसे अपने मनोरंजन का स्थान बना लिया 
था । यह भी कहा जाता है कि उसके ऊपर लगे रंगीन टाइल वह किसी अन्य स्थान से 
निकाल कर लाया था और 1618 ई० में जब जहांगीर मागरे से करमीर जा रहा 
या तो वापसी पर उसने मन्दिर के ऊपर एक कुतबा लिखवा दिया था । यह भी 
कहा जाता है, जो अधिक सम्भव है, कि इसे मराठों ने अपने दिल्ली पर अधिकार 
के समय बनवाया था । 

3. योगमाया का मंदिर : श्री कृष्ण के जन्म के सम्बन्ध में भागवत में कथा है 
कि वह योगमाया की सहायता से कंस के जाल से बच पाए । उसी योगमाया की स्मति 
में सम्भवतः पांडवों ने यह मन्दिर स्थापित किया होगा या यह हो सकता है कि जब 
खांडव वन को जला कर कृष्ण और अर्जुन निवत्त हए तो उस विजय की स्मति में यह 
मन्दिर बना दिया गया हो क्योंकि बिना भगवान की योग शक्ति के इन्द्र को पराजित 


हिन्दू काल को दिल्ली 


करना आसान न था । जब तोमरवंशीय राजपूतों ने इस स्थान पर दिल्ली बसाई 
तो सम्भव है कि उन्होंने योगमाया की पूजा करनी प्रारम्भ कर दी हो क्योंकि वह 
भी चन्द्रवंशी थे और देवी के उपासक थे । 

वर्तमान मन्दिर 1827 ई० में अकबर द्वितीय के काल में लाला सेठमलजी 
ने बनवाया बताते हैं । मन्दिर का अहाता चार सौ फुट मुरब्बा है । चारों ओर 
कोनों पर बुजिया है । मन्दिर की चारदीवारी है जिसमें पूर्व की ओर के दरबाजे 
से दाखिल होते हैं । चारदीवारी के बाहर कितने ही मकान यात्रियों के ठहरने 
के लिए बने हुए हैं । अन्दर जाकर मन्दिर के दक्षिण और उत्तर में चन्द मकान 
यात्रियों के ठहरने के लिए बने हुए हैं । मन्दिर लोहे की लाट से करीब 260 गज 
उत्तर पश्चिम में स्थित है । मन्दिर में मति नहीं है बल्कि काले पत्थर का गोलाकार 
एक पिड संगमरमर के दो फुट चौकोर और एक फुट गहरे कुंड में स्थापित किया 
हा है । पिडी को लाल वस्त्र से ढका हुमा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है । 
मन्दिर का कमरा करीब बीस फुट चौकोर होगा । फर्श संगमरमर का है । ऊपर 
गोपुर बना हुआ है जिसमें शीशे जड़े हुए हैं । मन्दिर की दीवारों पर चित्रकारी 
की हई है । मुति के ऊपर छत्र और पंखा लटका हया है । मन्दिर के द्वार पर लिखा 
हुआ है - योगमायें महालक्ष्मी नारायणी नमस्तुते । यह स्थान देवी के प्रसिद्ध 
शक्तिपीठों में गिना जाता है । मन्दिर में घंटे नहीं है । यहां मदिरा और मांस का 
चढ़ावा वजित है । श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यहां मेला लगता है । 

मन्दिर के तीन द्वार हैं । दक्षिण द्वार के ऐन सामने दो दोर लोहे के सींखचों 
के एक बक्स में बैठे हैं जो देवी के वाहन हैं । इनके ऊपर चार पण्टे लटकते हैं । 
शेरों की पुश्त की और एक दालान है जिसमें पश्चिम की ओर के कोने में गणेश की 
मति है और एक चोटी शिला भैरव की है । मन्दिर के उत्तरी द्वार के सामने शिवजी 
का मन्दिर है जिसके पीचे एक संदरी बनी हुई है जिसमें उत्तर की ओर खड़े होकर 
अनंगपाल ताल दिखाई देता है । उत्तर पश्चिम कोण में एक पक्का कुमां है जो 
रायपिथौरा के समय का बताया जाता है । यहां करीब डेढ़ सौ वर्ष पूर्व मुगल काल 
में वर्षा ऋतु का एक मेला फुलवालों की सैर के नाम से शुरू हमा । यह सर 
प्रायः श्रावण मास में हुआ करती थी जिसमें हिन्दू मसलमान दोनों भाग लेते थे । 
सर दो दिन हुआ करती थी - बुध और गुरुवार को । बुध के दिन योगमाया के मन्दिर 
में हिन्दुओं की ओर से पंखा चढ़ता था और बृहस्पतिवार को मुसलमानों की मोर से 
हजरत कुतुबुद्दीन बक्तियार काकी के मजार पर । यह मेला हिन्दू -मुसलमान एकता 
का प्रतीक था । 

4. कालकाजी अथवा कासी देवी का मच्चिर : इस काली देवी का इतिहास 
बहुत प्राचीन है । महते हैं कि लाखों वर्ष हए जब इस मन्दिर के सानिध्य में देवताओं 


बिल्ली की खोज 


का बास था जिन्हें दो वैत्य सदा सत्ताया करते थे । तंग पाकर देवता ब्रह्मा के पास अपनी 
शिकायत लेकर गए । लेकिन ब्रह्मा ने इसमें दखल देने से इन्कार कर दिया और 
उन्हें पार्वती के पास जाने को कहा । पार्वती के मुंह से कुश्की देबी निकली जिसने 
दैत्यों पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला, लेकिनहुआ यह कि दैत्यों का रुधिर 
जमीन पर गिरने से हजारों अन्य दैत्य पैदा हो गए जिनके साथ कुपको देवी का संग्राम 
चलता रहा । पार्वती को अपनी पैदा की हुई कुश्की को दैत्यों से घिरा देखकर दया 

आ गई और कुरकी देवी की पलकों से बिकराल काली देवी का जन्म हमा जिसके 
नीचे का होंठ निचली पहाड़ियों पर टिका हुआ था और ऊपर का प्राकाश को छू 
रहा था । उसने मारे हुए दैत्यों का रुधिर पी लिया जो उनके जख्मों से निकल रहा था 
और इस प्रकार देबो को अपने शत्रुओं पर पूर्ण विजय हुई । कोई पांच हजार वर्ष 
पूर्व काली देबी इस स्थान पर आकर बस गई और तब ही से वह यहां की मुख्य मधि 
प्ठात्री देवी के रूप में पूजने लगी । कदाचित पांडवों ने ही उसे स्थापित किया 
होगा । 

वर्तमान मन्दिर का सबसे पुराना भाग 1768 ई० में बना बताते हैं । यद्यपि 
यह माना जाता है कि देवी का यह स्थान रायपिथौरा के समय में अवश्य रहा होगा 
और यहां पूजन होता होगा । योगमाया के मन्दिर से यह सम रेखा में पांच मील 
के अन्तर पर है । 

मन्दिर मौजा बहापुर में दिल्ली से नौ मील मथुरा रोड पर अोखले के स्टेशन 
के पास से होकर जाते हुए पक्की सड़क पर पड़ता है । मन्दिर पत्थर और चूने का 
बना हुया है । देवी की मूति मन्दिर के मध्य में स्थापित है जिसके तीन ओर लाल 
पत्थर पौर संगमरमर का 6 फुट ऊंचा परदा और कटहरा है । आगे की तरफ 
संगमरमर की 6 फुट ऊंची चबूतरी है । परदे की बाई और एक फारसी और एक 
हिन्दी का लेख है जिसमें लिखा है 

श्री दुर्गा सिंह पर सबार - 1821 फसली 
1816 ई० में पुजारियों ने मन्दिर का जीर्णोद्धार करने की तजवीज रखी 
लेकिन लोगों ने सहयोग नहीं दिया । तब लोगों के नाम कागज की परची पर लिख 
कर देवी के सामने रखे गए और अकबर सानी के पेशाकार राजा केदारनाब का 
नाम निकला । राजा ने मन्दिर के बाहर के बारह कमरे बनवाए और मन्दिर का 
गीपुर बनवा दिया । हर कमरे में एक दरवाजा अन्दर और दो बाहर है । मन्दिर 
के बारह दरवाजे है । मन्दिर के सामने दक्षिण की ओर लाल पत्थर के दो 
शेर हैं जिनके सर पर एक भारी घण्टा लटकता रहता है जिसको दर्शक बड़े जोर से 
बजाते हैं । घण्टे के अतिरिक्त और भी बहुत - सी घंटियां लटकी हुई हैं जो यात्री 


हिन्दू पाल की दिल्ली 


बजाते रहते हैं । पिछले पचास-साठ वर्षों में मन्दिर के इर्द-गिर्द यात्रियों के ठहरने 
के लिए बहुत -से मकान बन गए हैं । 

मन्दिर में प्रातःकाल मारती होती है । घण्टे की आवाज दूर - दूर जाती 
है । दोपहर को भोग लगता है । मिठाई और चने का पकवान भी चढ़ाया जाता 
है । यात्री कन्या लौकड़े जिमाते रहते हैं जो यहां बड़ी संख्या में हर वक्त मौजूद 
रहते है । देवी लाल कपड़े की तियल पहने रहती है और अलंकारों से श्रृंगार 
हुआ रहता है । सर के ऊपर चादी मादि धातु के छत्तर लटकते रहते हैं । यहां भी 
पंखा चढ़ता है । घी की एक ज्योति रात दिन जलती रहती है । 

दिल्ली और आस- पास के देहातों में इस मन्दिर की बहुत मान्यता है । 
वर्ष में दो मेले यहां खास तौर से लगते हैं - चैत्र शुक्ला अष्टमी और आश्विन 
बाक्ला अष्टमी को । यह छमाही मेले कहलाते हैं । चैत्र की छमाही का मेला 
बड़ा होता है । हजारों शहरी और देहाती इसमें शरीक होते हैं । मेला 
सप्तमी से नवमी तक रहता है । रामनवमी को देवी के दर्शन करके अोखले के 
यमुना घाट पर जाकर स्नान करते हैं जो मन्दिर से दो -तीन मील पड़ता है । यहां 
वसन्त पंचमी को भी मेला होता है और हर शक्ल पक्ष की अष्टमी तया मंगल को भी 
काफी यात्री दर्शन करने पाते हैं । यहां के पंडे चिराग दिल्ली में रहते हैं जो यहां से 
दो मील के करीब है । पंड़ों की संख्या बहुत है, इसलिए चढ़ावे का बंटवारा हो जाता है 
और बारी-बारी से पंडे पूजा करवाते हैं । पंडों में विद्या का अभाव है । दिल्ली वालों 
में वैश्य जाति बाले लड़का- लड़की के विवाह के पश्चात नव दम्पति को इस मन्दिर म 
आराधना करवाने एक बार अवश्य ले जाते हैं । किसी समय तो मन्दिर उजाड़ में 
था , मगर अब मन्दिर से माषा मील दूर वारणाथियों की एक बहत बड़ी कालोनी बस 
गई जो एक नगर ही है और जहां की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है । 1947 ई० में जब 
शरणार्थी दिल्ली पाए तो मन्दिर के पास उनके लिए एक कैम्प खोला गया था जिसे 
देखने महात्मा गांधी गए थे और मन्दिर के चारों ओर घूमकर उन्होंने वहां के 
मकानों में बसे हुए शरणार्थियों की हालत का निरीक्षण किया था । 

5. पांचवां स्थान जो पांडवों के समय का बताते हैं, वह है किलकारी भैरवजी 
का मन्दिर जो दिल्ली शहर से 2 मील मथुरा रोड पर बाएं हाथ पुराने किले की 
उत्तरी चारदीवारी के बराबर जो सड़क बन्दर को गई है, उसके बाएं हाथ पुरान 
किले की फसील से बिलकुल सटा हुआ है । मन्दिर में दो संदरिया है - एक में 
भैरोजी, भीमसेन और हनुमान की मतियां हैं और दूसरी में यहां के पुजारी नाथों 
की तीन समापियां हैं । दोनों संदरियों के सामने खुला सहन है । मन्दिर में सदर 
दरवाजे से प्रवेश करके सामने ही चौक में शिव मन्दिर है और बाएं हाथ भैरव मन्दिर 
है । दाएं हाथ भी एक कोने में शिव मन्दिर है । उसके एक भाग में पुजारी रहता है । 


दिल्ली की खोज 


हर इतवार को बहुत से दर्शनार्थी इस मन्दिर की यात्रा को आते हैं । मन्दिर के सहन 
में चौके बिछेहुए हैं और एक कुआं भी है । मन्दिर की एक तरफ की दीवार तो किले 
की ही दीवार है बाकी तीन तरफ दीवार खिची हई है । मन्दिर के बाहर एक 
प्याक है । यहां पुजारी नाथ सम्प्रदाय का रहता है । कभी-कभी मन्दिर में 
बकरा भी काटा जाता है । 

दिल्ली में 52 भैरों माने जाते हैं । इनमें जो सबसे प्राचीन गिने जाते हैं 
है किनचारी भैरों और इसी मंदिर के पास एक दूसरे भैरों दूधिया भैरों । 

6. दधिया भैरों : इन्हें भी पांडव -काल का माना जाता है । कहते हैं 
यह किलकारी भैरों से कोई एक फलांग मागे जाकर है । किले की दीवार से सटा 
हुआ दूषिया भैरों का मंदिर है । भैरों की मूति सिंदूर से इको है । एक छोटी - सी 
बगीची और कुंआ भी यहां है । 

7. बाल भैरों : किलकारी भैरों के समय के ही एक दूसरे भैरों बाल मैरों भी माने 
जाते हैं जिनका मंदिर तीसहजारी फतहगढ़ की पहाड़ी पर है । मंदिर का अहाता बहुत 
बड़ा है । दो उसके द्वार है । अहाते में कई बारहदरी यात्रियों के लिए बनी हुई है । 
मंदिर एक दालान में बना हुआ है । चारों ओर उसके परिक्रमा है । मूर्ति की पिडी है 
जिसका चेहरा जमीन में बना हुआ है । चारों पोर 6 इंच ऊंची संगमरमर की रोक 
है । मंदिर में और भी कई मूतियां हैं । यहां के पुजारी भी नाथ संप्रदाय के है । 
इस मन्दिर की भी बहुत मान्यता है । मूर्ति पांडव -काल की ही मानी जाती है । 

पुराना किल्ला : यह किला पांडव-काल के स्मृति स्थानों में गिना जाता है , 
जो दिल्ली से दो मील के अन्तर पर है । यह पांडवों का किला कहलाता चला आया 
है । लेकिन इस किले को किसी इतिहासकार ने उस काल का बना हुआ नहीं बताया 
है । अलबत्ता किले में जो खुदाई अब हो रही है मुमकिन है वह किसी दिन उस 
कान का कोई चिह्न प्रकट कर दे । 

जब पाण्डव राज्य छोड़ कर अपनी अन्तिम यात्रा के लिए बिदा होने लगे तो 
महाराज यधिष्ठिर ने इन्द्रप्रस्थ का राज बज को दे दिया था और हस्तिनापुर का 
परीक्षित को । मगर जब बज अपना राज्य मयुरा ले गए, तब इन्द्रप्रस्थ शायद फिर 
परीक्षित के ही अधीन आ गया होगा । युधिष्ठिर की तीस पीढ़ी ने राज्य किया । 
अन्तिम राजा क्षेमक को , जो बहुत दुर्बल था , उसके मन्त्री विनवा ने मार कर राज 
सिंहासन पर कब्जा कर लिया । इस प्रकार पाण्डव कुल का मन्त हुआ । पाण्डबों का 
राज्य 1, 745 वर्ष रहा । 

विस्तवा की चौदह पीढी ने राज्य किया । अन्तिम राजा वीरसालसेन अपने मन्त्री 
बीरबाहु द्वारा मारा गया । वीरबाहु के वंशजों ने सोलह पीढ़ी राज्य किया । अन्तिम राजा 


हिन्दू काल की बिल्ली 


27 


मादित्यकेतु प्रयाग के राजा घान्धरद्वारा मारा गया और घान्धर की नौ पीढ़ियों ने राज्य 
किया । इस वंश के अन्तिम राजा का नाम राजपाल अथवा रंगपाल था । इस प्रकार 
परीक्षित से लेकर राजपाल तक छयासठ पीढ़ियों ने राज्य किया । महाराज राजपाल 
ने कुमायूं के राज्य पर चढ़ाई की और वह वहां के राजा सुखवंत द्वारा मारा गया । 
सुखवंत ने इन्द्रप्रस्थ को अपने हस्तगत कर लिया मगर वह अधिक समय तक उस पर 
कम्जा न रख सका । बारह वर्ष पश्चात महाराज विक्रमादित्य ने इन्द्रप्रस्थ पर चढ़ाई 
की और सुखवंत को मार कर इन्द्रप्रस्थ को मालवे में मिला लिया और उज्जन लौट आया । 
इस प्रकार न केवल पाण्डबों की परम्परा समाप्त हई बल्कि विक्रमादित्य ने यधिष्ठिर 
संवत की जगह अपना संचत चला दिया । उसके बाद से पाठ- दस शताब्दी तक 
इन्द्रप्रस्थ का सिहासन खाली पड़ा रहा । 

हिन्दू काल के यहां तक के इतिहास को देखने से पता चलता है कि जब विक्रमा 
दित्य ने ईसा की पहली शती में सुखवंत को मार कर पाण्डवों की प्राचीन राजधानी 
इन्द्रप्रस्थ को मालवा राज्य में मिला लिया तब करीब एक हजार वर्ष तक 
भारतवर्ष में अनेक परिवर्तन हए । कितने ही छत्रपति राजा हुए । बड़े- बड़े नगर बसे 

और उजड़े । कई राजधानियां बदली और उजड़ी , अनेक घटनाएं घटी , कितने ही 
विदेशी आक्रमण भी हुए । 

405 ई० और 695 ई. के बीच चार विख्यात चीनी यात्री भारत भ्रमण के 
लिए आए । आखिर के वर्षों में तो महमूद गजनी ने 17 बार भारतवर्ष पर हमले 
करके भारत को लटा , मगर इन्द्रप्रस्थ का उल्लेख कहीं देखने में नहीं आता । इति 
हासकार अल्बरूनी ने दसवीं सदी के आखिर में मुसलमानों की हालत का वर्णन किया 
है । वह कई बरस भारत में रहा । मगर उसने भो इन्द्रप्रस्थ अथवा दिल्ली का कोई 
जिक नहीं किया । उसने कनौज, मयुरा , थानेश्वर का जिक तो किया है और 
कन्नौज से भिन्न -भिन्न नगरों का अन्तर बताते हुए मेरठ, पानीपत , कंचल तक का 
नाम गिनवाया है, मगर दिल्ली का नाम कहीं नहीं लिया । महमूद गजनी के 

का हाल लिखा है , दिल्ली के पास 
के चार स्थानों को लूटने का जिक्र किया है, मधुरा और कन्नौज की पराजय का 
जिक्र किया है , मगर इन्द्रप्रस्य अथवा दिल्लो का हवाला कहीं नहीं दिया । इससे 
अनुमान होता है कि इन्द्रप्रस्थ किसी गिनती में ही न था । यह कोई छोटी - सी बस्ती 
रही होगी । इसलिए खोज का विषय यह है कि इन्द्रप्रस्थ फिर कब और कहां बसा 
और उसका नाम दिल्ली कैसे पड़ा । 

हजार या आठ सौ वर्ष पश्चात इन्द्रप्रस्थ का नाम पहली बार हिन्दू कवियों 
( नाटों ) की रचनाओं में सुनने में माता है जो उन्होंने राजपूत राजाओं के सम्बन्ध 
में की हैं । उनका कहना है कि विक्रमादित्य को विजय के पश्चात 792 वर्ष तक दिल्ली 


बिल्ली की खोज 


( इन्द्रप्रस्थ ) उजड़ी पड़ी रही और इसे 736 ई. अथवा सम्बत 792 में महाराज 
अनंगपाल प्रथम ने फिर से बसाया । 

महाकवि चन्दबरदाई ने लिखा है कि अनंगपाल प्रथम , जो तोमर वंश का राजपूत 
था , वास्तव में चन्द्रवंशी पांडबों का वंशज था और कहा है कि इसी राजा ने फिर 
से नगर बसाकर इन्द्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और इसकी 20 पोड़ियों ने 
करीब चार सौ वर्ष इन्द्रप्रस्थ अथवा दिल्ली पर राज्य किया जब अनंगपाल 
तृतीय ने दिल्ली राज्य को अपने घेवते पृथ्वीराज चौहान को दे दिया । 

प्रसिद्ध राजाबली अन्य में लिखा है - भारतवर्ष के उत्तरीय भाग कुमायूं 
गिरिजज से सुखवंत नामक एक राजा ने पाकर चौदह वर्ष तक इन्नप्रस्थ पर राज्य 
किया । फिर महाराज विक्रमादित्य ने उसे मार कर इन्द्रप्रस्थ का उद्धार किया । 
भारत युद्ध को हुए इस समय तक 2, 915 वर्ष हुए थे । इसने आगे चलकर लिखा है 
कि पौराणिक ग्रन्थों की खोज करने से यह पता चलता है कि युधिष्ठिर से लगाकर 
पवीराज तक एक सौ से अधिक राजा नहीं हए और इन एक सौ राजाओं ने 4, 100 
वर्ष राज्य किया था । 

महाराज अनंगपाल प्रथम ने नई नगरी कहाँ बसाई और इन्द्रप्रस्थ का नाम 
दिल्ली कब और कैसे पड़ा, इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है । कुछ का कहना 
है कि अनंगपाल ने इन्द्रप्रस्थ उसी स्थान पर फिर से बसाया जहां वह पहले था और 
उसका नाम इंदरपत या पुराना किला पड़ गया था जो आज भी दिल्ली शहर से दो 
मील की दूरी पर मयुरा की सड़क पर बाएं हाथ खड़ा दिखाई देता है । कुछ का 
कहना है कि उसने यहां से 10 मील दूर महरौली के पास उसे बसाया था । 

कुछ का यह कहना है कि जब मसलमानों के आक्रमण बहत बढ़ गए तो 
इन्द्रप्रस्थ को उस स्थान पर बसाया गया जहां बड़गपुर बंद व गांव और सूरज कुंड 
है । यह कुंड तुगलकाबाद से कोई तीन मील की दूरी पर और आदिलाबाद से करीब 
ढाई मील पूर्व दक्षिण में एक पहाड़ी में अड़गपुर गांव से एक मील पर पड़ता है । 
अडगपुर के करीब बंद और इस कुंड के निकट सुरज के एक मन्दिर के चिह्न और 
एक नगर के चिह्न मिलते है । प्रतीत होता है कि पहाड़ों में बंद बांधकर यह कुड 
बनाया गया था ताकि नगर के लिए पानी मिलने में कोई कठिनाई न हो । अनुमान है 
कि इस बंजर पहाड़ी में यह नगर बसाना शायद इसलिए पसन्द किया गया था क्योंकि 
मसलमानों के हमले लगातार हो रहे ये मोर महमद गजनी ने उत्तरी भारत पर मातंक 
जमाया हुआ था । आक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए शायद यह स्थान पसन्द किया 
गया हो क्योंकि यहाँ और कोई सुविधा न थी । चंद वर्ष पीचे जब शायद महमद 
गजनी के हमलों का भय घट गया , वह 1030ई० में मर गया था , तो राजधानी 


हिन्दू काल की दिल्ली 


वहां से हटाकर मौजूदा कुतुबमीनार के करीब ले जाई गई । कुछ का कहना है कि 
दिल्ली सबसे पहले किलोखड़ी में बसी थी और लोहे की जो कोली यहां गाडो गई 
थी उसके उखाड़ने से ही उस स्थान का नाम किलोखड़ी पड़ा था । 

अनमान है कि अनंगपाल प्रथम ने इन्द्रप्रस्थ से दिल्ली को हटाकर विक्रम 
सम्बत 733 ( 676 ई० ) अथवा 792 से 735 में उसे अड़गपुर में बसाया जो 
गुड़गांव जिले में तुगलकाबाद से तीन मौल और दिल्ली से कोई 12 मील है और 
यहाँ एक बहुत बड़ा बंद बनाया । यह बंद एक घाटी पर बनाया हुआ है जो 289 
फुट लम्बा है । यह बदरपुर- महरौली रोड से पूर्व दिशा में कोई डाई मील के अन्तर 
पर पहाड़ियों में बना हुआ है । इन्द्रप्रस्थ गुरुनुल से भी रास्ता जाता है । वहाँ से 
कोई एक मील है । बंद के दो तरफ पहाड़ हैं और बीच में छोटी - सी एक घाटी है । 
उस घाटी को बंद करके इसे बनाया गया है । बंद पक्का और बड़ा मजबूत पत्थर का 
बना हुमा है । यह सतह पर 150 फुट चौड़ा और 120 फुट ऊंचा है । इस बंद 
के बीच में एक दर 60 फुट गहरा और 215 फुट चौड़ा है । इस दर के सामन 
तीन नालियाँ पाठ- पाठ फुट ऊंची बनी हुई है । यह नालियां दीवार की सारी 
चौडान में चली गई हैं । इन नालियों के दोनों ओर पानी छोड़ने और बन्द करने की 
खिड़कियों के निशान पडे हए हैं । इस मेहराब के दोनों तरफ 37- 38 फुट लम्बी 
दीवार है जिसकी 17 सीढ़ियां मौजूद है । इस बंद की मोरी इतनी बड़ी हैं कि बड़ा 
प्रादमी उसमें से चला जाता है । यद्यपि इस बंद में पानी अब नहीं ठहरता मगर जड़ों 
में से बारह महीने रिसता रहता है । उसो जमाने में राजा ने इस बंद के पास पहाड़ 
की चोटी पर गांव के उत्तर पश्चिम में एक छोटा - सा किला बनाना शुरू किया था । 
कहा जाता है कि चारदीवारी के अतिरिक्त और कुछ बनने नहीं पाया था । अब 
चारदीवारी भी नहीं रही । कुछ खंडहर जरूर दिखाई देते हैं । कंदर भोपाल, जो 
अनंगपाल का वायद बारहवां बेटा था , उस जगह आबाद हुआ और उसके वंशज वहां 
रहते रहे । चौथी पीडी में साकरा नामी राजा ने एक गजरी से शादी कर ली मोर 
उससे जो औलाद चली वह तंवर न रह कर गुजर कहलाने लगी । वहीं वहां आबाद है । 
इस बंद के एक पहाडी भाग में बिल्लोर की खान भी थी जिसमें बहुत अच्छा बिल्लौर 
निकलता था । अब वह बंद हो गई है । 

इस बंद को देखते हुए, जिसे बने करीब तेरह सौ वर्ष हो गए, आश्चर्य होता 
हैं कि उस जमाने में भी कैसे-कैसे कारीगर ये और कसा मसाला वह काम में लाते 


सूरज कुंड - अनंगपाल के पांच पुत्र बताए जाते हैं - तुडंगपाल, महीपाल , 
सूरजपाल और दो और । अनंगपाल ने अनंगपुर गांव में , जिसे अब अड़गपुर या 
अनकपुर कहते हैं , बंद बांबा पौर नगर बसाया । उसके बेटे महीपाल ने महीपालपुर 


30 


बिल्ली की खोज 


बसाया जो महरौली से तीन चार मोल है । वहां एक बहुत बड़ा ताल, महल और 
किला था जिनके चिह्न प्राज भी मौजूद है । तुडंगपाल ने तुगलकाबाद के निकट 
किला बनाया और सूरजपाल , जो पांचवा बेटा था , ने सूरजकुंड बनाया । यह 
अड़गपुर से एक मील है । भाटों की कविताओं के अनुसार इस कुंड की रचना का 
समय सम्बत 743 विक्रमी ( 686 ई० ) बताया जाता है । यह कुंड 
छः एकड़ जमीन में जंगल और पहाड़ों के बीच , इंसान की जहाँ गजर प्रासान 
नहीं है , बना हुआ है । कुंड पक्का बारे के पत्थर का है । चारों तरफ घाटदार 
पत्थर की सीढ़ियां हैं जो नीचे से ऊपर तक चली गई है । ये सौद्धियां नौ - दस फूट 
तक तो मामूली चौडी है, लेकिन ऊपर जाकर ये बहुत चौड़ी हो गई है । कुंड घोड़े 
को नाल की शक्ल का बना हुया है । कुंड के पश्चिमी भाग के बीच में , जो खंडहर 
पड़ा है, ख्याल है कि सूर्य का मन्दिर था । तालाब से मन्दिर पर चड़ने को 
पचास सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों के दोनों ओर ऊंची- ऊंची दीवार है । पूर्व में 
भी इसी प्रकार एक जबाबी घाट बना हुया है । उस मोर भी शायद कोई इमारत 
रही हो । कुंड की उत्तरी दीवार के बीच में मवेशियों के लिए एक रपटवां गौघाट 
बना हुमा है । इस घाट से उस ट्टी हुई दीवार की तरफ , जो पश्चिम में है, सीढ़ियां 
नहीं है । यह भाग शायद इसलिए खाली छोड़ा गया है ताकि इधर से पहाड़ का सारा 
पानी बहकर कुंड में भर जाए । कुंड के चारों कोनों पर बुनियां भी रही होंगी 
क्योंकि पत्थरों के ढेर पड़े हुए है । कुंड से हटकर भी और मकानात और बुर्ज थे 
जिनका मलबा कुंड से आठ नौ गज के अन्तर पर पड़ा हुआ है । कुड के उत्तरी भाग में 
एक महल था । महल से तालाब पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं । महल 
तो नहीं रहा , मगर सोड़िया है । कुंड में बरसाती पानी भर जाता है । 15- 20 फुट 
पानी हो जाता है । भादों सुदी छठ को यहां हर वर्ष एक मेला लगता है । कुंड 
के दक्षिण-पूर्वी कोने में एक पीपल का पुराना पेड़ है जिसकी पूजा होती है । चढ़ावा 
अड़गपुर और लकड़पुर गांव के पुजारी ले जाते हैं । कुंड से कोई पाव मील पूर्व दिशा 
में अन्दर जाकर एक छोटा - सा चश्मा है जो सिद्ध कुंड कहलाता है । यहां भी मेला 
लगता है । कुंड में पानी सदा बना रहता है । वर्षा काल में यह सारा भाग देखने 
योग्य होता है । 


सम्भवत : अडगपूर अथवा अनकपुर से दिल्ली हटाकर किलोखडी और फिर 
महरौली के पास 1052 ई० में बसाई गई और राजा अनंगपाल तथा उसके वंशजों ने 
करीब एक सदी तक वहां बिना किसी रोक -टोक के राज्य किया । इस दरमियान 
राजा मनंगपाल ने एक बहुत विशाल कोट बनाया जिसका नाम लालकोट था । 
इस कोट के खंडहर माज भी देखने को मिलते हैं । किले के अतिरिक्त राजा ने एक 
ताल अनंगपाल के नाम से बनाया तथा 27 मन्दिर बनाए जिनकी बनावट राजपुताना 


हिन्बू काल की बिल्ली 


मौर गुजरात के मन्दिरों के नमूने की थी । उन मन्दिरों को मुसलमानों ने तोड़ 
कर उस सामग्री से मस्जिद बनाई थी जिसमें लोहे की लाट खड़ी है । आबू पहाड़ 
पर जैसे दिलवाड़े के मन्दिर है उसी नमूने के ये मन्दिर थे और उनके बीच में लोहे 
की कीली खड़ी थी । कोली तो अपने स्थान पर जहां थी वहां ही खड़ी है मगर मन्दिरों 
की जगह मस्जिद बन गई जिसे कुब्बतुलइस्लाम अर्थात् इस्लाम की शक्ति के नाम से 
पुकारते हैं । यह तो निश्चित है कि मस्जिद उसी चबूतरे पर बनाई गई है जिस पर 
मन्दिर बना हुआ था , मगर यह भी बहुत मुमकिन है कि मस्जिद का पिछला भाग 
मन्दिर का ही भाग रहा हो । इसको पृथ्वीराज का चौसठ खम्भा भी कहते हैं । 

चौसठ खम्भे में प्रवेश करने के लिए पूर्व की ओर से सीढ़ियां उतर कर फिर 
सात सीढ़ियां चढ़कर चौसठ खम्भे के मुख्य द्वार में दाखिल होते है । चबूतरे की ऊंचाई 
41 फुट है और द्वार के दाएं -बाएं बारह फुटी दो दीवारें है । दरवाजा कोई ग्यारह 
फुट चौड़ा है । द्वार में प्रवेश करके हम एक गुम्बद के नीचे पहुंचते हैं जिसके दाए 

और बाएं स्तम्भों की कतार है और मागे की भोर सहन 142 फुट लम्बा और 108 
फुट चौड़ा है । दाएं हाथ पर चार कतार स्तम्भों की है । चौंसठ खम्भे की दक्षिण 
की ओर इसका दक्षिणी दरवाजा है । वैसा ही उत्तर में है । दक्षिण -पूर्व की पोर की 
खिड़कियां मौजूद है । दक्षिण - पश्चिम की पोर की खिड़कियां मय दीवार के खतम हो 


पश्चिम की और पांच बड़ी महराबें हैं । इन महराबों के पीछे की ओर मस्जिद 
का प्रार्थना भवन था जो उसी नमूने का था जैसे कि अन्य भवन बने हुए है । इसके बीच 
में गुम्बद या जैसा कि पूर्वी द्वार पर बना हुआ है । प्रार्थना भवन 147 फुट लम्बा 
और 40 फुट चौड़ा था जिसकी छत प्रति उत्तम और बहुत ऊंचे पांच कतारों में 
स्तम्भों पर बनी हुई थी । मस्जिद के पब खंडहर ही बाकी है । यह मस्जिद ऐबक 
के काल में कैसी थी , उसका जिक्र करते हुए फीसन ने लिखा है - " यह इस कदर 
जैनियों की इमारतों के नमूने की है कि उसका वर्णन करना ही चाहिए । इसके जम्भे 
आब पहाड के जैन मन्दिरों के खम्भों के समान है सिवा इसके कि दिल्ली के अधिक 
सुन्दर और प्रशस्त है । सम्भवतः यह ग्यारहवीं या बारहवीं शती के बने हुए है 
और उन चंद एक नमूनों में से गिने- चुने है जो भारतवर्ष के स्मारकों को अलंकृत किए 
हए है क्योंकि धरती से शिखर तक एक इंच स्थान भी बिना खुदाई के काम के नहीं 
छुटा है । खम्भों पर लहरिये है जिनके सिरों पर घण्टे या फुदने हैं । अनुमान 
यह किया जाता है कि मस्जिद के आगे के तीन दरवाजे तो बेशक नए बनवाए गए 
होंगे, मगर बाकी हिस्से में मन्दिर को तोड़ कर मस्जिदनुमा बना दिया गया होगा 
मौर मन्दिर के खम्भों पर बनी हुई मतियों पर प्लास्टर चढ़ाकर उनके ऊपर अरबी 
जबान में मायतें लिख दी गई होंगी । मगर धीरे-धीरे वह प्लास्टर झडता गया 


विल्ली की खोज 


और खम्भे अपनी असल हालत में निकल आए । मस्जिद की छत और दीवारों 
पर बाज -बाज सिलें और पत्थर अब भी ऐसे लगे हुए देखने में पाते हैं जिनमें कृष्ण 
भगवान का बचपन और देवतामों की सभाएं बनी हुई है । मस्जिद को शुमाली 
दीवार के बाहर के दो कमरों में से हर एक कमरे में एक - एक औरत अपने पास 
एक बच्चे को लिए हुए लेटी है और तल्त पर शामियाना तना हुपा है और एक 
नौकरानी पास बैठी है । बाएं हाथ की तरफ के कमरे में दो औरतें अपने - अपने बच्चों 
को लिए हुए दरवाजे को तरफ जा रही है । दाहिने हाथ के कमरे में दो और औरतें 
अपने- अपने बच्चों को एक देवता की तरफ ले जा रही है । दालान के उत्तर-पूर्वी 
कोने में एक पत्थर पर छः मूतियां - विष्णु , इन्द्र , ब्रह्मा , शिब और दो अन्य देवत्तानों 
को पाई जाती है । कई मूर्तियां बुद्ध भगवान की बैठी हुई खुदी हुई है । 

लोहे की लाट के गिर्द के दालानों में 340 खम्भे है । स्याल किया गया है कि 
असली हालत में 450 खम्भे रहे होंगे । दालान , जो बने हुए हैं , दो मंजिला भी 


जैनियों का कहना है कि जहां मस्जिद कुव्वतुलइस्लाम बनाई गई , वहां जैन 
पावं नाथ का मंदिर या । यह तोमरवंशीय राजा अनंगपाल ततीय के मंत्री 
अग्रवाल बंशी साहू नट्टल ने 1132 ई . से पूर्व बनवाया बताते हैं । इसके बारे 
में कवि श्रीवर ने पाबपुराण में भी उल्लेख किया है । निकटवर्ती जिन मंदिरों 
को कुतबुद्दीन ऐबक ने 1193 ई० में विध्वंस किया , उनमें यह मंदिर मुल्य था जिसके 
अबशिष्ट चिह्नों में से हाथी दरवाजा तथा दो ओर के सभा- गृह अब भी देखने को 
मिलेंगे । उनके कहने के अनुसार कीली के पार्श्व भाग में शिवर युक्त पीठिका में 
मख्य वेदी स्थापित थी तथा इसी के केन्द्र से चारों मोर सभा - गृह था जिसके स्तम्भों 
व दीवारों पर तीर्थंकरों की मूर्तियां देखने में आती हैं । द्वार को छोड़कर बाकी 
तीन ओर के सभा -गह में तीन अतिरिक्त वेदियों की स्थापना का आभास पाया 
जाता है । जैनियों का कथन है कि यह संपूर्ण मंदिर एक सरोवर के मध्य में स्थित 
था । 

महात्मा गांधी सर्वप्रथम जब कुतुबमीनार और उसके चारों ओर की इमारतों 
को देखने गए थे तो इस मस्जिद को देखकर, जिसमें टे हए मन्दिरों की सामग्री 
लगी हुई थी , उन्हें इतना धक्का लगा था कि वह अपने साथियों को कुतुब की इन 
इमारतों को देखने से रोक दिया करते थे । 

लोहे की लाट या कोली की , जो हिन्दू काल की एक अद्भुत स्मृति है, अपनी 
एक अलग कहानी है जिसका पता संस्कृत में लिखे उन छ: श्लोकों से लगता है जो 
कीलो पर खदे हए है । इन क्लोकों का सम्पयन सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेज ने किया 
और बाद में अन्य लोगों ने भी उन श्लोकों की व्याख्या की । श्लोकों के प्रतिरिक्त 


हिन्दू काल को दिल्ली 


दूसरी भाषाओं में भी लाट पर कुछ खुदा हुआ है । संस्कृत श्लोकों के अनुसार 
चन्द्र नाम का एक राजा हुमा जिसने बंग ( बंगाल ) देश पर विजय प्राप्त की थी और 
सिन्धु नदी की सप्त सहायक नदियों को पार करके उसने बान्हिका ( बल्लब ) 
को जीता था । उस विजय की स्मृति में यह लोहे की कीली या स्तम्भ बना है । अनु 
मान है कि यह विष्णु भगवान के मन्दिर के सामने , जो विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर 
बना हा होगा , भगवान के ध्वज रूप में लगाया गया होगा और इसके ऊपर गरुड़ 
भगवान को मृति रही होगी । राजा चन्द्र से अनुमान है कि यह चन्द्रगप्त जिनीय 
होंगे जिनको विक्रमादित्य द्वितीय भी कहते थे और जो 400 ई० में हुए है । 
यह राजा भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी 
जो बिहार में है । 

लोहे की कीली के संस्कृत श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार है 

"जिसकी भुजाओं पर तलवार से यश लिखा हुमा है, जिसने बंगाल की समर 
भूमि में शत्रुओं के संगठित दल को बार-बार पीछे मार भगाया , जिसने सिन्धु नदी 
के सात महानों को पार कर यद में बल्लखों को जीता. जिसकी यश कीति दक्षिण 
समुद्र में अब भी लहराती है ।। 1 ।। 

जिसने खेद से इस लोक को छोड़ दिया और जो अब स्वर्ग में राजन 
रहे है,जिसकी मूर्ति स्वर्ग पहुंच चुकी है किन्तु यश अभी तक पृथ्वी पर है, जिसने अपने 
मात्रओं को आमूल नष्ट कर दिया , जिसकी वीरता का यश जंगल में महाचिन के समान 
अब भी इस पृथ्वी को छोड़ने को तैयार नहीं है ।। 2 । 

जिसने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी पर एकछत्र राज्य अनेक वर्षों 
किया , जिसका मुख पूर्ण चन्द्र के समान सुशोभित था , उस राजा चन्द्र ने विष्णु 
की भक्ति में दत्तचित्त होकर विष्णुपद गिरि पर भगवान विष्णु का यह विशाल प्वज 
स्थापित किया ।। 3 ।। 

यह बात स्पष्ट है कि मौजूदा स्थान वह नहीं हो सकता जहाँ यह लाट पहले 
लगी हुई थी । अनुमान यह है कि राजा अनंगपाल , जिसने दिल्ली को बसाया, 
इस स्तम्भ को बिहार से यहां लिवा लाया । सैकड़ों मील की दूरी से इतने 
वजनी स्तम्भ को लाना भी कोई आसान बात नहीं है , खासकर उस जमाने में 
जब साधन बहुत सोमित थे । कुछ का कहना है कि लाट को मथुरा से लाया गया 
या । 


इसी लाट पर से दिल्ली के नामकरण संस्कार का पता चलता है । कहते 
है कि जब महाराज अनंगपाल ने अपनी राजधानी बनाई तो इस कीली को मन्दिरी 
के बीच के स्थान में गडवाया । अनंगपाल का नाम , जो बेलानदेव के नाम से विख्यात 


दिल्ली की खोज 


था और तोमर वंश का था , लाट पर खुदा हमा है और बिक्रमी सम्बत 
1109 दिया हुआ है जो 102 ई० होता है । कथा है कि किसी बाह्मण 
ने वचन दिया था कि इस स्तम्भ को यदि ठीक तरह शेषनाग के सर पर मजबूती 
से गात्र दिया जाएगा तो , जिस तरह यह स्तम्भ अटल रहेगा , उसका राज्य भी अटल 
रहेगा । स्तम्भ को गाड दिया गया मगर राजा को विश्वास नहीं हमा कि वह 
शेषनाग के सर पर पहुंच गया है । उसने कोली को उसड़वा कर देखा और उसके 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने यह देखा कि कोली का निचला सिरा खन 
से भरा था जो दोषनाग का था । राजा घबरा गया । उसने कोली को फिर से 
उसी तरह गाड़ने को कहा मगर वह पहली तरह मजबूती के साथ गड़ न सकी . 
ढीली रह गई । इसका यह दोहा विजयात है 

कोली तो डीली गई, तोमर भया मतहीन । 
इसी बीली घर से कालान्तर में दिल्ली नाम पड़ गाया । काथि चन्दबरदाई ने नौ 
पृथ्वीराज रासो में इस घटना का उल्लेख करते हुए कोली दीली की कथा 
लिख डाली है । रियासत क्वालियर का खजग भाट इस घटना का वर्ष 
736 ई० देता है । चंद कवि के अनुसार पनंगपाल द्वितीय ने व्यास से अपने पोते 
की पैदायश का मुहूर्त दिखवाया था । व्यास ने कहा कि महत बहुत शुभ है, उसके 
राज्य को कोई भय नहीं होगा क्योंकि उसके राज्य की जड़ शेषनाग के फण तक 
पहुंची है । राजा को उसकी बात का विश्वास नहीं हसा तब व्यास ने लोहे की 
एक सलाख ली और साठ उगल उसे जमीन में गाड़ा और वह दोषनाग के फण तमः 
पहुंच गई और बाहर निकाल कर राजा को दिलाया तो उसके निचले सिरे पर वन 
लगा हुआ था । ब्राह्मण ने कहा कि चूंकि राजा ने उसकी बात पर यकीन नहीं 
किया, इसलिए उसका राज सलास की तरह डगमगा गया है और यह कहा 

व्यास जग जोती ( जोतपी ) यों बोला ये बातें होने वाली है । 

तोमर तब चौहान और थोड़े दिनों में तुरक पठान । 

यह भी सम्भव है कि यह स्थान, जहां कोली गाड़ी गई, पूर्व काल में खांडव 
बन का भाग रहा हो और यहां नाग वंश बाले रहते हों । यहां शेषनाग नाम को 
कोई विशला हो जिस पर कीली गाडी गई हो या यहां फिर सांप बढ़ गए हों और 
उनका राजा शेषनाग वहां रहता हो । इस स्थान को इन्द्र का शाप तो था ही 
इसलिए कीली हीली रह गई हो , यह भी सम्भव है । 

चंद कवि का यह भी कहना है कि इस लाट को राजा अनंगपाल ने ही बनवाया 
था । वह कहता है कि राजा ने सौ मन लोहा मंगवाकर उसे गलवाया और नोहारों 
ने उसका पांच हाथ लम्बा खम्भा बनाया । 


हिन्बू काल को बिल्ली 


35 


यह लाट किस धातु की बनी हुई है । इसके लिए जुदा -जुदा राय है । कुछ 
का कहना है कि यह बले हए लोहे की बनी है । कछ इसे पंचरस घातयीतल. 
तांबा आदि से बना बताते है । कुछ इसे सप्त धातु से बना कहते है । कुछ इसे नम 
लोहे का बना कहते हैं । डा . टोम्सन ने इसका एक टुकड़ा काट कर उसका विश्ले 
पण किया था । उनका कहना है कि यह केवन बाम लोहे की बनी हुई नहीं है बल्कि 
चन्द मिश्रित धातुओं से बनी है जिसके नाम भी उन्होंने दिए है । 

यह लाट 23 फुट इंच लम्बी है । 22] फुट जमीन की सतह से ऊपर 
और करीब चौदह इंच जमीन के अन्दर गड़ी हुई इसकी जड़ लट्ट की तरह है 
जो छोटी - छोटी लोहे की सलाखों पर टिकी हुई है और स्तम्भ को सीसे से पत्थर 
में जमाया हुआ है । इसकी बुर्जीनमा चोटी फुट ऊंची है जिस पर गड़ 
बैठा था और लाट का नपाट हिस्सा 15 फुट है । इसका सर्दरा भाग 1 फूट 
है । इसका नीचे का व्यास 16 . 4 इंच है और ऊपर का 12. 05 इंच । वजन 
इसका 100 मन के करीब प्रांका जाता है । इस स्तम्भ को दो बार बरबाद करने 
का प्रयत्न किया गया । कहा जाता है कि नादिरशाह ने इसे खोदकार फेंक देने का 
हुक्म दिया , लेकिन मजदूर काम न कर सके । सांपों ने प्राकर घेर लिया । एक भूचाल 
भी आया । दूसरी बार मरहठों ने , जब उनका दिल्ली पर कब्जा था , इस पर एक 
भारी तोप लगा दी मगर उससे भी कुछ नकसान नहीं हमा । गोले का निशान 
बाकी है । यह लाट प्रायः सहस्र वर्ष से अपनी जगह खड़ी है , मगर इसकी धातु 
इतनी अच्छी है कि इस पर मौसम की तबदीली का कोई प्रभाव न पड़ सका । 

लोहे को लाट और कुतुबमीनार के बारे में समय -समय पर भिन्न -भिन्न विचार 
प्रकट होते रहे हैं कि इन्हें किसने और कब बनाया, मगर अभी तक कोई निश्चयात्मक 
बात कायम नहीं हो सकी । पिछले दिनों महरौली के रहने वाले एक शिक्षक 
मायारामजी से मेरा मिलना हो गया जो कई वर्ष से इसी खोज में लगे हए है कि 
इन दोनों को बनाने का हेतु क्या था । लोहे की कीली के बारे में उनकी यह राय 
है कि यह कहीं दूसरी जगह से नहीं लाई गई । यह शुरू से ही यहीं लगी हुई है । कीली 
लगने और उखड़ने और फिर से लगने के पश्चात उस पर से दिल्ली नाम पड़ने 
की जो रिवायत मशहर है , वह इस कीली के बारे में नहीं है । उनका कहना है कि 
तोमर वंशी राजपूतों ने जब दिल्ली बसाई तो वह इन्द्रप्रस्थ के भिन्न -भिन्न भागों 
में किले बनाकर रहा करते थे । मुमकिन है कि अनंगपाल प्रथम ने , जैसा कि कहा 
गया है , दिल्ली के पुराने किले में ही आबादी की हो जिसे इन्दरपत कहा जाता था 
और बाद में उसके बंदाज दिल्ली को किसी कारणों से दरिया के किनारे से हटा 
कर पहाड़ी इलाके में अड़गपुर ले गए हों , क्योंकि बांडव बन का इलाका बही 
था , और कुछ सदियों बाद उसे फिर नदी के किनारे किलोखड़ी स्थान पर बसाया 


दिल्ली की खोज 


हो , क्योंकि उनके मत के अनुसार लोहे की कीली की मशहर रिवायत इस किलोखड़ी 
के बारे में प्रचलित हुई होगी जैसा कि नाम से पता लगता है कि कोल + उखड़ी - किलो 
खड़ी । उनका कहना है कि चंद कवि ने यह जो कहा है कि इस लाट को अनंगपाल 
ने ही बनवाया था , इसे राजा ने सौ मन लोहा मंगवाकर गलवाया और लोहारों 
ने उसका पांच हाथ लम्बा खम्भा बनाया मौजदा लाट के सम्बन्ध में नहीं हो 
सकता क्योंकि न तो यह सौ मन की यांकी गई है और न पांच हाथ लम्बी है बल्कि 
उस जमाने में , जैसा कि रिवाज था , अनंगपाल राजा ने ज्योतिषियों के कहने 
पर सौ मन लोहे की एक कीली बनवाकर नगर बसाने से पूर्व उसे धरती में गड़बाया 
होगा और जब ज्योतिषी ने बताया कि वह शेषनाग के फन पर पहुंच गई तो विश्वास 
न आने के कारण उसे उखड़वा कर देखा गया होगा जिस पर से स्थान का नाम जिलो 
बड़ी पड़ा और फिर उसे गड़वाने पर जब वह ठीक जगह न बैठ कर डीली रह 
गई होगी तो किलोखड़ी को ढीली किलोसड़ी कहने लगे होंगे जिस पर से होते 
होते दिल्ली का नाम प्रचलित हो गया होगा । किलोखड़ी से हटाकरदिल्ली महरौली 
में लाई गई होगी । उनका तो यह कहना है कि यह कोई अलहदा स्थान न थे बस्ति 
मिले - जुले थे । अनंगपाल ने जो लालकोट के अन्दर दिल्ली बसाई बताते है वहां 
तो मन्दिर थे और मन्दिरों में कि उस वक्त बेशकीमत जवाहरात , सोना आदि 
घन रहता था , इसलिए उस सबकी रक्षा के लिए किला बनाया होगा । इसको 
बढ़ाकर पृथ्वीराज ने रायपियौरा का किला बना लिया । शिक्षक महोदय के 
मत के अनुसार कैकबाद ने जब किलोखड़ी में दिल्ली बसाई जो नया शहर कहलाया 
तो वह दिल्ली कुछ नई न होगी बल्कि पुरानी इमारतों को ही ठीक करके उसने 
अपने लिए किला और महल बना लिया होगा । इसी तरह उनकी राय में जब तगलक 
ने तुगलकाबाद का किला बनाया तो वहां भी पहले से किला रहा होगा , क्योंकि इतना 
बड़ा किला और शहर दो वर्ष में बना लेना असम्भव था । यह कहना कि उसके 
किलों को जिन बनाते रहे महज गप्प है । 
__ मौजूदा कीली के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा बह इस प्रकार है - यह 
कोलो शुरू से ही यहां थी और मुमकिन है इसे राजा चन्द्र ने बनवाकर यहीं 
लगवाया हो । उसने एक तालाब बनवाया जो क्षीरसागर कहलाता था और उस 
तालाब में विष्णु भगवान शेषशायी का मन्दिर बनवाया जो शेषनाग पर शयन 
कर रहे थे और जो हजार फन से भगवान पर साया किए हए थे । यह कीली उस 
मति का ही भाग रहा होगा और इसके ऊपर चतुर्मखी बह्मा बैठे होंगे । 

जब मुसलमानों ने दिल्ली पर विजय पाई तो यहाँ सोरी में राजपूतों को 
एक कौन सहरावत रहा करती थी जो पखीराज की बड़ी वफादार थी । उन्होंने 
यह सुना हुचा था कि मुसलमान मन्दिर गिराते और मूर्तियों को तोड़ते चले आ 


हिन्दू काल को दिल्ली 


37 


रहे हैं । यह मूर्ति मुसलमानों के हाथों में न पड़े, इस विचार से वे उसे यहां से 
निकालकर रातों रात मथुरा की तरफ भागे । होडल पलवल के बीच पलवल से 
परे वे यमना के किनारे एक गांव में पहुंचे । मति बहत भारी थी । उसे वे पार 
न ले जा सके । वहां वे जंगल में घुस गए और उन्होंने एक टीले के नीचे मूर्ति 
को छपा दिया । घाट पर जो ब्राह्मण रहते थे उनसे यह कह दिया कि उनका पता 
किसी को न बताया जाए । पीछा करते हुए मुसलमान 
से उनका पता पूछा । उन्होंने कह दिया कि वे लोग तो यमुना पार चले गए । 
इस बात को सुनकर मुसलमानों ने उन सब लोगों को कत्ल कर डाला । 

वे सहरावत यमुना के खादर में मूर्ति को छुपाकर खुद वहां बस गए 
और उस गांव का नाम सीरवी रखा । यह गांव आज भी वहां आबाद है । सहरावत 
ही वहां रहते है । कालान्तर में लोग मूति की बात भूल गए । बाद में इसी खान 
दान में दो व्यक्ति राघोदास और रामदास हए जिन्हें कोड हो गया । ये बहत 
दुखी थे । अंग गल गए थे, चलना भी कठिन था । इन्होंने जगजायपुरी जाकर 
प्राण छोड़ने का विचार किया । चला तो जाता न था । घुटनों के बल घिसटते 
विसटते चल पड़े । कुछ दूर जाकर इन्हें एक बूढ़ा मिला । पूछा कि कहां जा रहे 
हो । इन्होंने अपना उद्देश्य बताया । तब बड़े ने कहा कि जगन्नाथ वह ही है। 
उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं । उसका भाई पोडेनाय हिरनोटा की मिट्टी के 
ढेर में दवा पड़ा है । वे उसे निकालकर उसकी स्थापना करें और पूजा करें 
तो उनका कोढ़ दूर हो जाएगा । उस टीले की पहचान यह है कि उस पर यदि काली 
गाय जाकर खड़ी हो जाएगी तो उसके दूध की धार स्वतः ही उस टीले पर गिरने 
लगेगी । यह आदेश पाकर दोनों बूढे लौट गए और उस टीले की तलाश करने 
लगे । जैसा बताया था वैसा ही हुमा । तब उसे खोदकर मूर्ति बाहर निकाली और 
उसको स्थापित कर दिया गया । 

खीरबी में शेषशायी भगवान का मन्दिर है । वहां जो मूति है , वह यही है 
या कोई और , इसकी अभी तक जांच नहीं की गई, मगर कोई उसको काले पत्थर की 
बताता है तो कोई अष्ट धातु की । मगर मूर्ति बहा अवश्य है और यह कथा भी 
प्रचलित है । 

कुतुबमीनार के लिए भी शिक्षक महोदय का एक नया ही मत है । उनकी राय 
में यह मीनार न तो पवीराज ने बनाया और न ही कुतुबद्दीन ने । बल्कि इसे भी किसी 
और ने ही बनाया बताते हैं । उनका कहना है कि पृथ्वीराज ने बनाया होता तो 
उसका चन्दबरदाई ने जरूर जिक्र किया होता । दूसरे पृथ्वीराज का समय बिलास 
में हो अधिक बीता । उसको ऐसे कामों के लिए फुर्सत ही कहां थी । यह मीनार उनकी 
राय में एक बेधशाला यो जैसा कि जन्तर मन्तर बना है और इससे सितारों की चाल 


दिल्ली की खोज 


को देखा जाता था । इसीलिए इसे तालाब में बनाया गया था ताकि ज्योतिषी लोगों 
को पासमान का नक्शा पानी में देखने से सहलियत रहे । यह वेधशाला थी इसके वह 
कई प्रमाण देते हैं : 

( 1 ) इसका द्वार ठीक उत्तर में है और ध्रुवतारा रात को ऐन सामने दिखाई 
देता है । महनौली नाम मिहिर पर से पड़ा है जिसका संस्कृत अर्थ है सूर्य । संभव है 
कि बारहमिहिर , जो भारत का विख्यात म्योतिषी हुआ है, ने ही इसे बनछाया हो । 
इसको कुतुब भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबनुमा मुवतारा ही होता है । 

( 2 ) इस मीनार पर जो लाल पत्थर बनयों हैं, केवल इसकी सुन्दरता के लिए 
हैं, अन्दर से यह लाट मसाले और पत्थर की बनी हुई है । पत्थरों को आपस में बाँच्चने 
के लिए जो लोहे के हुक लगाए हुए हैं वह ऐसे लोहे के हैं जो आजतक फूला नहीं है । 
मगर मुसलामानों ने अपनी इमारतों में लोहे के जो हुक लगाए हैं वे फूल गए हैं और 
उन्होंने पत्थरों के कोनों को तोड़ डाला है । 

( 3 ) मुसलमानों ने अपनी जितनी इमारत बनाई हैं , वे कार्य की तरफ मुख 
की हई हंपोर मीनार के तथा उनके बीच में कई डिग्री का अन्तर है । इस मीनार में 
पांच डिग्री का उलान दिया गया है । यह सौ गज लम्बी थी , चौरासी गज जमीन के 
बाहर तथा सोलह गज पानी में और जमीन के नीचे । जहां से जीना चढ़ना होता 
है उसकी दहलीज के नीचे भी जीना गया हुआ था लेकिन बह मिट्टी में दब गया । 

इस मीनार पर सूरज की जो किरणें पड़ती है, वह भिन्न -भिन्न वाचल की 
खास - खास जगह साया डालती हैं जिनसे यदि अच्छी तरह खोज की जाए तो 
दिन के घण्टों का और महीनों का हिसाब निकल सकता है । चुनांचे वृद्ध शिक्षक 
ने देखा है कि 21 जून को दोपहर के बारह बजे इस लाट का साया मीनार 
के अन्दर ही पड़ता है, कहीं बाहर नहीं पड़ता । इससे साफ जाहिर है कि मीनार 
में कोई ऐसा दंग जरूर है जो ज्योतिष सम्बन्धी हिसाब को बताता है । जिन 
27 मन्दिरों का जिक्र आता है कि मुसलमानों ने उन्हें ढहा दिया . शिक्षक महोदय 
की राय में वे उन 27 नक्षत्रों के मन्दिर ये जिन पर पप पड़ने से तिथि का पता लग 
जाता था वरना 27 की संख्या में मन्दिर बनाने का पौर क्या हेतु हो सकता था । 
शिक्षक कोई ज्योतिषी नहीं है , न कोई बहुत बड़े हिसाबदा , मगर वह इस बोज 
के पीछे पागल बने रहते हैं । उन्होंने यह भी बताया कि जिस स्थान पर मीनार बनाया 
गया है उसको भी सोच- समझकर चुना गया है क्योंकि इसके पूर्व और पश्चिम 
में यकसां ऊंचाई की पहाड़ियां थीं जिन पर निशान लगे हए थे और उनका साया 
वहां से नापा जाता था । वह अपनी धुन के इतने परते है कि उन्होंने तो लोहे 
को कीली पर लिखे लेख का अर्थ भी इस मीनार के सम्बन्ध में हो कर डाला और 


हिन्दू फाल को विल्लो 


बताया कि उसमें सूरज की चाल का उल्लेख है । उनका कहना है कि कोली पर 
सम्मत पड़ा हुआ ही नहीं है और इस स्तम्भ का निर्माता महाराज मघवा को बताते 
है जो युधिष्ठिर का वंशज था और जिसने 895 ई० से पूर्व राज्य किया था । 
क्या ही अच्छा हो यदि ज्योतिषज्ञाता और हिसाबदां तथा पुरातत्ववेत्ता दोनों 
स्थानों की जांच इस दृष्टि से भी कर देखें । शायद कोई नया ही प्रकाश पराने 
इतिहास पर दिखाई दे जाए । 

शिक्षक महोदय के कथन की कतिपय पुष्टि बिहार के प्रमुख इतिहासकार डा . 
देव सहाय त्रिवेद के कथन से होती है जो उन्होंने कुतुबमीनार के सम्बन्ध में किया है । 
उनका कहना है कि यह मीनार उस समय को बनी हुई है जब भारत में मुसलमानों का 
शासन नहीं था । डाक त्रिवेद के अनुसार प्राचीन काल में इसका नाम विष्ण बज था 

और गुप्तवंश के शासक समुद्रगुप्त ने ईसा से 280 वर्ष पहले इसे बनाया था । 
वहां जो लौह -स्तम्भ है , उसका निर्माण समुद्रगुप्त के बेटे चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ईसा 
से 265 वर्ष पहले किया । इस मीनार में 27 खिड़कियां है जो हिन्दू ज्योतिष 
शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों की प्रतीक है । 

डा० त्रिवेद ने बताया कि इतिहास के अनुसार इस मीनार को गुलाम बादशाह 
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और इसको अधूरा छोड़ कर ही वह मर गया । इसके बाद 
अल्तममा ने इसको पूरा किया पर यह बात ठीक नहीं जंचती क्योंकि मुसलमानों 
ने अपने शासन से पहले कभी ऐसी इमारत नहीं बनाई । उन्होंने कहा कि 
1857 ई० से पहले मोज लोग भी इसे हिन्दू मीनार के नाम से पुकारते थे । कुछ 
विद्वानों का कथन है कि इसे पृथ्वीराज चौहान ने बनाया, पर यह भी सही नहीं जचता 
क्योंकि पृथ्वीराज रासों में इसका कोई उल्लेख नहीं है । 

सर सैयद अहमद लोहे के स्तम्भ को चौथी सदी से भी पहले का बताते हैं । 
उनका कहना है कि इस पर सम्बत पड़ा हुआ नहीं है और इस स्तम्भ का निर्माता 
महाराज मघवा को बताते है जो युधिष्ठिर का वंशज था और जिसने 895 ई० से 
पूर्व राज्य किया था । इस लाट पर जो दूसरी बातें खुदी हुई है वे इस प्रकार 


1. अनंगपाल द्वितीय का सम्वत विहाली 1109 अनंगपाल बही 

अर्थात सम्बत 1109 ( 1052 ई . ) में अनंगपाल ने दिल्ली 

बसाई । 
2. दो लेख चौहान राजा चतुरसिह के हैं जो रायपिथौरा का बंबाज 

था । ये दोनों सम्बत 1883 ( 1826 ई० ) के है । खुद राय 
पिथौरा का काल सम्बत 1151 ( 1094 ई० ) दिया गया है । 


बिल्ली की खोज 


3. अब हाल का एक लेख छः लाइन का नागरी भाषा में सम्बत 1767 

( 1710 ई० ) का है जो बुन्देले राजा चन्देरी का है । इसके नीचे 
दो लेख फारसी के हैं जो 1651- 52 ई - के हैं । इनमें केवल 

दर्शकों के नाम दिए हुए हैं । 
अनंगपाल के वंशजों ने 19 या 20 पीड़ी तक दिल्ली की राजधानी में रहकर 
राज्य किया बताते हैं । अनंगपाल नाम के कई राजा हुए है । तोमर वंश का 
अन्तिम राजा अनंगपाल तृतीय था । इसके कोई लड़का नहीं था , दो कन्याएं थीं । 
बड़ी कन्नौज के राजा विजयचन्द्र को ब्याही थी जिसका लड़का जयचन्द्र कन्नौज 
के सिंहासन पर बैठा था । इसी जयचन्द्र ने मुसलमान आक्रमण करने वालों से 
मिलकर देशद्रोह किया बताते हैं । छोटी बेटी पकाबाई अजमेर के राजा विग्रहराज 
के छोटे भाई सोमेवबर को व्याही थी । पृथ्वीराज चौहान इसी का पुत्र था । जयचन्द्र 
को यह माशा थी कि अनंगपाल अपनी बड़ी कन्या के पुत्र को गोद लेगा और इस 
प्रकार दिल्ली की गद्दी भी उसे मिलेगी , मगर उसकी आशा पूर्ण न हो सकी । राज्य 
मिला पृथ्वीराज को । यह एक कारण था पृथ्वीराज से उसकी ईर्ष्या का । 

पता चलता है कि अजमेर के चौहानवंशी विग्रहराज के पिता विशालदेव 
ने 1151 ई० में दिल्ली पर चढ़ाई की और अनंगपाल उस युद्ध में पराजित 
हो गया । कोटला फीरोजशाह में जो अशोक स्तम्भ लगा है, उस पर विशालदेव 
का नाम खदा है और उसका विक्रम सम्बत 1220 ( 1163 ई० ) बताते हुए 
लिखा है कि उसका राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत तक और दक्षिण में विन्ध्य पर्वत 
तक नर्मदा नदी की सीमा तक फैला हना था । 

अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था । उसने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लेकर 
दिल्ली का राज्य उसे सौंप दिया । 

पृथ्वीराज चौहान हिन्दुओं का अन्तिम राजा हुआ है । इसे रायपिचौरा 
भी कहते थे । यह विशालदेव का घेवता और सोमेश्वर का लड़का था जिसको 
अनंगपाल तृतीय की लड़की व्याही थी । इसने 1170 से 1193 ई . तक 
राज्य किया । यह कनियम का कहना है , मगर सर सैयद इसका समय 
1141 से 1193 ई० बताते हैं । इसके नाम से अनेक कविताएं आज भी गाई जाती 
हैं । माल्हा- ऊदल की लड़ाई का किस्ता आज भी इधर के देहातों में प्रसिद्ध है 
जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं । इसने पुराने किले 
लालकोट को 1180 ई० में और बढ़ाया । यह कनिंघम का कहना है । सर 
संबद उसका साल 1143 ई० बताते हैं । यह पांच मील के घेरे में फैला हमा था । 
इसको रायपियोरा का किला कहते थे । इसके खण्डहरात दिल्ली से 11 मीला 
दूर कुतुब और महरौली के इर्द-गिर्द मीलों में फैले हुए दिखाई देते हैं । महान 


हिन्दू काल की दिल्ली 


कवि चन्दबरदाई ने इसके नाम से पृथ्वीराज रासो की रचना करके इस राजा 
के गुणों का बखान किया है । इसने जयचन्द्र की लडकी संयक्ता से जयचन्द्र की 
इच्छा के विरुद स्वयंबर में विवाह किया था । इस कारण जयचन्द्र की ईर्ष्या और 
भी प्रज्वलित हो उठी थी । यहां से ही हिन्दुओं का पतन काल शुरू हुमा और 
मुसलमानों का अभ्युदय काल । जयचन्द्र ने, जो पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था , 
कहा जाता है लाहौर के तत्कालीन मुसलमान सूबेदार शहाबुद्दीन गोरी को दिल्ली 
पर चढ़ाई करने के लिए उभारा । मुसलमान लोग ऐसा सुअवसर न ही रह 
थे । मौका पाकर उन्होंने 1191 ई० में दिल्ली पर चढ़ाई कर दी । मगर 
ताराचड़ी के मैदान में , जिसे तारायन कहते थे और जो करनाल मौर थानेश्वर के 
बीच में घनगर नदी के किनारे स्थित है, थानेश्वर से 14 मील दूर पृथ्वीराज ने उसे 
भारी पराजय दी । हार खाकर शहाबुद्दीन सिन्धु नदी के पार चला गया । हिन्दू 
इतिहासज्ञों के अनुसार गहावहीन कई बार परास्त हया और एक बार पकड़ा भी 
गया, मगर भारतीय संस्कृति ऐसी रही है कि शत्रु को पकड़ कर मारते न थे 
इसलिए उसे छोड़ दिया गया । 

मगर दो वर्ष पश्चात 1193 ई० में जब शहाबुद्दीन को यह पता चला कि 
राजा भोग विलास में मान है, तो उसने पहले से भी अधिक सेना लेकर फिर एक 
बार बावा किया और इस बार राजपूतों को घोका दिया गया । पानीपत के उसी 
ताराबड़ी के मैदान में फिर, एक बार घोर युद्ध हुआ । राजपूत इस बार भली प्रकार 
तैयार न थे । उनकी पराजय हुई और पृथ्वीराज लड़ाई के मैदान में मारे गए । 
उनके बहनोई समरसिंह ने भी , जो मेवाड़ से उनकी सहायता के लिए आए थे, वीरगत्ति 
प्राप्त की । महाराणी संयुक्ता ने अपना शरीर अग्नि को समर्पण करके पति का 
अनुगमन किया । 

इस प्रकार आपसी फूट के कारण बीर राजपूत जाति का मुसलमानों के 
आगे पतन हया और दिल्ली के ऊपर मुसलमान शासकों की पताका लहराने लगी । 
यही मुसलमानों के भारत विजय का सूत्रपात था । महाराज पृथ्वीराज के साथ 
देश की स्वाधीनता का सूर्य साडे सात सौ वर्ष के लिए अस्त हो गया जो देश के 
स्वतन्त्र होने पर 1947 ई० से फिर से एक बार अपने पुरे वैभव के साथ चमक उठा 
और दिनोंदिन जिसका प्रकाश देश देशान्तर में फैलता चला जा रहा है । 

1193 ई० में पृथ्वीराज की पराजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुसलमान 
बादशाह था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया । शुरू- शुरू में तो रायपिथौरा 
का किला ही मुसलमान बादशाहों की राजगद्दी का कोन्द्र और राजधानी रहा । आग 
चलकर जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखड़ी मुकाम को , जो वहां से पांच-छ : मील 
था , राजधानी बना लिया । तब ही से रायपिथौरा का शहर पुरानी दिल्ली कहलाने 


दिल्ली को खोज 


लगा और खिलजी का शहर नई दिल्ली मशहूर हुआ । इन्नबतूता ने भी पृथ्वीराज 
को दिल्ली को पुरानी दिल्ली लिखा है । रायपिथौरा की पांच मीलर की दिल्ली 
बड़ी-बड़ी मशहूर इमारतों से भरी पड़ी है । लोहे की लाट इसी धेरे में है । इसी 
में हिन्दुओं के बनाए बीसियों मन्दिर थे जिनको मुसलमानों ने तोड़ कर जामीन 
में मिला दिया । यहां ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने करले सफेद नामी जगत बिव्यात 
वह महल बनवाया जिसमें छः सात बादशाहों को एक के बाद एक गद्दीनशीनो हुई । 
इसी घरे में कुतुब की लाट है । जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर जितने ही राज्य 
स्थापित हुए और लुप्त हो गए । किसी राजा का अभ्युदय हुमा तो किसी का पतन । 
किसी को खिलयत मिली , किसी की गरदन उड़ाई गई , किसी के यहां सुशी के 
शादयाने बजते थे , किसी के यहां मातम छा जाता था , कोई बन गया तो कोई बिगड़ 
गया । कोई अंबारी में चड़ा , कोई हाथी के पांवों तले कुचला गया । किसी ने 
जशन मनाया तो कोई कैद में सड़-ाड़ कर भर गया । लाखों के सर धड़ से जुदा 
हए । खन के नदी -नाले बह गए । गर्ज कालेग्राम , लटमार, प्राग और कहर 
का नजारा न जाने कितनी बार दिल्ली के इस छोटे -से टुकड़े ने देखा । 
यह क्षण भर में स्वर्ग बन जाती थी , दूसरे ही क्षण यहां नरक का दृश्य दिखाई 
देने लगता था । जिसको आज राजमुकुट पहनाया , उसी को कल खाफ में 
मिलाकर छोड़ा । यह थी इस दिल्ली की धरती को माया जिसका कुछ सोडा- सा 
बिबरण मुस्लिम काल के 750 वर्ष के इतिहास में देखने को मिलेगा । 

अनंगताल - इसे अनंगपाल द्वितीय ने बनाया । यह उस समय एक सुन्दर 
स्थान गिना जाता था । आज भी यह योगमाया के मन्दिर के उत्तर में देखने में 
माता है और मस्जिद कब्बतुलइस्लाम से कोई पाव मील है । इसकी लम्बाई उत्तर 
और दक्षिण में 169 फुट है और पूर्व तथा पश्चिम में 152 फुट । सर सैयद 
का कहना है कि कुतुब की सचिनी लाट को बनाने के लिए मलाउद्दीन खिलजी 
के समय में ( 1296-1316 ई० ) इस ताल से पानी लिया जाता था और 
उरा स्थान तक पानी ले जाने के लिए जो नालियां बनाई गई थी उनमें से कुछ 
अब तक मौजूद है । ताल अब सूखा पड़ा है और बरसात में भी इसमें इतना पानी 
नहीं भरता जो गर्मियों में इसे तर रखे । यहां से करीब मौल डेड मील वर एक बहुत 
पुराना बन्द नीले का बन्द है । कहते हैं इस ताल में उस बन्द से पानी माता था । 

रायपि चौरा का किला - इस किले को पृथ्वीराज चौहान ने 1180से 
1186 ई० के समय में बनवाया । किला साडे चार मील के घेरे में है । 

इस किले को इसलिए इतना बड़ा बनाना पड़ा कि उत्तरी भारत 
की पोर से मसलमानों के हमलों का जतरा बराबर बना रहता था । अब तो यह 
किला बिल्कुल खण्डहर की हालत में रह गया है, लेकिन उसके खण्डहरात 


हिन्दू काल की दिल्ली 


को देखने ही से पता चलता है कि अपने समय में इसकी क्या मान होगी । इसकी 
लम्बी चौड़ी दीवारें , इसके मजबूत बज , इन सब ना फैलाव देखकर मनमान नहीं 
होता कि किस कदर रुपया इस किले को बनाने पर लगा होगा । रायपिधौरा के 
महलात और तमाम मन्दिर इसी किले के अन्दर बने हए थे । किला एक मोटी - सी 
पहाडी पर बना है और किले के इर्द-गिर्द पहाड़ी में खन्दक भी बनी हुई है । इस खन्दक 
में सारे जंगल का पानी एक बन्द बांध कर डाला गया था जो बारह महीने भरी 
रहती थी । यद्यपि सारा किला टूट चुका है , मगर पश्चिम में जहाँ गजनी दरवाजा 
था , फसील का थोड़ा निशान बाकी है और गजनी दरवाजे का ट्टा देर भी मालूम 
होता है । किले का सब से अच्छा दृव्य उत्तर और पश्चिम से दिखाई देता है । 
कुतुबमीनार पर से तो बह साफ नजर पाता है । जिले की शुरुवात ऊबमला 
के मकबरे से की जाती है , क्योंकि किले की फसौल इस मकबरे को बिल्कुल मिली 
हुई है । इस जगह से फसील सीधी पश्चिम की ओर उस दरवाजे तक गई है जो 
चार सो फुट की दूरी पर है और फिर जरा मोड़ के बाद उत्तर पश्चिम की मोर 
419 फट तक गई है । यहां से फसील का रुख उत्तर- पूर्व की ओर मुड़ता हैं 
पौर दो सो कदम बढ़ कर रंजीत दरवावा मिलता है । मोहम्मद गोरी इसी द्वार 
से शहर में दाखिल हुआ था । इसी सीध में दो सौ कदम आगे जाकर एक बड़ा 
दर्ज मिलता है जो सब भी अच्छी हालत में है । इसे लालकोट को पश्चिमी फसील 
माना जाता है । फसील तीस फुट चौड़ी और खन्दक से साठ फुट ऊंची है । खंदक 
की चौड़ाई 18 फुट से लगाकर 35 फुट तक है । पहले दरवाजे में कोई खास 
बात नहीं है । दूसरा दरवाजा रंजीत दरबाजा है जिसका नाम मुसलमानों ने 
गजनी दरवाजा रखा था । यह एक बड़े मारके का स्थान है । यहां तीन घुस 
बने हुए हैं । यह दरवाजा 17 फुट चौड़ा है जिसमें एक पत्थर का खम्भा सात 
फूट ऊंचा दरवाजा उठाने और गिराने का अब भी मौजूद है । फसील का यह 
हिस्सा फतह बुर्ज पर खतम होता है । फतह बुर्ज का कुतर अस्सी फुट है । यह 
फसील के उत्तर- पश्चिम में पूरानी ईदगाह के खण्डहर हैं जो एक बड़ी भारी इमारत 
थी और दिल्ली के लुटने से पहले जहां अमीर तैमूर का कैम्प था और दरबार 
हुया था । 


फतह बुर्ज से फसील की दो शाखा हो जाती है । नीची वाली शाखा 
उत्तर की ओर झकी हई रायपियौरा के किले को घेर लेती है और ऊपर वाली 
शाखा सीधी पूर्व की तरफ आगे बढ़ती चली गई है । पहली शाखा सोहन बुर्ज 
से जा मिली है जो फतह बुर्ज के मुकाबले में थोड़ी नीची है । दोनों बुों में दो 
सौ फुट का अन्तर है । शायद फतह बुर्ज और सोहन बुर्ज के बीच में भी एक दरवाजा 
था जिसका कोई निशान बाकी नहीं है । सोहन बुर्ज से तीन सौ फट के फासले 


बिल्ली की खोज 


पर सोहन दरवाजा है जो बराय नाम है । यहां से फसील दक्षिण की योर ऊधमया 
के मकबरे तक , जो प्राधे मील के अन्तर पर है , दिखाई देती है । सोहन बुर्ज और 
फतह बुर्ज के मोरचों के दरमियान भी छोटे - छोटे सलामीनुमा दमदमे थे जो नीचे 
से बहुत फैले हुए थे जिनके ऊपर का कुतर -45 फुट था और एक दूसरे का अन्दर 
40 फुट था । यह दमदमे गिर -गिराकर अब तीस तीस फूट ऊंचे बाकी है । इस 
फसील के अलावा एक बाहरी फसील पौर भी है जिसे घुस के तौर पर बनाया 

फुट ऊंचा है । सोहन दरवाजे से फिर ऊंची फसील की दो शाखा 
हो जाती है । जो चिह्न बाकी है उनसे दक्षिण की तरफ फसीन का सिलसिला 
यू मालूम होता है कि अनंगपाल ताल के पास से गजर करफिरभिण्ड दरवाजा मिलता 
है और फसील ऊधमा के मकबरे पर जाकर खतम होती है । दूसरी शाखा सो 
गज तक पूर्व की पोर चली गई है और तुगलकाबाद की सड़क के करीब जाकर खतम 
होती है । यहां से ऊधमखां के मकबरे की फसील का पता नहीं है । अनंगपाल के 
लालकोट और रायपिथौरा का किला बिल्कुल दो भिन्न -भिन्न चीजें है । 

पठानों के जमाने में भी जब बिन्नी यहां आबाद थी तो इन फसीलों की 
हालत खराब हो गई थी । मगर कि मुगलों के हमलों का भय लगा रहता था , इसलिए 
अलाउद्दीन खिलजी ने इन फसीलों की मरम्मत करवाई और पुराने किले को 
और भी बढ़ाया । 1316 ई० में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने इस बाहर और फसील 
को तामीर को पूरा करवाया जिसे अलाउद्दीन अधूरी छोड़ गया था । इब्नबतूता ने 
जो 1333 ई० में दिल्ली आया, लिखा है कि किले को फसौल का निचला हिस्सा 
बड़े मजबूत पत्थरों से बना हमा है और ऊपर का इंटों से । इससे मालूम होता है 
कि निचला भाग हिन्दुओं का बनाया हुआ था और ऊपर का मुसलमानों ने 
बनाया । 

अब फिर फतह बुर्ज से शुरू करें जहां से फसील को दो बाला फूटी है । इनमें 
से एक शाखा, जो पूर्व की ओर जाती है, किले की फसील है और दूसरी सीधी 
उत्तर की ओर चली गई है और इस जगह बीचोंबीच एक दरबाजे का निशान 
है । इसी ओर यह फसील करीब -करीब आबे मील तक जाकर जहांपनाह की 
उत्तरी खण्डहर से जा मिली है । यहां से फसील का काल दक्षिण की मोर मुड़ता 
है और तीन सौ गज से कुछ ऊपर जाकर एक दरवाजा मिलता है और आगे 
दक्षिण की ओर बढ़ो तो दक्षिण-पूर्व की ओर एक दरवाजा मिलेगा । इस हिस्से 
के मध्य में दिल्ली महरौली की सड़क मिल जाती है । पाव मील पर एक तीसरा 
दरवाजा मिलता है जहां किले की फसील जहाँपनाह की दूसरी फसील से फिर 
मिल गई है । पब यहां से फसील का रुख सीधा दक्षिण की तरफ गया है और 
यही होजरानी दरवाजा है । इसी की सीध में आगे चलकर एक बड़ा भारी दरवाजा 


हिन्दू काल की दिल्ली 


है जो बदायूं दरबाजे के नाम से मशहूर है । यहां से फसील दक्षिण- पश्चिम की तरफ 
पलटती है और कुतुबमीनार से जो तुगलकाबाद की सड़क जाती है वहां जा मिलती 
है । यहां से पावा मील के बीच में बुरका दरवाजा मिलता है जिसके बाहर घुस 
बने हए है । यहां से जमाली मस्जिद तक , जो तीन सौ गज का अन्तर है, फसील का 
सिलसिला टूट गया है । फिर जमाली मस्जिद से फसील ऊवमलां के मबाबरे 
से जा मिली है । इस तरह यह चक्कर पूरा हुमा और जहां से शुरू किया था वहां 
हो पा पहुंचा । इब्नबतूता ने , जो मोहम्मद तुगलक के समय में आया था , लिखा 
है कि किले की फसील का आधार 33 फुट है जिसके अन्दर कोठड़ियां बनी हुई 
है जहां रात के पहरे वाले दरबान रहते हैं । इन्हीं कोठड़ियों में गल्ला , सामान , 
रसद, गोला -बारूद आदि जमा किया हमा है । इन कोठडियों में अनाज बिगडता 
नहीं । यह फसील इस कदर चौड़ी है कि इसके अन्दर ही अन्दर सवार और पैदल 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी रुकावट के चले जा सकते हैं । 


रायपियौरा की दिल्ली के अमीर खुसरो ने वारह दरवाजे बताए हैं 
मगर अमौर तैमूर ने दस का जिक्र किया है जिनमें से कुछ बाहर को खुलते थे , 
कुछ अन्दर की तरफ । यजदी ने अपने जफरनामे में अठारह दरवाजों का जिक्र 
किया है जिनमें से पांच जहाँपनाह की तरफ खुलते थे । अब इन दरवाजों का 
सही पता नहीं चलता । जो नाम मिलते है बे है - 1 . दरवाजा हौजरानी , 
* बुरका दरवाजा ( जफरनामे में जिक्र है कि सुलतान महमद और मल्लखां 
जब किला जहाँपनाह छोड़ कर पहाड़ों में भाग गए तो पहला शख्स रावी दरवाजे 
से निकला, दूसरा बुरका दरवाजे से ) , 3. गजनी दरवाजा जिसका असल नाम 
रंजीत दरवाजा था , 4. मौसज्जी दरबाजा ( 1237 ई० में जब मरहठों ने 
मस्जिद कुव्यतुल इस्लाम में बलवा किया , तो ये लोग इस दरवाजे तक पहुंच 
गए थे ) , 5 . मंडारकुन दरबाजा ( शायद यह दरवाजा लाल महल और मस्जिद 
कुब्बतुलइस्लाम के बीच में कहीं था ), 6 . बदायूं दरवाजा सदर दरवाजा या 
( इसी में से पुरानी दिल्ली के मशहर बजाजा बाजार का रास्ता निकलता था । इस 
दरवाजे के सामने फसील की कोठड़ियां बनी हई हैं जिनमें शराब ीने वाला को 
बन्द किया जाता था । यही दरवाजा है जिसके सामने अलाउद्दीन खिलजी ने 
मगलों को हौजरानी के मैदान में पराजित करके उनके सर काटकर दो बार 
चबतरे बनाए थे ताकि आने वाली नसलों को इबरत हो । हौजरानी का मैदान 
भो ऐतिहासिक है जिसमें बड़े- बड़े भयानक वाकयात हए है । बागी मुगलों 
और बलवाई मलहदों का कत्लेआम इसी जगह किया गया । इनमें से कुछ तो 
हाथी के पांवों तले रुंदवाए गए । कितनों के तुकों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिए । 
जल्लादों ने उनकी सिर से पांव तक जिन्दा खाल खींच ली । इस बदायूं दरबाज 


दिल्ली को खोज 


पर अलाउद्दीन खिलजी ने शराब से तोबा की और गराब पीने का तमाम सामान 
फोट डाला । इस कदर शराब बहाई गई कि मैदान में बरसात जैसी कीचड़ 
हो गई । इस दरवाजे की मोर से बड़े -बड़े हमले होते रहे है । बड़े-बड़े जुलूस निकले 
है । गैर - मलकों के सफीर शहर में दाखिल होते रहे है । अब तो इसका नाम ही 
बाकी है ) , 7. दरवाजा हौज खास तया 8. दरवाजा बगदादी । बाकी दो दरवाजों के 
क्या नाम थे और कहां थे, यह पता नहीं चलता । । 

कुतुब की लाट - इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया बताते हैं । इसके बारे 
में आज तक एक बहस चली आती है और यह बताया जाता है कि असल में इस 
मीनार को पवीराज ने ही बनवाया था । उसकी लड़की नमुना का दर्शन करक 
भोजन किया करती थी । यमुना बहतं दूर थी । अपनी लड़की की सहालयत 
के लिए यह लाट बनवा दी थी । यह हिन्दुओं को बनवाई हुई है, इसके प्रमाण 
में कई दलील दी जाती है । बताया जाता है कि कुतुबमीनार पर चढ़ने के लिए 
जो दरवाजा है, वह उत्तरमुखी है और हिन्दू उत्तर में ही दरबाजा रखते हैं । 
मुसलमान पूर्वमुखी रखते हैं । जो दूसरी लाट दूसरी तरफ थोड़ी- सी बनी पड़ी 
है, उसका दरवाजा पूर्वमुखी है । फिर मुसलमान अपनी इमारतों को कुछ कुरसी 
देकर बनाते हैं , मगर हिन्दू बिना कुरसी दिए जैसा कि इसमें है । इसके अतिरिक्त 
लाट के पहले खण्ड में जो बुतबे अरबी जबान में लगे हुए हैं उनसे साफ मालूम 
होता है कि ये बाद में लगाए गए होंगे । फिर जिस प्रकार पय्वीराज के चौंसठ 
सम्मे के मन्दिर में खम्भों पर घण्टियां सदी हुई हैं , उसी तर्ज की पण्टियां इसके 
पहले खण्ड में बदी हैं । एक बड़ी दलील यह भी है कि पथ्वीराज का मन्दिर अपनी 
जगह पर कायम है । कम- से -कम उसका चबूतरा नहीं है, इसको सब कोई मानते 
है । तब इतनी बड़ी लाट को बनाने के लिए उसकी बनियाद का फलाज जरूर 
मन्दिर के चबूतरे के नीचे तक गया होगा इसलिए भी यह मन्दिर के पहले बनी 
होगी । कम - से -कम पहला खण्ड तो उसी का बनवाया हा प्रतीत होता है । उस 
पर जो मूर्तियां थीं , उनको निकालकर कुत्तबों के पत्थर लगा दिए होंगे । यह 
सम्भव है कि उस वक्त इसके इतने बण्ड न हों मगर एक बण्ड जरूर रहा होगा जिस 
पर से खड़े होकर पिथौरा की लड़की यमुना का दर्शन करती थी । 

- बड़ी दादाबाड़ी - गुड़गांव रोड़ पर लड्डासराय में यह बाड़ी स्थित है । इस 
स्थान पर जैनियों के श्री जिनंदत्त सूरि के पट्टशिष्य श्री जिनचंद्र जी का दाहसंस्कार 
1166 ई० में हुआ बताते हैं । यह बाड़ी उन्हीं की स्मृति में कायम की गई । यहां 
यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है । 


हिन्दू काल की दिल्ली 


हिन्दू काल की मानी जानेवाली दिल्लियां और स्मृति चिह्न 

( 1193 ई० से पूर्व ) 


इन्द्रप्रस्थ से पूर्व के नाम 
स्मृत्तियां: 1. निगमबोध - बेला रोड पर निगमबोध दरवाज़ से बाहर । 
2 राजघाटबेला रोड पर दरियागंज के रास्ते लाल किले 

के दक्षिण में । 
3. विद्यापुरा - चांदनी चौक में , कटरा नील जहां अब है, विश्वेश्वर 

महादेव का मन्दिर । 
4. बरमुरारी -जिसे अब बुराड़ी कहते हैं । दिल्ली से पांच मील 

के करीब फिरज़वे के रास्ते से होकर पूर्व दिशा में 
यमुना नदी के करीब । 


इन्द्रप्रस्थ ( पहली दिल्ली ) का फैलाब जिसे महाराजा युधिष्ठिर ने अब से 
करीब 5, 100 वर्ष पूर्व बसाया, दक्षिण में बारहले तक , उत्तर में सलीमगर 

और निगमबोध घाट तक , पश्चिम में कोतवाली तक और पूर्व में यमुना 
नदी तक बताया जाता है । 
र स्मृतियां: 1 नीली छतरी - यमुना के रेल के पुल को जाते हुए ऊपर की 

सड़क पर बाएं हाथ सलीमगढ़ के द्वार के 

सामने । 
2. किलकारी भैरव का मन्दिर पुराने किले के पोले दिल्ली 

से ढाई मील । 
३. दुधिया भैरव का मन्दिर पुराने किले के पीछे किलकारी 

भैरव से एक फलांग मागे । 
4. बाल भैरव - जीतगढ़ पहाड़ी पर तीसहजारी होकर । 
5 . पुराना किना - दिल्ली से दो मील दिल्ली मथुरा रोड पर 

बाएं हाथ । 
6. योगमाया का मन्दिर - कुतुबमीनार की लाट के पास दिल्ली से 

12 मील के करीब दिल्ली कुतुब रोड पर । 


बिल्ली की खोज 


7 . कालकाजी का मन्दिरकालका कालोनी के पास । दिल्ली 

से आठ मील के करीब दिल्ली - मपरा 

रोड पर । 
8. हनुमान मन्दिर - निगमबोध घाट के बाहर । 


अनंगपुर अथवा अड़गपुर ( दूसरी दिल्ली ), जिसे महाराज अनंगपाल न 
सम्वत्त 740 विक्रम के करीब बसाया , दिल्ली से करीब 15 मील दूर दिल्ली 
मधुरा रोड पर बदरपुर से कुतुन को जाते हुए बाएं हाथ सूरजकुण्ड के रास्ते 
पर आबाद थी । 
स्मृतियां: . अडगपुर या अनंगपुर -विक्रम सम्वत 733 के लगभग 

अड़गपुर गांव में बना । वहीं किला 
भी बना और नगर बसा । 


10, सूरजकुण्ड सम्बत 743 ( 686 ई० ) में बदरपुर कुतब 

रोड पर कुतुब से कोई आठ मील बाएं हाथ एक 

सड़क पहाड़ में गई है । 
11. अनंगताल - महरौली में योगमाया के मन्दिर के उत्तर म 

राजा अनंगपाल द्वितीय ने बनाया । दिल्ली से 12 
मील दूर दिल्ली कुतुब रोड पर । 


अनंगपाल और रामपिथौरा की दिल्ली ( तीसरी दिल्ली ) महाराज अनंगपाल 
ने , अनुमान है। 1052 ई० में बसाई । यही पृथ्वीराज ने 1170 से 1193 
ई . तक राज्य किया । यह दिल्ली से 12 मील दूर महरौली में है । 
12. लालकोट – महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ई० 

में निर्मित हा । अब इसका पता नहीं है । कुछ 

दीवारें है । 
13. सत्ताईस मन्दिर - सब तोड़ दिए गए । चौंसठ खम्भा मौजूद 

है जो कुतुबमीनार के पास है । 
14, लोहे की कीली - चतुर्थ शताब्दी को बनी हुई । 
1. .. कुतुब की लाट – जिसका एक खण्ड पृथ्वीराज द्वारा निर्मित 

बताते हैं । 


हिन्दू काल को दिल्ली 


16. रायपिथौरा का किला - कुतुब के पास 1160 से 1186 ई० 

में बना बताते हैं । दिल्ली से 12 मील । 
17. जैन पार्श्वनाथ मन्दिर ( महरौली में अशोक विहार के पास ) 

_ 1132 ई० से पूर्व का । 
18. बड़ी दादावाड़ी - गुड़गांव मार्ग पर लड्डासराय में कुतब से 

करीब 1 मील (निर्माण 1166 ई० ) । - 


2 - मुस्लिम काल को दिल्ली 

( पठान काल : 1193- 1526 ई० ) 
मुसलमानों का शासनकाल 1193 ई० से प्रारम्भ होता है । मोहम्मद गोरी 
पहला मुस्लिम बादशाह था । मगर सलतनत का आरम्भ हा कुतुबुद्दीन ऐवफ से 
जिसने गुलाम खानदान की बुनियाद डाली और किला रायपिचारा को राजधानी 
बनाया । पहले नौ गुलाम बादशाह पृथ्वीराज की दिल्ली में ही हुकूमत करते रहे । 
रायपिथौरा का किला इनकी राजधानी थी जिसमें इन्होंने एक मस्जिद और अन्य 
बड़ी -बड़ी मालीशान इमारतें बनाई । लेकिन दसवें बादशाह कंकबाद ने , जो बलवन 
का पोता था ,किलोजड़ी में 1286 ई० में एक महल बनाया और वहाँ शहर बसाया 
जो नया शहर कहलाया । यह मसलमानों की दूसरी दिल्ली थी । राजधानी को वह 
किलोखड़ी में ले गया । जलालुद्दीन खिलजी ने यहां के किले को मजबूत किया और 
उसमें सुधार किया । 

जलालद्दीन खिलजी ने पृथ्वीराज के किले को ही राजधानी रखा , मगर अलाच 
द्दीन खिलजी ने कुछ असे किला रायपिथौरा में रह कर 1303 ई० में सीरी को राज 
धानी बना लिया । यह मसलमानों की तीसरीदिल्ली थी । 1321 ई० में खुसरो खां 
ने कुतुबुद्दीन मुबारकशाह को कत्ल कर डाला और गद्दी पर बैठ बाया लेकिन खुद 
गयासुद्दीन तुगलकशाह द्वारा मारा गया जो राजधानी को सीरी से हटाकर 1321- 23 
ई० में तुगलकाबाद ले गया । यह मसलमानों की चौथी दिल्ली थी । गयासुद्दीन के 
लड़के मोहम्मद आदिलशाह ने तुगलकाबाद के नजदीक हो आदिलाबाद बसाया और 
चन्द वर्ष बाद उसने दिल्ली रापपिथौरा और सीरी के चारों ओर एक दीवार 1327 ई० 
में बनबाई और नए शहर का नाम जहाँपनाह रखा । यह मुसलमानों की पांचवी दिल्ली 
बी । मोहम्मद शाह के भतीजे फीरोजशाह तुगलक ने , जो उसके बाद गही पर बैठा , 
अपने पुरखों की राजधानियों को छोड़कर 1354 ई० में एक नया नगर फीरोजाबाद 
नाम से प्राबाद किया जो मुसलमानों की बठी दिल्ली थी । तैमूर के हमले ने इस नए 
बाहर को बरबाद कर दिया और शक्तिहीन सैयदों ने, जो लड़ान पक्षानों के उत्तरा 
विकारी बने थे , और कुछ तो नहीं पर अपने नाम से शहर बसाने का प्रयत्न जरूर 
किया । सैयद खानदान के पहले बादशाह खिजर खां ने खिजराबाद 1418 ई० में 
बसाना चाहा और उसके जानशीन मुबारकशाह ने 1432 ई० में मुबारकाबाद 
आबाद किया जो मुसलमानों की सातवीं और आठचीं दिल्ली थी । लोदियों ने जो 
संबदों के पीछे पाए, दिल्ली में अपने राज्यकाल की कोई खास यादगार नहीं छोड़ी । 
बहलोल लोदी,जिसने इस खानदान को चलाया , कूछ समय सीरी में रहा । जब बाबर ने 


पठान काल की दिल्ली 


51 


लोदियों को पानीपत में पराजित करके दिल्ली को फतह कर लिया तो उसने दिल्ली 
को अपने सूबेदार के अधीन छोड़ कर आगरे को ही राजधानी बनाया । बाजर का 
लड़का हुमायूं पठानों द्वारा शेरशाह सूरी से पराजित होकर हिन्दुस्तान छोड़ गया और 
14 वर्ष देघरबार धूमता रहा । हिन्दुस्तान से निकाले जाने के पूर्व हुमायूं ने पुराने किले 
के पास 1533 ई० में दीनपनाह नाम की दिल्ली बसानी शुरू की थी जो मुसलमानों 
की नवी दिल्ली थी । जब शेरशाह दिल्ली पर काबिज हुआ तो उसने भी अपने 
पूर्वजों का अनुकरण करके 1540ई० में एक नया शहर शेरगड़ या दिल्ली शेरशाह 
बसानी शुरू की जो मुसलमानों की बसवीं दिल्ली थी । 15.46 ई० में उसके लड़के 
सलीमशाह सूरी ने यमुना नदी के द्वीप पर एक नया किला सलीमगत बानाया । यह 
मुसलमानों की ग्यारहवी दिल्ली थी । 


1555 ई० में हुमायूं ने पठानों को पराजित करके दिल्ली को फिर से अधि 
कृप्त किया । पठानों पर विजय प्राप्ति के छः मास पश्चात हुमायूँ दीनपनाह में गिर 
करमर गया और उसका लड़का अकबर प्रथम गद्दी पर बैठा जो आगरे को राजधानी 
बनाकर वहां ही रहने लगा और वहीं मत्व को प्राप्त हमा । उसके पश्चात उसका 
लड़का जहांगीर भी मागरे में ही रहता रहा और उसकी मृत्यु के पश्चात जब शाहजहां 
- गद्दी पर बैठा तो उसने दस वर्ष आगर में शासन करके 1678 ई० में राजधानीको 
फिर से दिल्ली में तबदील कर दिया । 1678 से 1803 ई . तक दिल्ली में मगलों की 
राजधानी रही । 11 सितम्बर 1803 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया । 
उसके बाद1857 ई . के गदर तक यचपि मुगल बादशाह दिल्ली में रहा, मगर उसका 
वासन केवल लाल किले तक ही सीमित था और वह भी अंग्रेजों की अधीनता में । 
1857 ई० में उसकी भी समाप्ति हो गई, साथ ही भारतवर्ष से मुस्लिम शासन की 
भी । शाहजहां ने अपनी बसाई दिल्ली का नाम शाहजहाँबाद रखा । यह मुसलमानों 
की बारहवीं और अन्तिम दिल्ली थी । 


गुलाम खानदान 
( 1193 ई०से 1320 ई० ) 


मोहम्मद गोरी के आगमन से दिल्ली की काया पलट गई । अब न तो यह कोई 
प्रान्तीय नगर रह गई थी , न किसी छोटी सी रियासत की राजधानी , न राजपूत 
राजाओं का मुख्य स्थान, बल्कि यह एक बड़ी सल्तनत का राजकीय केन्द्र बन गई थी । 
बड़े साम्राज्यशाही राज्यों का दौर, जो हर्ष के समय समाप्त हो गया था , फिर एक बार 
शुरू हो गया । 


43130 


दिल्ली की खोज 


कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था । बादशाह ने इसे सूबे का नायब 
( गवर्नर ) मुकर्रर किया हया था । गद्दी पर बैठकर इसने अपने खानदान का नाम 
गुलाम सानदान रखा । इस तरह गुलाम खानदान का आरम्भ हुआ । उसने 
चार वर्ष हकमत की । इसकी राजधानी पृथ्वीराज की दिल्ली ही रही । रायपिथौरा 
के किले को ही उसने अपनी राजधानी बनाकर पुराने लालकोट की हदूद को अधिक 
बढ़ाया । इसके नाम से कई यादगारें मबाहर है । सर्वप्रथम है कुब्धतुलइस्लाम मस्जिद 
इस्लाम की माक्ति की मस्जिद जिसे 27 मन्दिर तोड़ कर उनकी सामग्री से बनाया गया 
था । इसको इसने 1193 ई० और 1198 ई० के दरमियानी समय में बनवाया । इसके 
नाम से दो और इमारतें बनवाने का जिक्र आता है । पहली कुतुबमीनार जो संसार 
की माश्चर्यकारी इमारतों में गिनी जाने लगी है । दूसरी इमारत कहते हैं इसने पृथ्वी 
राज के किले के अन्दर कसे सफेद के नाम से बनवाई थी जिसका प्रब कोई निशान 
मौजद नहीं है । 
कुब्बतुलइस्लाम मस्जिद ( 1193 - 1300 ई. ) 

- जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यह पृथ्वीराज के मन्दिर को तोड़ कर बनाई गई 
है । मुहम्मद गोरी ने 1193 ई० में दिल्ली पर विजय पाकर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 
द्वारा इस मस्जिद को बनवाना शुरू किया था । मुस्लिम इतिहासकारों का कहना तो यह 
है कि मन्दिर की केवल पश्चिमी दीवार तोड़ी गई थी , बाकी मन्दिर ज्यों का त्योह 

और उसमें मस्जिद बना दी गई । लेकिन कनिषम का कहना है कि सिवा चन्द स्तम्भों 
के बाकी तमाम हिस्सा गिरा दिया गया था । चबुतरा बेशक वहां है और उस पर मस्जिद 
बनाई गई है । दरबाजे पर और बहुत सी बातों के अतिरिसत यह भी लिखा हया है : 
हिजरी 587 में ऐबक ने इस किले को फतह किया और इस मस्जिद के बनवाने में 
27 मन्दिरों की मतियों के सामान को काम में लिया । हर मन्दिर की दौलत का अंदाजा 
बीस लाख दिलबाली या अर्थात् 40 हजार रुपये । यह दिलवाली 2नये पैसे के बराबर 
होता था । उस बचत इसके पांच ही दर बन पाए थे । इसके एक दर पर इसकी तामीर 
का साल 1198 ई० लिखा हुआ है । 1220 ई० में शमशुद्दीन अल्तमश ने तीन-तीन 
दर के दो दरवाजे और बनवाए । 80 वर्ष बाद 1300 ई० में अलाउद्दीन खिलजीने 
दो दरवाजों का इजाफा किया । फीरोजशाह तुगलक ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई 
थी । इस वक्त इसके ग्यारह दर मौजूद है जिनमें तीन बड़े और आठ छोटे है । इन 
ग्यारह दरों की लम्बाई 385 फुट है । बड़ी महराब 53 फुट ऊंची और 31 फुट 
चौडी है । मस्जिद की हर दो लम्बाई और चौड़ाई आग और पीछे से 150 फुट है 
और इधर उधर की तरफ 75 फुट । इसका सहन 104 फट से 152 फट है । इसी 
सहन के मध्य में अगले दरवाजों के सामने की तरफ लोहे की कीली गड़ी हुई है जिसका 
जिक ऊपर किया जा चुका है । हिन्दू इस मस्जिद को ठाकुरद्वारा या चौंसठ खम्भा भी 


पठान काल की दिल्ली 


कहते हैं । इसमें कितने ही दालान और सहंचियां बनी हुई हैं । सबसे सुन्दर सम्भे 
उत्तरी भाग में पूर्व की ओर के हैं जिन पर बड़ी सुन्दर पच्चीकारी का काम हुमा है । 
इसकी सहंचियां भी देखने योग्य हैं जिनकी छतों पर पच्चीकारी का काम हुआ है । 
इब्नबतूता ने इस मस्जिद के बारे में लिखा है - " मस्जिद बहुत बड़ी है और अपने 
सौन्दर्य में अद्वितीय है । " मुसलमानों के काल से पूर्व यह मन्दिर चा । इसके सहन में एक 
स्तम्भ है जिसे कहते हैं सात खानों के पत्थरों से बनाया गया है । 


इस मस्जिद को आदीना और जामा दिल्ली भी कहते थे । कहते हैं कि कुतुबुद्दीन 
ऐबक ने जिन मन्दिरों को तोड़कर उनके मसाले से इसको बनवाया , उन मन्दिरों को 
हाथियों द्वारा दवाया गया था और जो पैसा हाथ लगा उससे मस्जिद की तामीर करवाई 
गई । इस मस्जिद के सामने अल्तमश ने एक नीचे स्थान परशिव की मूति स्थापित 
की जिसे वह उज्जैन के महाकाल के मन्दिर से लाया था । इसके बाद अलाउद्दीन 
खिलजी सोमनाथ के मन्दिर से जो मूर्ति लाया था , उसके टुकड़े टुकड़े करके इसी 
के दरवाजे के फर्श में लगवा दिया गया । चुनांचे दो मूतियां काले पत्थर की मस्जिद के 
उत्तरी दरवाजे में गड़ी हुई मिली थी । अल्तमश के काल में इस मस्जिद में पनाह 
लेने वाले हिन्दुओं को ऊपर से पत्थर मारकर मार डाला गया था । 


1237 ई० में पुरानी दिल्ली के मलहदों ने इस मस्जिद को लूट लिया था । 
तैमूर ने जब दिल्ली पर हमला किया तो हिन्दुओं ने भाग कर इस मस्जिद में फिर पनाह 
ली थी । तैमूर ने उनका पीछा किया और उनको कत्ल करबा डाला था । 


कुतुब मीनार 

कुतुबमीनार के बारे में दो ख्याल है । हिन्दुओं का कहना है कि इसे पृथ्वीराज में 
बनवाया और मुसलमानों का कहना है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ई० में बनवाना 
शुरू किया । कई कहते हैं कि 1200 ई० में पूरा करवाया । मालूम होता है कि कुतुबुद्दीन 
ने केवल एक ही खण्ड बनवाया था । इस खण्ड पर उसका और गोरी का नाम खुदा है । 
पल्तमश ने दूसरा, तीसरा , चौथा खण्ड बनाया । इन खण्डों पर उसका नाम खुदा हुआ 
है । फीरोजशाह ने इस मीनार की मरम्मत करवाई जवकि बिजली गिरन से 
1368 ई० में इसको भारी हानि पहुंची थी । शायद पांचवें , छठे और सातव 
खण्ड को भी उसी ने बनवाया । मीनार पर फिर बिजली गिरी और उसे हानि 
पहुंची । 1403 ई० में सिकन्दर लोदी ने मीनार की फिर मरम्मत करवाई । मीनार 
1782 ई० और 1803 ई० के भूकम्पों से खस्ता हालत में हो गई । 1828 ई० में मेजर 
राबर्ट स्मिथ ने 17 हजार की लागत से इसकी मरम्मत करवाई । उसके बाद 1829 ई० 


बिल्ली की खोज 


और 1904 ई० में फिर दो बड़े भूकम्प आए , मगर इन दोनों में मीनार को कोई हानि 
नहीं पहुंची । 

मीनार की बुलन्दी 238 फुट 1 इंच है । जमीन पर इसका व्यास 471 फुट 
है और ऊपर चोटी पर 9 फट । इस वक्त इसके पांच खण्ड है और चार छज्जे । 
दो खण्ड उतार दिए गए । यह लाल पत्थर की बनी हुई है और बीच -बीच में संगमरमर 
भी काम में लाया गया है । चौथा खण्ड संगमरमर का है । पहली मंजिल 94 फूट 11 
इंच ऊंची है । दूसरी 50 फुट 6 इंच और तीसरी 40 फुट 11 इंच । पाखिर 
की दो 24 फुट 4 इंच और 22 फुट ऊंची है । मीनार में चलने को उत्तरमुखी 
दरवाजा है । उसमें 379 सीढ़ियां हैं । मीनार के चौतरफा खुदाई का काम है जिसमें 
कुतुबुद्दीन और गोरी की प्रशंसा तथा कुरान की आयतें व ईश्वर के 99 नाम लिखे हुए 
हैं । मीनार का नाम या तो इसके बनाने वाले के नाम पर पड़ा या पृथ्वी के सिरे को भी 
कुतुब कहते है, इसलिए उसे कुतुब मीनार कहा गया या उस वक्त एक फकीर कुतुच 
साहब ये उनके नाम पर इसका यह नाम पड़ा । अधिक सम्भावना यही है कि उसके 
निर्माता कुतुबद्दीन के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ । 

इसका छठा खण्ट, फीरोजशाह की बुर्जी, 1794 ई० तक मौजूद था जो 12 फूट 
10 इंच ऊंचा था । यह 1800 ई . के भूकम्प में गिर पड़ा । यह फिर कब बना, इसका 
पता नहीं चलता । सातवां खण्ड बिल्कल सीधा सादा शीशम की लकड़ी का मंडवा था 
जिस पर झण्डा लहराया करता था । इस मण्डवे के थम आठ फुट ऊंचे थे और झण्डे का 
खम्भ जो साल की लकड़ी का या 35 फुट लम्बा था । 1884 ई० में लार्ड हार्डिग ने उसे 
उत्तरखा दिया । उसका नमूना बिना झण्डे के कुतुब के पास के एक चबूतरे पर 
रखा हुआ है । 

यह मीनार इतना ऊंचा है कि इसके नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखें तो 
सर की टोपी को थामना पड़े । लाट के ऊपर खड़े होकर देखने से नीचे बड़े भादमी 
छोटे- छोटे खिलौनों से चलते मालूम होते हैं । ऊपर से तांबे का पैसा मस्जिद के चौक 
में फेंके तो वह पत्थर की घार से मुड़ जाता है । मीनार के ऊपर से जड़ के पास पृथ्वी 
राज का चौंसठ खम्भा , लोहे की कीली , थोड़ी दूर बन कर लालकोट की दीवार, 
फिर पश्चिम में रायपिथौरा के किले की इमारतें नजर पाती है । उसके सिरे पर 
पुरानी ईदगाह । रायपिथौरा के किले के उत्तर में जहाँपनाह की गिरी हुई चार 
दीवारी के टीले हैं जिनका सिलसिला सीरी की खण्डहर चारदीवार तक चला गया है । 
बेगमपुर की मस्जिद भी देखने को मिलती है । जहाँपनाह के आगे उत्तर पश्चिम में 
फीरोजशाह के मकबरे का गुम्बद, जो हौज खास के पास है, दिखाई देता है । उससे 
आगे सफदरजंग का मकबरा चमकता दिखाई देता है । उसी लाइन में जामा मस्जिद 
की बुजियां देखने में आती है । सफदरजंग के पूर्वमें पुराने किले की लम्बी चारदीवारी 


पठान काला की दिल्ली 


55 


और निजामुद्दीन की दरगाह का गुम्बद और उससे जरा मागे हुमायूं के मकबरे का गुम्बद 
देखने में आएगा । दक्षिण की ओर देखने में पहाड़ी पर कालका देवी का मंदिर और फिर 
मीनार से पश्चिम की मोर तुगलकाबाद तथा आदिलाबाद के किले दिखाई देंगे जिनके 
बीच में तुगलक का मकबरा है । 

तुगलकाबाद की सड़क के करीब उत्तर में एक बड़ा भारी आम का पेड़ है । 
यह होपरानी और खिड़की का मैदान है । इस सड़क के दक्षिण में और मीनार के 
पास ही जमाली मस्जिद और सुल्तान बलबन के मकबरे के खण्डहर पड़े हैं जिनके पास 
कुतुब साहब की दरगाह के दक्षिण में मौजा महरौली की बस्ती नजर आती है । 

ख्याल किया जाता है कि कुतुबद्दीन इस मीनार को मस्जिद की मीनार बनाना 
चाहता था जिस पर मुल्ला अजान दे सके । दूसरा मीनार मलाउद्दीन खिलजी ने 
बनवाना शुरू किया था , मगर वह मुकम्मिल न हो सका । 


कले सफेद 

1205 ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रायपिथौरा के किले में एक महल बनवाया 
पा जिसका नाम कसे सफेद पड़ा । इन्नबतूता ने इसकी बाबत लिखा है कि यह महल 
बड़ी मस्जिद के पास था , मगर अब उसका कोई पता नहीं चलता । इसी महल के 
मैदान में मलिक बस्तियार खिलजी, जो शाहबुद्दीन गोरी का सूबेदार था , हाथी से 
लड़ा था । इसी महल में शमशहीन अल्तमश और उसके पोते नासिरुद्दीन महमुद शा 
तथा बलबन और दूसरे चन्द बादशाहों की ताजपोशियां हुई । फीरोजशाह खिलजी 
यद्यपि कंकबादको कत्ल करके किलोसड़ी के किले में गद्दी पर बैठा था , मगर रिवाज के 
अनुसार ताजपोशी उसकी भी इसी महल में हुई । इसी प्रकार इसके भतीजे तथा 
वारिस अलाउद्दीन खिलजी की ताजपोशी भी यहां ही हुई । इस प्रकार सात बादशाहों 
की ताजपोशी इसी महल में हई । नासिव्हीन महमदशाह के समय में ( 1259 ई . ) 
हलाक सां के राजदूत की आवभगत इसी महल में हुई थी । मोहम्मद तुगलक की 
ताजपोशी भी उसके गद्दी पर बैठने के 40 रोज बाद इसी महल में हुई, यद्यपि वह 
गद्दी पर बैठा तुगलकाबाद में था । इस महल में ताजपोशियां ही नहीं होती रहीं , बल्कि 
इसमें बड़े-बड़े लोगों को कैद में भी रखा गया था । कभी-कभी इस महल में खून की 
नदियां भी बहीं है । मलिक बस्तियारुद्दीन को , जो मुईउद्दीन बहराम शाह का बजीर 
चा , 1241 ई० में पहां करल किया गया । जब कभी कोई खास सभा किसी कठिनाई 
के समय होती थी तो इसी जगह होती थी । बहराम शाह का जानशीन कैद में से 
निकाल कर इस महल में लाया गया था औरफिर कुरके फिरोजी में सुल्तान अलाउद्दीन 
मसऊद के नाम से उसकी ताजपोशी हई थी । मगर जब से राजधानी यहां से तब्दील 


56 


बिल्ली की खोज 


हो कर नए शहर में ले जाई गई, इस महल की तबाही शुरू हो गई । 

कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात लाहौर में 1210 ई . में चौगान खेलते हुए 
घोड़े से गिर कर हुई । इसकी कन का पता नहीं लगता कि कहां बनवाई गई । 
यह चार वर्ष बादशाह रहा । वैसे इसने 24 वर्ष 6 माह हकूमत की । इसके बाद इसका 
बेटा मारामशाह गद्दी पर बैठा । मगर यह पूरे वर्ष भर भी हकमत न कर 
सका । अपनी कमजोरियों के कारण यह तख्त पर से उतार दिया गया । बेशक इसने 
अपने नाम का सिक्का जरूर चला दिया था । बदायूं के गवर्नर अल्तमा ने माराम 
शाह की मनमानी देखी और चारों ओर अराजकता दिखाई दी तो वह फौरन दिल्ली 
पहुंच गया और गद्दी को हथिया कर उसने पारामशाह को कत्ल करवा दिया । 

अल्तमश लगातार हिन्दू राजायों से लड़ता रहा और भिन्न -भिन्न प्रदेशों को 
अपने अधीन करता रहा । जब यह मुलतान को फतह करने गया हुआ था तो वह 
बीमार हुआ और दिल्ली लाया गया । 1236 ई० में इसकी मृत्यू हो गई । इसे मस्जिद 
कुब्बतुल इस्लाम में दफन किया गया । 


प्रस्तमश का मकबरा 

अल्तमश की मृत्यु 1236 ई० में हुई । यह पहला मुस्लिम बादशाह 
था जिसका मकबरा हिन्दुस्तान में बना । यह मकबरा कुव्वतुल इस्लाम की 
पुश्त पर उत्तर पश्चिमी कोने में बना हुआ है और शायद उन्हीं कारीगरों का बनाया 
हुपा है जिन्होंने मस्जिद बनाई क्योंकि दोनों एक ही नमूने की इमारतें हैं । 
उस जमाने में मेमार अधिकतर हिन्दू और वह अपने देश की कारीगरी को ही 
जानते थे । मुसलमानों की कारीगरी भिन्न प्रकार की थी , मगर उसको सीखने में 
हिन्दुओं को समय लगा । यही कारण है कि मुस्लिम काल की शुरूपात की इमारतों में 
वह मुसलमानी कसा देखने में नहीं आती जो वाद की इमारतों में दिखाई देगी । 

इमारत लाल पत्थर की है जो बाहर से चालीस मरव्या फट है और अन्दर से 
तीस मुरब्बा फुट । अन्दरनी भाग की दीवारों में पच्चीकारी का बहुत सुन्दर काम 
बना हमा है । दो दीवारों पर खुदाई की जगह रंगीन फलपत्ती का काम था । कल 
भी बहुत बड़ी और ऊंची संगमरमर की बनी हुई है । छत न होने के कारण अन्दर 
के हिस्से को मौसमी तब्दीलियों से नुकसान पहुंचा है । वैसे सात सौ वर्ष से ऊपर की 
बनी हुई यह इमारत देखने योग्य है । असल कन्न तैखाने में है । वहाँ 21 सीढ़ी उतर 
कर जाते है । 

अल्तमश ने कुब्बतुल इस्लाम की मस्जिद में तीन दरवाजे 1220ई० में और - 
बनवाए । यह जिक्र ऊपर मा चुका है । इसके अतिरिक्त उसने एक बहुत बड़ा हौजही 


पठान काल की बिल्ली 


शमशी कस्बा महरौली में 1231 ई० में बनाया जो सौ एकड़ जमीन पर बना हुआ है । 
यह लोहे की कीली से एक मील है । इन्नबतूता ने इस हौज के सम्बन्ध में लिखा है । 


होज शामशी ( 122950 ) 

इस हौज में बरसात का पानी जमा होता है । इसकी लम्बाई दो मील और चौडाई 
मील है । इसके पश्चिम में ईदगाह की तरफ पक्के घाट चबूतरों की शक्ल के ऊपर 
तले बने हए हैं । चबूतरों से पानी तक सीढ़ियां हैं और हर चबूतरे के कोने पर बुर्ज 
बना हुआ है जिसमें बैठ कर तमाशाई इसे देखते है । हौज के बीचोंबीच पत्थरों का 
दो मंजिला बुर्ज बना हुमा है । जब तालाब में पानी अधिक होता है तो लोग किश्तियों 
में बैठकर बुर्ज तक पहुंचते हैं और जब थोड़ा होता है तो वैसे ही आते जाते रहते हैं । 
इसके अन्दर एक मस्जिद भी बनी हुई है । जब पानी उत्तर जाता है तो किनारों पर 
खरबूजे बो देते हैं । खरबूजा गो बोटा होता है मगर बहुत मीठा । 

आजकल इस हौज में सिंघाड़े बोए जाते हैं जो बहुत मीठे होते हैं । किसी जमाने 
में यह हौज तमाम लाल पत्थर का बना हुमा था । अब सारी बन्दिश उखड़ गई है । 
इस तालाब के पानी को एक झरना बनाकर फीरोजशाह तुगलक तुगलकाबाद ले गया । 
या । 


अब तो इसमें बरसात में ही पानी भरता है । यह तालाब और इसके साथ की 
इमारतें तथा बाग बहुत खूबसूरत लगते थे । पूर्व की ओर लाल पत्थर की एक बहुत 
बडी इमारत है जिसे जहाज कह कर पुकारते हैं । एक मस्जिद है जिसे पौलिया मस्जिद 
कहते हैं । कहते हैं कि दिल्ली को फतह करने की नमाज इसमें पढ़ी गई थी । इसके 
नजदीक सड़क की दूसरी पोर इसमें से जो नहर काट कर ले गए हैं, वह झरने में जाकर 
गिरती है जहां साएदार वृक्ष लगे हैं । यह नहर तुगलकाबाद चली गई है । 

कहते हैं कि स्वाजा कुतुबुद्दीन अल्तमका के जमाने में एक बहुत बड़े मौलिया 
हो गुजरे है । पल्तमचा ने एक बार स्वप्न में हजरत अली को देखा और स्वाजा साहब 
से उसकी ताबीर ( मतलब ) पूछी । स्वाजा साहब ने कहा कि जहाँ बापने हजरत अली 
को देखा है, वहीं तालाब बनवा दो । चुनांचे बादशाह ने हुक्म की तामील की और 
पह तालाब बनवा दिया । 1311 ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी 
मरम्मत करवाई थी और उसी जमाने में इसके बीचोंबीच एक चबूतरा , 
जो नीचे से खाली है, बनवाकर उस पर एक बर्जी बनवा दी थी जो करीछ ढाई फुट 
ऊंची और 52 फट थी जिसके सोलह स्तुन आठ- आठ फट ऊंचे है । कहते है कि यह 
बुर्जी मोहम्मद साहब की आमद की यादगार में बनाई गई थी और उनके घोड़े के 
निशान बुर्ज के मध्य में हैं । दो सौ वर्ष बाद मोहम्मद शाह तुगलक ने इसको फिर 


बिल्ली की खोज 


मरम्मत करवाई और इसी तालाब से कुतुब साहब के करने में पानी होता हुआ 
तुगलकाबाद जाता है । लोहे की लाट से यह तालाब कोई एक मील के फासले पर 
है । इस तालाब के गिर्द की जमीन तारीखी घटनामों की जगह है । इर्दगिर्द में बहुत से 
शुरवीरों और सन्तों की यहां का है जो हमलावरों के साथ पाए । हौज के दक्षिण में 
अन्धरिया बाग है और पूर्व में औलिया मस्जिद और लाल महल जिसे जहाज 
कहते है । 


सुलतान गानो का मकचरा ( 1239 ई० ) 

पुरानी दिल्ली की कुतुब मीनार ( पृथ्वीराज की दिल्ली ) से कोई तीन मौल 
पश्चिम में मलिकपुर गांव में अब्दुल फतह मोहम्मद का मकबरा बना हुआ है जो 
अल्तमदा का सबसे बड़ा लड़का था और जिसकी मृत्यु 1228 ई० में 
बंगाल में हुई । यह ढाके का गवर्नर था । इस मकबरे को अल्तमश ने 1231 ई० में 
बनवाया । ख्याल है कि किसी वक्त यह इमारत दो मंजिला रही हो । 
इस मकबरे के पास ही रुकनुहीन फीरोज और मुइउद्दीन बहराम के मकबरे हैं जो 
अल्तमश के लड़के और उत्तराधिकारी थे । खानहीन की मत्य कैदखाने में 1237 ई० 
में हुई और 1240 ई० में इसका मकबरा रजिया बेगम ने बनवाया । मुइउद्दीन बहराम 
शाह को 1242 ई . में कत्ल किया गया और उसका मकबरा अलाउद्दीन मसूर शाह 
ने 1242 ई० में बनवाया । फीरोजशाह ने इन तीनों मकबरों की मरम्मत कराई थी । 
मगर इस वक्त ये खस्ता हालत में है । संगमरमर का बना हमा एक दालान और 
उसमें बनी कान 93 सीढ़ियां उतर कर नीचे हैं । इसकी छत में भी जैन मन्दिरों 
के पत्थर लगे हुए है जैसे कुतुब की मस्जिद में लगे हैं । 

अल्तमश के जमाने की एक बड़ी यादगार ल्वाजा कुतुबद्दीन बस्तियार काकी की 
दरगाह है जिसे बल्बाजा साहब की दरगाह भी कहते हैं । 


वरगाह हजारत कुतुबुद्दीन बस्तियार काकी 

इनका जन्म फरगुना ( तुकिस्तान ) में हुआ था । इनके पिता का नाम कमालु 
द्दीन अहमद मूसा था । इनको पाम तौर पर ख्वाजा साहब कहकर पुकारते थे । यह जब 
बाई बरस के ये तो इनके पिता का देहान्त हो गया । यह बगदाद में मुईनद्दीन चिश्ती 
के मुरीद बने । जब चिश्ती साहब अजमेर तशरीफ ले पाए तो यह भी पहले मुलतान 
औरफिर दिल्ली आ गए । उस वक्त इनकी उम्र करीब बीस वर्ष थी । यह उन दरवेशों 
में से थे जो शस्- शरू के मुस्लिम हमलावरों के साथ हिन्दुस्तान आए । इनकी गिनती 
प्रमुख मुस्लिम संतों में होती है । मुईनुद्दीन चिश्ती के यह न केवल शिष्य ही थे बल्कि 
उनके मित्र भी थे और उनके बाद इन को मुस्लिम सन्तों में पहला दरजा प्राप्त हुआ । 


पठान काल की दिल्ली 


59 


दिल्ली यह 1188 ई० में पाए और जब मुसलमानों ने दिल्ली को फतह किया तो फतह 
की नमाज इन्होंने महरौली की मौलिया मस्जिद में पड़ी थी । 


मोहम्मद गोरी से इनका सम्बन्ध अच्छा न रहा, मगर बामशुद्दीन अल्तमश इनका 
बड़ा भक्त था और उसके जमाने में इनका बड़ा दौरदौरा था । शुरू - शुरू में यह पानी 
की सुविचा की दृष्टि से किलोखड़ी में दरिया के किनारे आकर रहे । बाद में यह मह 
रोली जा रहे । यह बान्त प्रकृति के थे । अल्तमश के जमाने में इन्हें धर्म परिवर्तन के 
कार्य में बहुत सफलता मिली थी । इनकी मृत्यु 67 वर्ष की उम्र में 1235 ई० 
में हुई । कुतुबुद्दीन के काल में तो इनको ख्याति एक धार्मिक पेशवा के तौर पर 
हो रही , लेकिन बाद में इनके प्रति इतना आदर बड़ा कि इनके मतक संस्कार स्वयं 
बादशाह अल्तममा ने किए जिसने न कभी नमाज के समय में देरी की थी और न नमाज 
टाली थी । 


इनकी शादी दिल्ली में ही हुई थी और इनके दो लड़के सैयद अहमद और 
सैयद महमद इनकी कन के पास ही दफना दिए गए थे । सन्त ख्वाजा खिजर , जो कहते 
है अब भी मौसमों की हालत की देखभाल करते हैं और गल्ले की कीमतों को मुकर्रर करते 
है , इन्हें स्वाब में मिले थे मोर इनको भविष्य बताने को वाक्ति दी थी । इन्होंने हजरत 
निजामद्दीन को ईश्वरी शक्ति दी । इसके अलावा इन्होंने इस शक्ति का कभी इस्तेमाल 
नहीं किया । यह एक विख्यात घोपदेवाक की तरह रहे और मरे और यद्यपि 
बादशाह ने इनके जनाजे को कन्धा दिया , मगर जो इज्जत अफजाई इनके मुरीदों ने 
इनकी की , उसके मुकाबले में यह कोई बड़ी बात न थी । 


उन्होंने अपने बिस्तरे मर्ग से अपना असा और अब्बा अपने मुरीद फरीद चाकरगंज 
के पास पाकपट्टन भेज दिया था जो मुलतान के नजदीक है । यह रिवायत है कि जब 
एक बार इनके गुरु मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर से दिल्ली तशरीफ लाए तो इन्होंने उनके 
साथ वहां चलने की इच्छा प्रकट की , लेकिन जैसे ही लोगों को इस बात का पता 
लगा तो उन्होंने मुईनुद्दीन की सेवा में निवेदन किया कि कुतुब साहब को जनकी 
बेहतरी और इज्जत के लिए उनके बीच में ही रहने दिया जाए । अवाम की इच्छा का 
पाल करते हुए उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया गया और कुतुब साहब दिल्ली में ही 
रहे और जब उनका इन्तकाल हुआ तो उन लोगों के बीच दफन किए गए जो सदा 
उनसे मोहब्बत और प्यार करते थे । इनके मजार का सदा ही बड़ा महतराम होता 
रहा है और यह रिवायत है कि आदिलशाह सूर का हिन्दू सेनापति होमू मुगल सेना के 
मुकाबले के लिए जाने से पूर्व कुतुब साहब के मजार की जियारत को गया था और उसने 
बह प्रतिज्ञा की थी कि यदि वह दिल्ली फतह कर सका और मुगल सेना को भगा सका 


बिल्ली की खोज 


तो वह मुसलमान बन जाएगा । 


जब कुतुब साहब की मृत्यु का समाचार पाकपट्टन पहुंचा तो फरीद शकर 
दिल्ली तशरीफ लाए और सन्त की कग को मिट्टी से ढंक दिया जिसे वह खुद हौज 
वामशी से उठा कर लाए थे । मजार अभी तक उस मिट्टी का ही बना हुमा है जिस 
पर सफेदी होती रहती है और उस पर एक सफेद चादर बिछी रहती है । 
1541 ई० में पोरशाह सूरी के काल में खलीलुल्लाह खां ने मजार के गिर्द एक बड़ी 
दीवार और उत्तर की मोर एक दरवाजा बनवा दिया था जिस पर कुतबा लिखा हया 
है । दस वर्ष बाद सलीमशाह के जमाने में 1551 ई० में युसुफ खां ने एक दूसरा 
दरवाजा बनवाया जो मौजूदा सदर दरवाजा है । इस दरवाजे से प्रवेश करके एक 
चालीस गज लम्बी गली माती है जिसमें मकानों और सहनों की पुस्त पड़ती है । 
इस गली के प्राखिर में यः पत्यर की सीढ़ियां हैं जिनसे मोलाना फखरुद्दीन के तामीर 
करदा द्वार में दाखिल होते हैं जो शाह आलम के जमाने में एक बारसूख व्यक्ति था । 
दरवाजे के एक तरफ तीन कमरे हैं और मुकाबले की तरफ एक कमरा है जो मुसाफिरों 
के आराम के लिए बनाया गया था । 


इस दरवाजे में प्रवेश करने से पूर्व दाँक के दाएं हाथ एक दीवारदार महाता 
पड़ता है जो 57 फटX54 फुट का है । इसके पश्चिम में तीन दरवाजों की एक छोटी 
मस्जिद है और मस्जिद के सामने नबाब झज्जर के कुटुम्ब का कब्रिस्तान है । इसमें 
सबसे मशहर का झज्जर के प्रथम नवाब निजाब अली खां की है जिसे लार्ड लेक ने 
ब्रिटिश सरकार की ओर से जागीर दी थी । यह एक सादे संगमरमर के मकबरे से 
ढकी हुई है जो 3 फुट ऊंचा और 10 फुट लम्बाई चौड़ाई में है । इसी के नीचे निजाब 
अली की देगम की का भी है । इन कों के सिराहने की तरफ इसी साइज की संग 
मरमर की एक और का है जिस पर 1843 ई० पड़ा है । यह निजाब अली के 
लड़के फैजमोहम्मद की है । इस कन के दाएं हाथ संगमरमर की एक और कब है जो 
फैजमोहम्मद की का जैसी ही बनी हुई है । यह फैज अली खां की है जो झज्जर के 
आखिरी नवाब अबदुल रहमान खां के पिता थे । अब्दुल रहमान खां को 1857 ई० 
के बादर में अंग्रेजों ने बागियों का साथ देने पर फांसी दी थी । 

जब भाप मकबरे के अन्दरूनी अहाते में मौलामा फखरुद्दीन के दरवाजे से 
दाखिल होते हैं तो पत्थर के फर्श का पापको एक सहन मिलेगा । इसके सामने कोई 
बीस गज के अन्तर पर दीवार में एक लम्बोतरा दरवाजा है और दाएं हाथ 
एक महराबदार दरवाजा है । आपके दाएं हाथ के नजदीक महराबदार दरवाजे पर 
पहुंचने से पेशतर कोई 35 मुरब्बा फुट का एक और अहाता है जिसकी दीवारें दस 
फट ऊंची लाल पत्थर की बनी हैं । इस प्रहाते में औरंगजेब के दरबार के एक ख्वाजा 


पठान काल की बिल्ली 


61 


सरा मोहम्मद खां की कत्र है जिसका असल नाम ख्वाजा नूर था और वह क्वालियर 
तथा आगरे के किलों का किलेदार रह चुका था । अहाते में एक महराबदार दरवाजे 
से दाखिल होते जिसकी दहलीज पर एक कुतबा लिखा हमा है । कब्र पर का मकबरा 
बिल्कुल सादा बना हुआ है । यह संगमरमर का बना हुआ है । इसकी ऊंचाई करीब 
3 फुट है और यह 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है । अहाते के पश्चिम में 
पांच दरों की एक मस्जिद है जो 29 फुट लम्बी और 8 फुट गहराई में है । मस्जिद 
की लम्बाई में पत्थर, जड़ा हुआ है जो फुट चौड़ा है । अहाते में चार करें और हैं 
जो निजामहीन के मिरजा इलाहीबला के परिवार की है । 


बाएं हाथ को मुड़कर योर महराबदार लम्बोतरे दरवाजे से गुजर कर एक 
पत्थर के फर्श की गली माती है जो 58 फुट लम्बी और 6 फुट चौड़ी है और इसमें 
उत्तर से दक्षिण को चार फूट का ढलान है । दाएं हाथ पर कुतुब साहब के मजार के 
महाते की संगमरमर की दीवार है और बाएं हाथ उनकी मस्जिद की पुश्त है । 
इस गली के सिरे पर संगमरमर का एक दरवाजा है और इसके दाएं हाथ संगमरमर का 
एक चार फुट ऊंचा ताबीज है जो मौलाना फखरुद्दीन की कन्ज पर बना हुमा है । संग 
मरमर के दरवाजे पर फरखसियर की हकूमत के काल का एक कुत्तबा लिखा हुआ है । 
बाएं हाथ घूम कर कोई 30 फुट दाएं हाथ कुतुब साहब के मजार की दक्षिणी दीवार है 

और चार जाली के काम की जालियां है । दूसरे संगमरमर के दरवाजे में घुसने से पहले 
बाएं हाथ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें बांदे के नवाब की कनें बनी हुई है । 
इनमें तीन संगमरमर की हैं जिन पर बारीक पच्चीकारी का काम बना हमा है । 
बाद के नवाबों के बावों को दफनाने के लिए महरोली भेजा जाया करता था , लेकिन 
1857 ई० के गदर के बाद यह रिवाज बन्द हो गया । 


दूसरे संगमरमर के दरवाजे में से गुजर कर और दाएं हाथ घूम कर एक अहाता 
माता है जिसकी पूर्वी और दक्षिणी दीवारों का जिक्र आ चुका है । यह अहाता 9 
फटx57 फुट है । इसकी तीन- चौथाई पश्चिमी दीवार पर टाइल लगे हुए हैं । बाकी 
की पश्चिमी और उत्तरी दीवारें चूने पत्थर की बनी हुई है । पश्चिमी दीवार के उत्तरी 
कोने में एक दीवारवाली मस्जिद है जिसे कहते है , फरीद शकरगंज ने बनवाया था 
जब वह कुतुब साहब के मजार की जियारत को प्राए थे । मजार के चारों मोर लकड़ी 
का कटहरा लगा हुआ है जो 21 मुरब्बा फुट लम्बाई चौड़ाई में और 2 फट ऊंचाई 
में है जैसा कि बताया जा चुका है । मजार मिट्टी से उका हुआ है और उसे 
बदनजर से बचाने को एक सफेद कपड़े का टुकड़ा बिछा रहता है । इस मजार के चंद 
फुट पर ताजुद्दीन सैयद अहमद और सैयद मोहम्मद कुतुब साहब के साहबजादों , 
बदकद्दीन गजनवी, इमामुद्दीन अब्दात और अन्य पंथियों की करें बनी हुई हैं । 


62 


दिल्ली की खोज 


दाएं हाथ, फरुखसियर के संगमरमर के पहले दरवाजे से गुजर कर और करीब 
दस गज के फासले पर कुतुब साहब के दोस्तों और सम्बन्धियों की करें है । थोड़ा आगे 
बड़कर संगमरमर का एक चबूतरा में फुट ऊंचा और 11 मुरब्बा फुट लम्बा जोड़ा बना 
हमा है । इस चबूतरे पर दो सुन्दर संगमरमर के ताबीज हैं । एक बदनाम जान्ने 
खां की कब्र पर है जिसने दिल्ली सल्तनत के बरबाद होने में सहायता दी और जिसका 
लड़का गुलाम कादिर अपने बाप से भी अधिक बदनाम हुमा और दूसरा जान्नेखा 
को बीवी की कन पर है । 

अब जैसे ही अपने दाएं को धूमिए और पक्के फर्श पर उस गली के बिल मुकाबिल , 
जिसका जिक्र ऊपर या चुका है, चलिए तो कुतुब साहब की मस्जिद आ जाती है । 


कलुब साहब को मस्जिद 

बह देखने में बिकुल साधारण है । 22 फुट लम्बी और 21 फुट चौड़ी है । 
इसमें तीन दरवाजे है । इसको पुश्त की दीवार को कहा जाता है कि कुतुब साहब ने खुद 
मिटटी का बनाया था । 1551 ई० में सलीम शाह के जमाने में तीन और दरों का 
इसमें इजाफा किया गया और ऐसा ही दूसरा इजाफ़ा 1717 ई० में फरुखसियर ने 
किया था । 

इनका खिताब काकी इसलिए पड़ा बताते हैं कि जब रमजान शरीफ में यह 
रोजा रखा करते थे तो एक दरवेश, जिनका नाम विजरया, इन्हें छोटी रोटियां 
खिलाया करते थे जिन्हें काक कहते थे । यह भी कहा जाता है कि एक बार औलिया 
की मस्जिद में दरवेशों को मजलिस यो । वहां आसमान पर से रोटियां उतरी 
मगर उन्हें काको साहब को ही खाने का हराम हा । फरिवते के जमाने में यह 
रोटियां तब तक पकाई जाया करती थीं और गरीबों को बांटी जाती थीं । वह अब 
भी पकाई जाती है मगर उन धनिकों को दी जाती है जो दरगाह में भेंट चढ़ाते हैं । 
ये रोटियां माटा, चीनी और सौंफ डाल कर पकाई जाती है । 

दरगाह के बाहर जब पश्चिम की ओर से दाखिल हों तो एक बड़ी मस्जिद 
जाती है जिसे अहसानुल्ला खां ने बनवाया था जो दिल्ली के आखिरी बादशाह बहा 
दरशाह के तबीच हुया करते थे और बहादुरशाह के मुकदमे में जिन्होंने गवाही दी 
थी । इसके बाद जो दरवाजा आता है वह महल सराय में ले जाता है । इस खुबसुरत 
इमारत में दिल्ली के आखिरी चंद बादशाह गर्मियों के दिनों में पाकर रहा करते थे । 
दरगाह की पश्चिमी चारदीवारी से गुजर कर एक मस्जिद का सहन पाता है जिसके 
बाएं हाथ साहमालम सानी की एक सातून की कत्र है और दाएं हाथ मोती मस्जिद 
और दिल्ली के आखिरी बादशाहों की करें है । मोती मस्जिद को शाहमालम बहादुर 
शाह ने, जो पौरंगजेब का जानशीन ( उत्तराधिकारी ) था, 1709 ई० में बनवाया था । 


पठान काल को दिल्ली 


मस्जिद के दक्षिणी भाग के छोटे से सहन में तीन बादशाहों की करें हैं - अकबर शाह 
सानी की जो 1837 ई० में गुजरा, इसके पास शाहमालम सानी की जो 1806 ई० 
में गुजरा । इसके बाद जगह झूटी हुई है जो बहादुरशाह के लिए नियत की गई थी मगार 
बह रंगन में दफनाया गया । तीसरी का शाहमालम बहादुरशाह की है जो सादी है और 
उस पर घास उगी है । पश्चिम में आखिरी का मिरजा फारूल की है जो बहादुरशाह 
का जानशीन था मगर कत्ल कर दिया गया था । 1857 ई० के गदर के कारणों में 
एक यह बादल भी माना जाता है । अब एक दरवाजा माता है जो एक सहन में खुलता 
है । यह दरगाह के उत्तर में है । दाएं हाथ का रास्ता ,जिसके सामने संगमरमर का दीवा 
है और संगमरमर का दरवाजा है, हजरत कुतुब की कब के दालान में पहुंचा देता है । 
यहां जूते उतार कर जाना होता है । जिस कमरे में कम है, उसकी पूर्वी और दक्षिणी 
दीवारों में संगमरमर की जाली लगी हुई है जिसे फरवसिपर बादशाह ने लगवाया 
था । उनमें से अन्दर की कैफियत भली प्रकार दीख जाती है । कल सादामिट्टी की 
बनी हुई है जिस पर कपड़ा ढका रहता है और चारों तरफ संगमरमर का जाली कटा 
हुआ निहायत खूबसूरत नाटहरा लगाहुआ है जो फुट ऊंचा और 14 फुट x 151 
फुट है । मजार के चारों ओर और बहुत सी कने हैं । दरगाह को पश्चिमी दीवार पर 
सब्ज और पीले टायल जड़े है । दक्षिण पूर्वी कोने के बाहर ख्वाजा कुतुबुद्दीन 
की का है । इसके साथ मौलाना फखरुद्दीन की कग है जिसने अंदर माने का दरवाजा 
बनवाया था । इसके सामने की ओर तालाब के किनारे दाई जी की कत्र है जो एक 
खातून थी । ऐसे ही तालाब अजमेर और निजामहीन की दरगाहों में भी हैं । इनके 
अलावा और भी बहुत- सी क है । तालाब के सिरहाने की तरफ से कुतुब मीनार का 
नजारा बहुत साफ नजर आता है । 

कुतुब की दरगाह के महाते में खिरनी के चार पेड़ बहुत पुराने लगे हए है । 
कुतुब की खिरनियां मशहर है । बहादुरशाह रंगोले ने जो फूलवालों की सैर का मेला 
जारी किया था , उसका जिक ऊपर योगमाया के सिलसिले में किया जा चुका है 
कि बुधवार को पंखा मंदिर में चढ़ता है और गरुवार को हजरत के इसी मजार पर । 
अब भी वही दस्तूर जारी है । मौसमे बरसात का यह मेलाचिनी बाला की सर और 
तफरीह का एक जरिया होता था । जब कांग्रेस की अंग्रेजों से लड़ाई चली तो इस मेले 
का भी बहिष्कार कर दिया गया था मगर फिर जारी हो गया है । 

उस जमाने में इस मेले की रौनक ही जुदा होती थी । बरसात का मौसम आया 
और किसी दिन जब फुहारें पड़ रही हों , सैर की तारीख का एलान करने के लिए शहर 
में नफीरी फिर जाती थी मानो कोई बहत बड़ी घटना होने वाली हो । हर एक 
की जबान पर यही चर्चा होती थी कि सैर की तारीख मुकरर हो गई है । बस उसके लिए 
तैयारियां शुरू हो जाती थीं । महरौली के बाजार के कमरे सैकड़ों रुपया किराया 


बिल्ली को सोन 


देकर धौकीन लोगों के लिए रोक लिए जाते थे । नए कपड़े सिलवाए जाते, जूते 
खरीदे जाते, सर वाले दिन मह अंधेरे से लोग अपने बच्चों को साथ लेकर घरों से 
निकल पड़ते । उस जमाने में बसे और मोटरें तो थी नहीं , दिल्ली से महरौली तक 
11 मील का फासला है । सड़कें सज जाती, जगह - जगह प्याऊ बैठ जाती, जगह -जगह 
खाने-पीने की , पान बीडी सिगरेट की दकानें लग जाती । ज्यादा लोग तो पैदल ही 
जाते थे, बाकी इनकों में , घोड़ा गाड़ियों पर , मझोलियों में , मर्द और औरतें रास्ते में 
ठहरते चलते । बड़ा पड़ाव सफदरजंग पर होता था । शाम को हरने से पंखा उठता था । 
हजारों की छलकत ( भीड़ ) साथ होती थी । आगे- आगे नफौरी बज नहीं है , 
हरे खिल रहे हैं , सक्के कटोरे उछाल रहे है, हुक्केबाले चिलम भरे , लम्बी 
लम्बी मुनाल लगाए उन पर कमरों तक हुक्का पिलाते चल रहे है । हर 
कोई सजा-वजा, तेल-इत्र लगाए, फूलों के कंठे पहने अपनी- अपनी टोली बनाए 
बरामा-खरामां कदम बढ़ा रहा है । क्या बेफिक्री का होता था वह पालम - न हिन्दू 
मुसलमान का भेद, न ऊंच-नीच का स्याल । 

मरने पर एक और ही आलम होता था । झरना पानी से लबरेज , ऊपर से 
पानी की चादर गिर रही है और बारहदरी की छत पर से घड़ाधड़ लोग हौज में कूद रहे 
है । जगह-जगह खोंचेवाले बैठे तरह -तरह का सौदा बेच रहे है । ग्राम और जामुन के 
ढेर लगे हुए है । बच्चे तार की नगीनेदार अंगूठियां खरीद रहे है जो सैर की खास 
निशानी होती थीं । गर्ज दिल्ली का यह मेला अपनी जुदा ही शान रखता था । अब न 
वह दिल रहे , न बह बेफिकी । 

फूल बालों की सैर, जिसे सैरे गुल फरोशा कहते हैं, जारी कैसे हुई, उसकी 
भी एक रिवायत है । अकबर शाह सानी के जमाने की बात है । उस जमाने 
तक बादशाह के दरबार में अंग्रेज रेजीडेंट आया करता था । एक दिन दरबार 
में पहुंचा तो उसका सांस चढ़ा हुआ था, हॉफ रहा था और फों - फों की 
मावाज निकल रही थी । रेजीडेंट की फों - फों से वलीअहद जहांगीरशाह की हंसी 

नई लेजीडेंट ने समझ लिया कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है । उस वक्त 
तो बह चुप रहा मगर अपनी कोठी पर जाकर ईस्ट इंडिया कम्पनी को लिखा पौर 
उकसाया कि यह हतफ उसकी नहीं बल्कि मोनरेबिल कम्पनी बहादुर की हुई 
है । झगड़ा बढ़ा । आखिर कम्पनी बहादुर ने फैसला किया कि किले में बनीमहद की 
सेहत खराब रहती है, तालीम का भी सही प्रबन्ध नहीं है । उन्हें अंग्रेज अतालीक की 
निगरानी में इलाहाबाद में क्याम करना चाहिए । बलीअहद की माता मलका मालग पर 
इस फैसले का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और सारे किले में हाहाकार मच गया मगर फैसले 
के विरुद्ध अमल करने की ताव किसे थी । चुनांचे जहांगीरशाह इलाहाबाद भेज दिए 


पठान काल को बिल्ली 


65 


मलका आलम दुआएं मांगती और मिन्नतें मानती रही । मिन्नतों में एक यह भी 
ची कि उसका बच्चा नजरबंदी से रिहाई पाएगा तो वह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन 
बस्तियार काकी के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाएगी । 

इत्तफाक से ऐसा हुआ कि छः महीने नहीं गुजरे थे कि इलाहाबाद में हैजा 
फैला और कम्पनी बहादुर ने बलीमहद का इलाहाबाद में रखना मुनासिब नहीं 
समझा । वलीमहद फिर दिल्ली वापस लौट आए, मां की मिन्नत पूरी हई और 
कबाजा साहब के मजार पर बड़ी धूम- धाम से फूलों की चादर चड़ाई गई । उसी दिन 
से इस मेले का मागाज हुमा । 

1947 ई० के फसाद में इस दरगाह को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया 
गया था । जनवरी 1948 में महात्मा गांधी इसे देखने गए और उन्होंने एक सभा में 
प्रवचन दिया । गांधीजी की इस जगह की यह अंतिम यात्रा थी । 


कोशके फोरोजी 

यह महल शायद मल्तमश ने अपने काल में बनवाया था जो सबसे बड़ा शाही 
महल था । इस महल में अल्तमश को बेगम सुलताना रजिया की माता रहा करती 
यी । जैसा कि बताया जा चुका है सुलतान अलाउद्दीन मसउद शाह को कले सफेद 
से लाकर उसकी ताजपोशी 1239 ई० में मइउद्दीन बहराम शाह के जानशीन के 
तौर पर इसी महल में हुई । नासिन्दीन महमूद शाह ने , जो अलाउद्दीन का जानशीन 
था , अपना पहला दरबार इसी महल में किया । इस महल का अब कहीं पता नहीं 
चलता । 


कौशके सच्च 

यह सब्ज महल भी अल्तमश ने कौशक फीरोजी के साथ बनवाया था । इसमें 
भी कई ताजपोशियां , दरबार और कत्ल हए बताते हैं । इस महल का पहला जिक्र 
मल्तमा के लड़के नासिरुद्दीन महमदशाह के राज्य काल में पाता है जो इस महल 
में तल्ल पर बैठा और हलाक के सफीर का यहां स्वागत किया जबकि किलोखड़ी के 
किले से यहां तक बीस -बीस सिपाहियों की गहरी कतार खड़ी थी । फरिश्ते ने यह घटना 
को सफेद की बाबत लिखी है जो अधिक विश्वसनीय है । 


चबूतरा नासिरा 

यह चबूतरा भी उसी जमाने में बना जब ऊपर के दोनों महल बने । 
मगर इसे शायद नासिरुद्दीन महमद शाह ने बनवाया । यह सब इमारतें पथ्वीराज 
के किले में थीं । अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरि को लूटकर दिल्ली लोटा या तो 
सब माल इसी चबूतरे पर फैलाया गया था और एक छतरी दरबार करने के लिए 


दिल्ली की खोज 


बनाई गई थी । अब इस चबूतरे का भी पता नहीं चलता । जब जलालुद्दीन ने 
खुली बगावत की और किलोखड़ी के पास बहादुरपुर में अपने को किलाचंद 
कर लिया तो कौकबाद का मासूम बच्चा दिल्ली का बादशाह घोषित किया गया 
और उसने चंद महीनों तक अपना दरबार इस किले में किया । 

शमसुद्दीन अल्तमश ने तीन लड़के और एक लड़की छोड़ी । लड़की का नाम 
रजिया था । तख्त पर बैठा बड़ा लड़का रुकनुद्दीन । मगर यह ऐयाश निकला । सात 
महीने के बाद ही इसे तख्त से उतार दिया गया । सात महीने में ही इसने इस कदर 
उधम मचाया कि रिआया इससे तंग आ गई । सारा कामकाज इसने अपनी मां 
के सुपुर्द कर रखा था । वह बड़ी कपटी थी । गाजं इसके सौतेले भाई मारे गए । 
और यह खुद अपनी मां के साथ कंद किया गया । कैद ही में 1237 ई० में यह 
दोनों मर गए और मौजा मलकपुर में दफन किए गए जहां मुलतान गारी का मकबरा 
है । 1238 ई० में इनका मकबरा बनाया गया । रुकनुद्दीन की जगह रजिया बेगम 
को गद्दी पर बैठाया गया । 

रजिया बेगम 1236 ई० से 1239 ई० तक हुकमरां रही । यह बहुत बुद्धिमान 
थी । मुस्लिम काल में यह एक ही मिसाल है कि एक औरत ने हकूमत की । वह मरदाना 
लिबास पहनती थी और किसी की परवाह नहीं करती थी । खुद रोज तख्त पर बैठती 
पौर अदालत करती थी । वो नूरजहां ने भी एक तरह से हकूमत की है, मगर वह 
जहाँगीर के साए के नीचे । खुद मुखतारी से नहीं । यह बड़ी बहादुर औरत थी , मगर 
यह एक हब्शी के साथ शादी करना चाहती थी । इस पर इसके उमरा इससे नाराज 
हो गए और बगावत कर दी । हब्बी मारा गया और रजिया ने एक अमीर से शादी 
कर ली जिसने इसका साथ दिया था । मगर दोनों गिरफ्तार हो गए और दोनों को 
कयल के पास ( जिला करनाल ) 1239 ई० में कत्ल कर दिया गया और रजिया का 
भाई मुइउद्दीन बहराम शाह तख्त पर बैठा । 
मकबरा रजिया बेगम 
_ _ इब्नबतूता नै रजिया बेगम के कत्ल के बारे में लिखा है कि इसे एक काश्तकार 
से कत्ल करवाया गया जो उसे कत्ल करके और दफनाने के बाद उसके चंद कपड़े 
बाजार में बेचने ले गया , मगर वहाँ वह पकड़ा गया और मुंसिफ के सामने पेश किया 
गया । उसने इकबाल जुर्म किया और दफन करने की जगह का पता बता दिया । 
वहां से उसकी लाश को निकाल कर स्नान कराने और कफनाने के बाद उसी स्थान 
में दफना दिया गया । उसकी कन पर एक छोटा सा मकबरा बनाया गया जिसे 
दर्शक देखने जाते हैं और इसे पवित्र स्थान मानते है । मकबरा उसके भाई महउद्दीन 
बहराम शाह ने बनवाया बताते हैं । यह एक अहाते के अंदर बनाया गया है जो 35 
मुरब्बा फुट है और लाल पत्थर का है । इसकी ऊंचाई 8 फुट 3 इंच है । दरवाजा 


पठान काल की दिल्ली 


भी लाल पत्थर का बनाया गया है जो 6 फुट ऊंचा है । महाते में पश्चिम की 
ओर की दीवार में एक मस्जिद है । अहाते के उत्तर में लाल पत्थर के एक चबूतरे 
पर पत्थर चने की दो करें बनी है । इनमें से एक के सिरहाने एक पक्का स्तम्भ 
है जो डेड फट ऊंचा है जिस पर दीपक जलता था । यह रजिया की कम है । दूसरी 
उसको छोटी बहन की बताई जाती है जिसका नाम साजिया बेगम था । कले जमीन 
से करीब साढ़े तीन फुट ऊंची और आठ फुट लम्बी है । दक्षिण पूर्व के कोने में दो 
नामालूम कनें और हैं । 

रजिया बेगम तुकमान दरबाजे के पास अंदर एक गली में जाकर दफन की गई । 
कहते हैं , इसकी कत्र 1240 ई० में यमुना नदी के किनारे बनाई गई थी । शायद 
जस जमाने में यमुना की धारा बहां बहती हो । 


मकबरा तर्कमान शाह 

उसी जमाने की एक और कब्र तुर्कमान शाह उर्फ शमशुल अरफ़ान की है 
जो कोई पीर गजरे हैं । इन्हीं के नाम से तुकमान दरवाजा बनाया गया था । इनका 
मृत्यु काल 1240 ई० है । यह यमुना के किनारे रहा करते थे । वहीं 
इनकी कज बनी । यह उन मुस्लिम दरवेशों में से ये जो हमलावरों के साथ 
हिन्दुस्तान पाए । यह बहुत प्रभावशाली थे । यह हजरत शोहराबर्दी के शागिर्द 
ये मोर जब कुतब साहब औलिया कहलाने लगे तो उस वक्त इनकी उम्र 78 वर्ष 
की थी । इनकी कन चुने पत्थर की बनी हुई है । फर्श का कुछ हिस्सा संगमरमर का 
है । कन के इच-गिर्द नीचे संगमरमर का कटहरा लगा हुआ है । शाह साहब की 
बरसी धूमधाम से मनाई जाती है । उस दिन यहां एक मेला होता है । 

गयासुद्दीन बलवन ने 1266 ई . से 1286 ई० तक हुकूमत की । इसका असल 
नाम उलगखां था और यह अल्तमश के चालीस चुने हुए शमसी गुलामों में से था । शुरू 
में तो यह बहुत बेरहम निकला । इसने अपने तमाम उन साथियों को , जो चालीस में 
से थे , कत्ल करवा दिया । मगरफिर रहमदिल और इंसाफपसंद हो गया था । यह 
शिकार का बड़ा शौकीन या । फौज को सदा तैयार रखता था । इसके जमाने में मेवाती 
बहुत लूटमार किया करते थे । इसने उनको दबाया । इसने पुरानी दिल्ली में कौशके 
नान यानी लाल महल पौर एक किला मर्गजन , जिसे गयासपुर भी कहते थे , 
बनवाया था । इसके जमाने में मुगलों ने कई हमले किए जिनका मुकाबला करने इसने 
अपने बेटे सुलतान मोहम्मद शेरखां को भेजा । मुकाबले में वह मारा गया जिससे इसे 
सख्त सदमा पहुंचा और यह बीमार पड़ गया । 1286 ई. में इसकी मृत्यु हुई । यह 
दारुल भवन के पास दफनाया गया । इसका मकबरा कुतब साहब में जमाली 
मस्जिद के पास है । 


68 


दिल्ली की खोज 


बलबन का मकबरा 

यह कुतब मीनार से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है । यह अल्मत के मकबरे 
और मलाई दरवाजे के समान ही चौकोर था , मगर इन दोनों से दुगना बड़ा था । 
भवता इस मकबरे की दीवार ही बाकी रह गई है । इसको उसी स्थान पर दफन 
किया गया जहां उसके लड़के शेरखां को दो वर्ष पूर्व दफनाया गया था । शेरखा, जिसे 
खाने शहीद भी कहते थे , लाहौर में चंगेजखा के सेनापति साभर से लड़ता- लड़ता 
मारा गया था । बलबन उस सदमे से उभर न सका । उसे इस कदर सदमा पहुंचा कि 
दिन में वह दरबार करता और रात में रंज के माम बहाता । अपने कपड़े चाक 
करता तथा सर पर मिट्टी डालता । इसी रंज में वह मर गया । शेरखां ने ईरान के 
कवि सम्राट सादी को भारत पाने के लिए निमंत्रित किया था । 


बलबन ने अपने पोते खुसरो को अपनी जानशीनी के लिए चुना था , लेकिन 
साजिशों के कारण उसका दूसरा पोता कैकबाद तख्त पर बैठाया गया जिसने 
1286 ई0 से1290 ई0 तक हकूमत की । यह पढ़ा-लिखा और लायक था , मगर तक्त 
पर बैठते ही रंग - रेलियों में लग गया । यह किलोखड़ी के किले में जाकर रहने लगा 
जिसे इसने 1286 ई० में बनवाया था । यह किला उस जगह था जहां बाद में हुमायू 
का मकबरा बनाया गया । मुसलमानों की यह दूसरी दिल्ली थी । अब उस किले का 
नाम भी बाकी नहीं रहा । उस जमाने में यमनाकिले के नीचे बहा करती थी । इसने वहां 
उम्दा- उम्दा बागात लगाए थे और बड़ी रौनक उस किले को दी थी । उमरामों को 
भी बादशाह के साथ आकर यहां रहना पड़ा । उन्होंने भी बहुत से मकान रहने को 
बनवा लिए थे । 


ककबाद सल्तनत के कामों से गाफ़िल बन बैठा । बादशाह को गफलत से 
मुगलों ने मौका पाकर बगावत की , मगर परास्त हए । इसके बाप बगरा खां ने , जो 
बंगाल का गवर्नर था , इसे बहुत समझाया कि सल्तनत का कारोबार देखे , मगर यह 
लापरवाह बना रहा । आखिर समाने का गवर्नर और बजीर वायस्ता खां , जो तुरको 
सरदार और खलज का रहनेबाला था , दिल्ली पर चढ़ पाया । अलाउद्दीन खिलजी 
ने बगावत को और वह तख्त पर काबिज हो गया । किलोखड़ी के किले में बादशाह 
को कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को महल की खिड़की में से दरिया की रेती 
में फिकवा दिया गया । शायस्ता खां , जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी हुआ, 
1290 ई० में खुद तस्त पर बैठ गया । कैकबाद का तीन साल का बच्चा भी कत्ल कर 
दिया गया । इस प्रकार 1290 ई० में गुलाम खानदान का खात्मा हा जिसकी 
मारूयात कुतुबद्दीन ऐबक ने 1206 ई० में की थी । 84 वर्ष के अर्से में गुलाम 
खानदान में दस हुकमरां हुए जिनमें तीन अपनी मौत मरे और सात कत्ल किए गए । 


पठान काल की बिल्ली 


कोशके लाल अपवा किला मर्गजन अपवा बारुल अमन 

लालमहल ( कोशके लाल ) को गयासुद्दीन बलबन ने 1255 ई . में 
बनवाया । इस महल के इतिहास की जानकारी बहुत कम है । जलालुद्दीन 
फेरोजशाह खिलजी कसे सफेद में अपनी ताजपोशी के पश्चात इस महल को 
देखने आया, और सुलतान बलबन की ताजीम के लिए , जो अल्तमश के बाद गुलाम 
खानदान के बादशाहों में सबसे माहूर हुआ है, महल के सामने घोड़े पर से उत्तरा । 
कोशके लाल में बलबन के दरबार में 15 शाही खानदान के शरणार्थी उसकी खिदमत 
में खड़े रहते थे और उसकी सरपरस्ती में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथा आलिम फले-फले । 
इस महल से सम्बन्धित दो योर महत्वपूर्ण घटनाएं हैं अर्थात् बलबन पौर अलाउद्दीन 
खिलजी का दफन किया जाना । बरनी ने लिखा है कि सुलतान बलबन की लाश 
कौशके लाल से रात के वक्त निकाली गई और दारुल अमन में दफन की गई । 
वही लेखक बताता है कि शबात की बटी तारीख को सुबह के वक्त अलाउद्दीन की 
लाश सोरी के कौशके लाल से निकाली गई और जामा मस्जिद के सामने एक मकबरे 
में दफनाई गई । ख्याल यह किया जाता है कि कौशके लाल रायपिथोरा के किले 
में स्थित था । बरनी ने यह भी लिखा है कि बलबन के पोते कंकबाद ने किलोखड़ी 
में एक नया किला बनाया और उसने शहर में रहना बंद कर दिया तथा 
कौशके लाल भी छोड़ दिया । माहर से मतलब पुरानी ( रायपिथौरा की ) दिल्ली 
से है । जब बलवन रायपियौरा के किले को आबाद कर चुका तो यह गैरमुमकिन 
नहीं है कि उसने अपनी रिहाया किले की चारदीवारी के बाहर बना ली हो । 
सीरी में लाल महल का कोई जिक्र नहीं पाता जबकि पुरानी दिल्ली के लाल किले 
का जिक बार-बार आता है । अगर हम फरिश्ते की बात को स्वीकार करें कि 
अलाउद्दीन खिलजी सीरी बनाने से पूर्व लाल महल में रहा करता था जहां 
उसको लावा दफनाने के लिए ले जाई गई तब वह बलवन का ही महल होना 
चाहिए जो सम्भवतः रायपिथौरा के किले में ही था जिसे पुरानी दिल्ली कहते थे । 


किला मर्गजन 

सम्भवतः इसको बलबन ने जब वह तख्तनशीन हया तो 1266 ई० 
में तामीर कराया । इसका नाम दारुल अमन ( रक्षा स्थल ) भी पड़ा 
क्योंकि इब्नबतूता ने लिखा है कि जब कोई कर्जल्बार इस किले में दाखिल हो जाता 
या तो उसका कर्जा माफ कर दिया जाता था । इसी प्रकार हर व्यक्ति के साथ यहां 
इंसाफ होता था । हर एक कातिल को अपने विरोधी से छुटकारा मिल जाया 
करता था और हर भयभीत को रक्षा का आश्वासन । इनबतूता जब तेरहवीं 
सदी में दिल्ली आया तो यह स्थान मौजद था । उसने लिखा है , " बलबन ने एक इमारत 
बनाई जिसका नाम रक्षा स्थल था । सुलतान को वहां दफन किया गया और मैंने 


70 


बिल्ली की खोज 


खुद उसका मकबरा देखा है । " बाबर भी इस महल और मकबरे को देखने पाया था । 
उसने किले का जिक्र नहीं किया है । कहते हैं बलबन ने गयासपुर नाम का शहर भी 
बसाया था , लेकिन इस बात की तसदीक नहीं होती । 
किलोखड़ी का किला और किलघेरी, को मौइज्जीया नया शहर 

इसे बलबन के पोते सुलतान कैकबाद ने किलोखड़ी गांव में 1286 ई० 
में बनवाया था । बलबन के अहद में जो मिनहजुसिराज हुमा है उसने अपनी 
तसनीफ तबकते नासरी में इस स्थान का जिक्र किया है । उसमें लिखा है 
कि जब नासिरुद्दीन ने चंगेज खां के सफीर हलाकूलां का स्वागत किया तो 
सब्ज महल से किलोखड़ी के शाही महल तक फौज ही फौज खड़ी थी । 

कैकबाद ने इस शहर के महल को बहुत बढ़ा दिया । उसने यमुना किनारे 
एक बहत सुन्दर बाग लगाया । वह अपने उमरा और मसाहिबों को लेकर वहां 
जाकर रहने लगा । जब चमरा और मुसाहिबों ने देखा कि बादशाह वहां रहने लगा 
है तो उन्होंने भी वहां अपनी रिहायश के लिए इमारतें बनवा ली । इस प्रकार यह 
स्थान बहुत मशहूर हो गया । 

अलाउद्दीन इमारतें बनवाने का बड़ा शौकीन था । इसके यहां सत्तर हजार 
शागिर्द पेशा थे जिनमें सात हजार मेमार, बेलदार और गुलकार वे जो आए दिन 
तामीरी काम किया करते थे । यह पहला मुसलमान बादशाह था जिसने पुरानी दिल्ली 
अर्थात रायपिथौरा के स्थान को छोड़कर एक नया शहर सीरी बसाया जिसका 
नाम नई दिल्ली पड़ा और उसमें कने हजार स्तून ( एक हजार सम्भों का महल ) 
की बेनजीर इमारत बनवाई । कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को और बड़ाया मोर मला 
दरवाजे के नाम से एक निहायत आलीशान दरवाजा बनवाया । उस समय के 
वहशियाना कामों की बाबत अमीर खुसरो ने लिखा है : यहां यह कायदा है 
कि जब कोई नई इमारत बनती ह तो उस पर इंसान का बन छिड़का जाता है । 
बादशाह ने एक ऐसा मीनार बनबाना शुरू किया था जो कुतुब मीनार से भी बड़ा 
हो , लेकिन जिन्दगी ने वफा न की और वह अधूरी रह गई । यह अधबनी या ट्टी 
हुई लाट कहलाती है । इसने सीरी में एक मस्जिद भी बनबाई थी जो पूरी न हो 
सकी । हौज मलाई भी इसी ने बनवाया । 
सीरी अथवा नई दिल्ली ( 1303 ई० ) 

जैसा कि ऊपर बताया गया है, अलाउद्दीन को इमारत बनाने का बड़ा शौक 
था । यद्यपि इसका समय लड़ाइयां लड़ते ही बीता, मगर इसने पथ्वीराज की नगरी 
लालकोट को छोड़कर अपनी राजधानी वहां से ढाई मील उत्तर पूर्व में सौरा 
के स्थान पर 1303 ई० में बनाई जो दिल्ली से नौ मील पूर्व में है 


पठान काल की दिल्ली 


और जिसकी दीवारें अभी तक खड़ी है । अब यहां शाहपुर गांव आबाद है । पुरानी 
दिल्ली मुगलों की तबाही से दो बार बच चुकी थी । इसलिए उसने किले 
रायपिथौरा की मरम्मत कराई और एक नया किला बनवाया जिसका 
नाम उसने सीरी रखा । मुगलों से बदला लेने के लिए इसकी बुनियाद और 
दीवारों में आठ हजार मुगलों के सर चुने गए थे । इसकी दीवारें चूने पत्थर को 
बनाई गई थी । 1548 ई० में शेरशाह सूरी ने सीरी के किले को बरबाद 
कर दिया । उसने यमना के किनारे अपना खुद का महल या नगर सीरी का 
किला तोड़कर बनाया । इसका घेरा करीब एक मील है और प्रतीत होता है कि इसे 
अलाउद्दीन के महल कसे हजार स्तून ( जिसमें एक हजार स्तम्भ थे ) की रक्षा के 
लिए बनाया गया था । इसकी चारदीवारी को देखने से पता चलता है कि मुगलों 
से उस समय कितना भय रहता होगा । अब उस महल का कहीं नामोनिशान 
भी बाकी नहीं है । अब इस मुकाम पर शाहपुर गांव है । उस जमाने में सीरी 
को नई दिल्ली और पृथ्वीराज की दिल्ली को पुरानी दिल्ली कहने लगे थे । इन 
बतूता ने , जो तैमूर के हमले से सत्तर वर्ष पूर्व दिल्ली में आया था , सीरी का 
नाम दारुल खिलाफत अर्थात खिलाफत की गद्दी भी लिखा है और इसकी दीवारों 
की मोटाई 17 फुट बताई है । तैमूर ने भी अपने रोजनामचे में सीरी का चित्र 
करते हुए लिखा है - " सीरी शहर गोलाकार बसा हआ है । इसमें बड़ी - बड़ी 
इमारतें हैं और उनके चारों ओर एक मजबूत किला है, लेकिन वह सीरी के किले 
से बड़ा है । " तैमूर ने लिखा है कि सीरी शहर के सात दरवाजे थे जिनमें से तीन 
जहांपनाह की ओर खुलते थे, लेकिन नाम एक ही का दिया है - बगदाद दरवाजा 
जो शायद पश्चिम की ओर था । सोरी दिल्ली के मुस्लिम बादशाहों की तीसरी 
राजधानी थी । 

कंकवाद के अतिरिक्त , जो गुलाम खानदान का अन्तिम बादशाह था , अन्य 
समस्त गुलाम बादशाहों ने पृथ्वीराज के किले में दरबार किया और वहां से 
फरमान निकाले । जलालुद्दीन खिलजी ने कैकबाद के किलेनुमा शहर किलोबड़ी 
की तामीर पूरी करवाई जिसका बाद में नया शहर नाम पड़ा । उसके भतीजे 
और जानशीन अलाउद्दीन ने सीरी शहर का किला बनाया जो 1321 ई० तमा 
राजधानी बना रहा जबकि गयासुद्दीन तुगलक ने अपना किला और शहर तुगलकाबाद 
में बनाया । 

तैमर और यजदी के बयानात के अनुसार तीन शहरों के, जिनको मिलाकर 
दिल्ली कहा जाता था , उत्तर-पूर्व में सीरी बी , पश्चिम में दिल्ली 
जो सीरी से बड़ी थी और मध्य में जहाँपनाह था जो दिल्ली से भी 
बड़ा था । सीरी शाहपुर के करीब आबाद थी , गाहपुर के दक्षिण पश्चिम में राय 


बिल्ली की खोज 


पिथौरा की दिल्ली थी और शाहपुर तथा दिल्ली के बीच में जहाँपनाह । शाहपुर 
दिल्ली से छोटा था । 

सीरी राबपिथौरा के किले की दीवारों के बाहर एक गांव था और सौरी तथा 
होजरानी के मैदान फौज के कम्प लगाने के काम में आया करते थे । जब 1287 ई० 
में कंकवाद ने सीरी में अपना डेरा डाला तो उसकी फौज का उत्तरी भाग तिलपत 
में था और दक्षिण भाग इंदरपत में और मध्य भाग शाहपुर में । 

सीरी की बुनियाद 1303 ई० में किले या शहर की मजल में डाली गई, 
लेकिन इसकी बुनियाद डालने से पूर्व यमुना के उत्तरी किनारे पर दो शहर थे - एक 
पुरानी दिल्ली ( रायपिथौरा की ) और दूसरा नया पाहर किलोखड़ी का । जब रुकनु 
दीन इब्राहीम का भतीजा पुरानी दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उस बक्त अलाउद्दीन 
का कैम्प सीरी में पड़ा हुआ था । 
को हजार स्तून 

1303 ई० में जब अलाउद्दीन ने सौरी में किला बनवाया तो उसने एक 
महल भी बनवाया जिसका नाम करने हज़ार स्तून रखा । इसकी बुनियादी में मुगलों 
के हजारों सिर चुन दिए गए थे । यह महल सीरी में किस जगह था इसका सही पता 
नहीं लगता । कुछ कहते है कि यह कस्वा शाहपुर के पश्चिमी भाग में था । दूसरे 
कहते है कि यह दक्षिणी दीवार से कुछ आगे बढ़कर था । 

अलाउद्दीन की मृत्यु के पैतीस दिन बाद 1316 ई० में मलिक काफूर को 
कुतबुद्दीन मुबारकशाह के मुलाजमीन ने इसी महल में कत्ल किया था । 1320 ई . 
में खुसरो खाँ के हिन्दू मुलाजिमों ने कुतुबुद्दीन मुबारकशाह को इसी महल के कोठे 
पर कत्ल किया और फिर चंद महीने बाद गायासुद्दीन तुगलक ने उसी कोठे 
पर उसी जगह खुसरो को करल करवाया और फिर उसी वर्ष तुगलक शाह इसी महल 
में गद्दी पर बैठा और अपने तमाम जमाकरदा उमरा के सामने कुनबहीन तथा अपने 
आका अलाउद्दीन के खानदान की तबाही पर रोया । इस महल में इतनी बड़ी 
बड़ी घटनाएं हड, लकिन वह कमा था , कहा था , इसका पता नहीं चलता । 
हौज़ अलाई या हौज खास 

यह दिल्ली से कुतुब को जाते हुए सफदरजंग के मकबरे से 2 मील 
दक्षिण- पश्चिम में दाएं हाथ की सड़क पर आता है । इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 
1295 ई० में बनवाया था । यह तालाब क्या पूरी एक झील थी जो 
एक जमीन के टुकड़े पर बनी हुई थी । इस तालाब के चारों तरफ पत्थर लगे 
हए थे । 1354 ई० म फाराजशाह तुगलक के जमाने में इसकी हालत बहत बराब 
हो गई थी । यह मिट्टी से अट गया था और पानी नाम को भी नहीं रहा था । 


पठान काल की बिल्ली 


73 


लोगों ने कुएं खोदकर खेती करनी शुरू कर दी थी । फीरोजशाह ने इसकी फिर नए 
सिरे से मरम्मत करवाई और उसे नया करवा दिया और तभी से इसका नाम हौज 
खास पड़ा । मरम्मत इतनी बड़ी हुई थी कि तैमूर ने तो इसे फीरोजशाह का बनाया 
हुआ ही बतलाया है । अमौर तैमुर ने लड़ाई के बाद इसी हौज के किनारे अपना डेरा 
डाला था । उसने अपने रोजनामचे में इसे फीरोजशाह का बनाया हुआ लिखा है । 
वह लिखता है . " यह तालाब जिसे फीरोजशाह ने बनाया है एक बड़ी भारी झील है । 
इसके चारों ओर सलामी उतरी हुई है और मुख्यतः चूने की इमारतें बनी हुई 
है । " बरसात के दिनों में यह पूरा ऊपर तक भर जाता था । साल भर तक इसका 
पानी लोग काम में लाते थे । 1352 ई० में फोरोजशाह ने इस पर एक मदरसा 
भी बना दिया था । उसकी पक्की इमारत अब भी मौजद है जिसमें गांव बाले 
रहते हैं । किसी जमाने में यह एक आलीशान सैरगाह थी । अब तो इसमें पानी की 
बंद भी नहीं रही , हल चलता है । इसके बीच में भी कमी हौज शमशी की तरह 
एक बुज बना हुआ था । अब भी इसके किनारे कितनी ही टूटी हुई इमारतें देखने में 
आती हैं । सबसे अच्छी इमारत गुंबदनुमा फीरोजशाह तुगलक का मकबरा है जो 
1389 ई० में मरा । मकबरे का बाहरी भाग सादा पत्थर का बना हुआ है । लेकिन 
अंदर का भाग , जिसकी तरफों की माप 24 फूट है, कामदार है और गुंबद 
अब भी थोड़ा रंगीन दिखाई देता है । तीन संगमरमर की कहैं । ख्याल है 
कि उनमें एक खद बादशाह की है, दूसरी उसके लड़के नासिरुद्दीन तुगलक शाह को 

। मकबरे को सिकन्दर शाह लोदी ने फिर से ठीक 
करवाया था और कुछ साल पहले पंजाब सरकार ने भी उसे ठीक करवाया था । 
मालूम होता है कि हौज और मकानात फीरोजशाह ने बनवाए थे और मकबरा 
पउसके लडके सुलतान मोहम्मद नासिरटीन ने बनवाया । मकबरे के दो दरवाजे खुले 
है - पूर्वी और दक्षिणी । दूसरे दो बन्द हैं । सदर द्वार दक्षिण में है जिसके सामने 
त्थर की मडेर है और छोटा - सा सहन । इसी सहन में होकर मकबरे में जाते है । 
दरवाजे के ऊपर का पटाब और दोनों तरफ के स्तून थोड़े आगे बढ़े हुए हैं जिन पर 
पच्चीकारी का काम हुआ है । 


असाई दरवाजा ( 1310 ई० ) 

कुतुब मीनार के पास यह बड़ा आलीशान गम्बददार दरवाजा अलाउद्दीन 
खिलजी ने 1310 में बनवाया था । उसी के नाम पर इसका नाम 
पड़ा है । जनरल कनिषम ने इसकी बाबत लिखा है - अफगानों की जितनी 
इमारतें देखने में आई, उन सबमें यह बेहतरीन है । " फरासन ने इसके सम्बन्ध 
में लिखा है, " इस इमारत को देखने से प्रतीत होता है कि इस काल में पठानों की 
गृह-निर्माणकला अपने सर्वोच्च वैभव को पहंच चुकी थी और हिन्दु निर्माताओं 


दिल्ली की खोज 


ने मुसलमानों के अति सुन्दर और लाजवाब ढंग को काफी हस्तगत कर लिया था । 
यह दरवाजा , जो स्वयं एक पूरी इमारत है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित दक्षिणी 
दालान में है । सम्भव है कि यह मस्जिद के बाहर की ओर का दरवाजा रहा हो । 

सके बनाने की तिथि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी महरावों पर लिखी हुई है । 
यह इमारत चौकोर बनी हुई है । अंदर से 34 मरम्या फट से थोड़ी अधिक 
और बाहर से 56 मुरब्बा फुट है । दीवारें 11 फुट मोटी है । दरवाजे की ऊंचाई 
47 फुट है । इमारत नीचे से चौकोर है, मगर ऊपर जाकर अष्टकोण हो गई है । 
इस पर गंबद बना हमा है । चारों तरफ के कोनों में कई महराबदार सुन्दर आले 
निकाले गए हैं । चारों और के दरवाजों पर बहुत बढ़िया बेल बूटे और नक्काशी 
का काम हुआ है । जगह- जगह कुरान को आयतें खुदी है । इसकी तमाम रोकार 
पच्चीकारी के काम से भरी हुई है । कोई जगह ऐसी नहीं है जो कारीगरी के 
काम से खाली हो । हर दरवाजे के दोनों मोर दो - दो खिड़कियां हैं । इनमें 
निहायत उम्दा संगमरमर की जालियां निहायत बारीक और नाजक काम बासी 
लगी हुई है ।खिड़कियों के ऊपर एक -एक पाला बना हुआ है जो दूर से खिड़कियों 
की तरह नजर आते हैं । जगह- जगह फूल - पत्तियां बेल- बूटे बुरे हुए हैं । 1827 ई० 
में इस दरवाजे की मरम्मत मेजर स्मिय द्वारा फरवाई गई थी । 


अपूरी लाट ( 1311 ई० ) 

यह कुतुब मीनार से कोई पाव मील है । इसे भी अलाउद्दीन ने 1311 ई० 
में बनवाया था । यह अल्तमश के मकबरे के उत्तर में है । इसके बारे 
में अमीर खुसरो ने लिखा है, " अलाउद्दीन ने एक दूसरी मीनार जामा मस्जिद 
( मस्जिद कुब्बतुलइस्लामिया ) के जोड़े की बनवानी चाही , जो उस वक्त सबसे 
मबाहर मीनार यी पोर मंशा यह थी कि मीनार इतनी बुलंद हो जिसे अधिक ऊंचा 
न किया जा सके । बादशाह ने हुक्म दिया था कि इस मीनार का घेरा कुतुब मीनार से 
दुगुना हो और उसी के अनुसार वह ऊंची भी की जाए । " मगर बादशाह की इच्छा 
पुरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई । मीनार को देखने से प्रतीत होता है 
है कि वह बनते - बनते रह गई । जिवनी बनी है वह एक ढांचा है उस बड़े मीनार 
का जो बनने वाला था । इस के पाए में 32 कोण हैं और हर कोण आट फुट का है । 
यह सारा खारे के पत्थर का बना हुआ है । इसका चवतरा 22 मुरब्बा फट और 4 
फुट से कुछ अधिक ऊंचा है । कनिधम साहब इसका घेरा 257 फुट बतलाते है । 
दूसरों ने उसे 254 फट और 252 फट भी बतलाया है । बाहर की दीवार का पासार 
19 फुट है और कुल मीनार कुर्सी समेत 40 फुट है । इसकी तामीर131ई० में 
बारू हुई लेकिनखिलजी की मृत्यु के साथ ही इसका बनना बंद हो गया । 


पठान काल की दिल्ली 


मकबरा अलाउद्दीन 

अलाउद्दीन की मृत्यु जैसा कि ऊपर बताया गया है 1316 ई० में हुई । 
उसका जनाजा सुबह के वक्त सोरी के लाल महल से निकाल कर कुतुब के पास मस्जिद 
कुब्बतलइस्लाम के सामने एक मकबरे में दफन किया गया । मगर कुछ एक का नाहना 
है कि बादशाह को उसके कले हजार स्तुन में दफन किया गया । मगर यह 
सही नहीं मालूम होता क्योंकि जिन इमारतों को फीरोजशाह तुगलक ने दुरुस्त 
करवाया , उनमें यह मकबरा भी शामिल है । मरम्मत के अलावा चंदन के किवाड़ों 
को जोड़ी चढ़वाने का भी जिक्र है । अलाउद्दीन की का मस्जिद के सहन के 
दक्षिणी भाग में है । गुंबद का अहाता चार सौ फट लम्बा और दो सौ फुट चौड़ा है 
जिसके अहाते की पश्चिमी और दक्षिणी दीवारें अलाउद्दीन के बाद शहाबुद्दीन के 
समय की बनी हुई है । मकबरा, जहां तक पता लगता है , उन तीन वीरान दलानों 
के बीच वाले दालान में था जो मस्जिद के दक्षिण में पड़ते है । इस मकबरे 
की मौजूदा हालत यह है कि कुतुब को लाट के पश्चिम में एक चारदीवारी सड़ो 
है जिसके तीन तरफ एक -एक दरवाजा है । यह मकबरा अंदर से 23 मुरब्बा फुट 
है और बीच में एक खाली चबूतरा 2 फुट ऊब 
शायद का इसी पर होगी । प्लास्टर बाकी नहीं रहा । बस खारे के पत्थर की दीवार 
खड़ी है । गुंबद तो कभी का गिर चुका है । अंदर के फर्श पर बजरी बिछी हुई है । 
यह कहना भी कठिन है कि यह मकबरा था । 


तुगलक खानदान 

( 1320 ई० से 1414 ई० ) 
इस खानदान में सब मिलाकर कुल पाठ बादशाह हुए जिन में दो बहुत विख्यात 
है । एक अपनो बुराइयों के कारण और दूसरा अपनी लेकियों के कारण । बदनामी 
का टीका है मोहम्मद तुगलक के माथे पर और नेकनाम हा फोरोज तुगलक । 

गयासुद्दीन तुगलक 1320 ई० में गद्दी पर बैठा और उसने 1324 ई० तक 
चार वर्ष राज्य किया । वास्तव में यह भी गुलाम था । अलाउद्दीन के जमाने में 
खुरासान से दिल्ली लाया गया था । इसका बाप तुरक और मां जाटनी थी । अपनी 
योग्यता के कारण ही यह देपालपुर (मिंटगुमरी ) और लाहौर का गवर्नर बना था । 
चार वर्ष के समय में उसने अच्छी योग्यता दिखाई और नाम पाया । गद्दी पर बैठते हो 
इसने अपने नाम का एक नया शहर कुतुब से पांच मील के मंतर पर तुगलकाबाद नाम 
का बनवाना दारू किया जो मुसलमानों की चौथी दिल्ली थी । कहते हैं कि इस शहर 


दिल्ली को खोज 


में बादशाह के महलात पौर खजाना थे । उसने एक बड़ा महल ऐसा बनाया था 
जिसकी इंटों पर सोना चढ़ा हुआ था । कोई व्यक्ति महल की ओर दुष्टि नहीं 
जमा सकता था । इसने बहुत सामान जमा किया था । कहते है कि उसने एक 
होज बनवाकर और सोना पिषलवाकर उसमें भरवा दिया था । इसके बेटे 
ने वह तमाम सोना खर्च किया । इसकी दौलत का कोई हिसाब 
न था । 

इसने भारी लश्कर देकर अपने बेटे जोनाशाह को दक्षिण फतह करने भेजा 
या मगर लोगों ने उड़ा दिया कि बादशाह दिल्ली में मर गया । इस लबर से 
नष्कर में निराशा छा गई । जोनाशाह दिल्ली लौट आया । बाद में बादशाह न 
स्वयं बंगाल पर चढ़ाई की और अपने लड़के को दिल्ली में राज्य का काम देखने 
छोड़ दिया । बाद में कहा जाता है कि इसने हजरत निजामुद्दीन की सलाह से 
अपने बाप को मरवा डालने को तरकोच सोची । बादशाह जब बंगाल से लौट रहा 
था तो बापसी पर उसे हराने के लिए तुगलकाबाद के करीब अफगानपुर में 
एक ऐसा महल बनवाया कि जरा सा धक्का लगने से गिर पड़े । बादशाह जब 
डाके से फरवरी 1325 ई . में वापस लौटा तो अफगानपुर में आराम करने 
उत्तरा । उसका छोटा लड़का और चंद उमरा बैठे हुए थे कि चंद हाथी सामने लाए 
नए पोर यकायक तमाम इमारत आन पड़ी जिसके नीचे दबकर सब मत्यलोक को 
सिधार गए । बादशाह को अपने बनवाए हए बाहर तुगलकाबाद में फोले के पेटें में 
जहां उसने अपना गुबद बनवा रखा था , दफन किया गया । अपने बाप को इस प्रकार 
मरवाने को जो यह किवदन्ती है उसके बारे में भिन्न - भिन्न मत है । कुछ का कहना 
है कि महल बिजली गिरने से गिरा था । 


तुगलकाबाद का किला 

तुगलकाबाद शहर और किला दिल्ली के दक्षिण में करीब 12 मील की 
दूरी पर है । तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन से चार मील बदरपुर से कुतुब को जो सड़क 
गई है उस पर दाएं हाथ स्थित है । यह स्थान गदर से पहले राजा बल्लभगढ़ के 
अधिकार में था । 1857 ई . के गदर में बल्लभगढ़ के राजा ने बगावत की । 
इसलिए यह रियासत जब्त कर ली गई । इस किले और बाहर की बुनियाद 
1321 ई. में पड़ी और 123 ई० में वह पूरे हुए । 

मुसलमानों की यह चौथी दिल्ली थी । इब्नबतूता लिखता है, " पहला शहर 
पुरानी दिल्ली रायपिथौरा का किला था , दूसरा किलोखड़ी या नया शहर , तीसरा 
सीरी या नई दिल्ली मय जहाँपनाह के और चौथा यह तुगलकाबाद । " फरगसन इसे 
अफगान शासकों का बहुत बड़ा किला लिखता है । यह किला त्रिकोण है - पूर्व , 


पठान काल की दिल्ली 


पश्चिम और दक्षिण में एक - एक कोण है जो तीन- चौथाई मील से कुछ बड़ा है । 
किले के चारों ओर खंदक है जो पानी का एक बहुत बड़ा तक्ता दिखाई देता 
है जिसके दक्षिण और पूर्वी कोने में बंद बांधकर पानी रोका गया है । तुगलकाबाद 
का घेरा चार मील से कम है । किला पहाड़ी पर स्थित है और पहाड़ियों से घिरा . 
हमा है । फसील भारी -भारी पत्थरों की बनी हई है । फसीलों में दोमंजिला 
बर्जी और हुजरे बने हए है । सबसे बड़ा पत्थर 14/2x10/ 12 है जिसका 
वजन छः टन है अर्थात करीब 162 मन । किले की पहाड़ो का दक्षिणी कम बला 
है । इस स्थान की फसील 40 फुट ऊंची है जिसमें जगह- जगह गोली के 
सूराख बने हुए है । किले के छठे भाग में एक महल के खंडहर दिखाई देते है । 
फसील के बाज -बाज बुर्ज अब भी अच्छी हालत में है । रक्षा के लिए बादशाह ने 
इसे हर तरह सुरक्षित बनाया था । किले के साथ एक बहुत बड़ा तालाब है जहां 
से फौज पानी लेती होगी । सहन में हर तरफ मकानात बने हुए थे । हर मकान 
में जाने का एक ही दरवाजा था । किले के सदर फाटक की चढ़ाई बड़ी सल्त , 
ऊंची और पथरीली है । शहर के कुल मिलाकर 56 कोट और 52 दरबाज थे । 
तुगलकाबाद के सात तालाब है । इमारतों की कोई गिनती ही नहीं है । मसलन 
जामा मस्जिद और बिज मंजिल है जिसे दौरमंडल कहते है । तीन बड़ी बाबरिया 
है जो अब भी अच्छी हालत में हैं । बड़े -बड़े पुख्ता तहखाने जो 30 से 40 फट 
सतह जमीन से गहरे है । किला अंदर से वीरान पड़ा है , बाहर से इतना बड़ा मगर 
अंदर जाकर कुछ नहीं । 


शेरमण्डल मच्छी हालत में है । इस पर से सारे किले की इमारतें दिखाई 
दे जाती हैं । दीवारें तो सैकड़ों खड़ी है मगर छत्ते नदारद । सारी इमारतें खारे 
के पत्थर और चूने की बनी है । फसील भी बहुत जगह से गिर गई है, मगर बहुत 
कुछ बाकी है । शेरमण्डल के पास एक बहुत बड़ी बावली है - 111 फुट लम्बी, 77 
फुट चौड़ी और 70 फुट गहरी । यह सारे के पत्थर से बनी है । यहां एक बहुत 
लम्बी सुरंग भी है जो एक तरफ बदरपुर रोड की तरफ किले के बाहर निकल गई 
है । इतनी बड़ी इमारत के लिहाज से सदर दरवाजा बहुत छोटा है । जिले के जो 
दरवाजे इस वक्त मशहूर है, उनके नाम है - चकताखाना दरवाजा, बोवन बोवनी 
दरवाजा, नीमवाला दरवाजा, बंडावली दरवाजा, रावल दरवाजा, भटोई दरवाजा , 
संजूरवाला दरवाजा, चोर दरवाजा, होड़ो दरवाजा , लालघंटी दरवाजा, तैखंड 
दरवाजा, तलाई दरवाजा वगैरह । इतनी बड़ी इमारत बनाने के लिए कितने मजदूर 
में मार काम पर लगे होंगे और इस पर कितना सामान लगा होगा तथा तीन वर्ष के ममें 
में यह तैयार कैसे हुई होगी, यह आवचर्य है और दूसरा आश्चर्य यह है कि इतनी बड़ी 
इमारत कैसे इस कदर बीरान हो गई जैसे वह किसी खिलौने की तरह बना कर 


दिल्ली की खोज 


गिरा दी बाई हो । शायद प्रौलिया की बानी फलीभूत हुई होगी कि या रहे ऊजड़ या 
बरा गजर । गूजर यहाँ अब भी आबाद है । 


मकबरा गयासुद्दीन तगलकशाह 

जैसा कि बताया जा चुका है , यह बादशाह अपने एक लड़के और चंद साथियों 
के साथ 1325 ई० में मकान के नीचे दब कर मर गया । उसके शव को रातों 
रात ले जाकर उस मकबरे में दफन किया गया जो बादशाह ने खुद तुगलकाबाद में 
बनवाया था । मगर कुछ- एक का कहना है कि इसे मोहम्मद तुगलक ने अपने बाप की 
मत्य के बाद एक ही साल के अन्दर बनवा दिया । कनिषम ने इस मकबरे के बारे 
में लिखा है - यह मकबरा एक बनाबटी झोल के पेटे में बना हया है , जिसमें हौज 
वामसी से , जो कुतुब के पास है , नहर लाई गई है और चारों ओर के नालों का पानी 
जमा होता है । किसी जमाने में यह किले की खंदक का काम भी देती थी । यह झील 
छः सौ फुट लम्बे महराबदार पुल से मिला दी गई है । पुल के 27 दर हैं । मकबरा 
मरच्या शकल का है जो अन्दर से 34 फुट ऊंचा है । नीचे से ऊपर की दीवारें 
ढलवां बनाई गई है । मुंबद का माप अन्दर से 35 फुट और बाहर से 55 फुट है और 
कंचाई 20 फुट है । तमाम गुंबद संगमरमर का है । कुल मकबरे की ऊंचाई 70 फुट है और 
कलस , जो संगमरमर का है , की ऊंचाई करीब 10 फुट है । मुंबद के चारों मोर चार बड़े 
बड़े महराबदार चौबीस- चौबीस फुट ऊंचे दरवाजे है जिनमें पश्चिम का दरवाजा बन्द 
है । यह मकबरा 1 3 21- 25 ई० में बन कर तैयार हुआ । इसकी दीवारें 
गाओदुम है । मकबरे का बाहर का दरवाजा बड़ा मालीशान लाल रंग के 
पत्थर का बना हमा है जिस पर 32 सीढियां चढ़ कर जाते हैं । अहाते की दीवारों 
में बहुत से हुजरे है जो गरीबों के आराम के लिए बनाए गए हैं । गंबद में तीन कमरे 
है । बीच वाली कन्न सुलतान गयासुद्दीन तुगलक को है । बाकी दो में से एक मोहम्मद 
शाह की है जो सिष में 1351 ई० में फौत हुमा और दूसरी उसकी 
बेगम को । कनं सादी, चूने -मिट्टी की बनी हुई हैं । ये कन्ने पूर्व की ओर हट कर बनी 
हुई है, मकबरे के बीच में नहीं । शायद और कत्रों के लिए जगह छोड़ी गई होगी । 
तोनों तरफ के दरवाजों पर संगमरमर को जालियां है । दक्षिण की तरफ एक दालान 
के बाहर कुंआ है जो पर्द का कुंभा कहलाता है । इस तरफ तहखाने का दरवाजा 
है जो पन्दर- मन्दर चला गया है । मकबरे के चारों ओर कंगरेदार फसीलनमा 
कम्पाउण्ड है जिसको दोबार 12 फुट ऊंची है और जिसमें 46 कोठड़ियां है । कम्पाउण्ड 
के चारों कोनों में संदरियां बनाई गई है । मकबरे के पूर्व के दालान में एक छोटी - सी 
कन्न है जो कुत्ते की बताई जाती है । मकबरे के दरवाजे के दाएं हाथ अन्दर पूर्वी 
कोने में एक और छोटा मकबरा बना हुआ है । मालूम नहीं बह किसका है, मगर 
है बहुत सन्दर । इसके दो दर है । अन्दर के दर पाठ है । इस मकबरे में दो करें 


पठान फास को दिल्ली 


है । मकबरे का सदर दखाजा काफी बड़ा है जो लाल पत्थर का बना हुमा है । 
23 सोढ़ियां चढ़ कर अन्दर जाते है । दरवाजे में एक दालान भी है । मकबरे का नाम 
तिकोनिया कोट भी है । सड़क से मकबरे के दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक पुल 
बना हुआ है । शायद फौरोजशाह तुगलक ने इसे बनवाया होगा । पूर्व में तुवालका 
बाद का किला है, पश्चिम में पहाड़, दक्षिण में इमारत हजार स्तुत और उत्तर 
से पानी पाकर किले के नीचे कोसों तक भरा रहता है । उस वक्त 
यह मकबरा कटोरा- सा दिखाई देता था । चारों ओर पानी रहता था । अब 
सब सूख गया है । पल के दोनों ओर कटहरे की दीवार है और साएदार वृक्ष 
लगे हुए है । 


मोहम्मद बिन तुगलक 

जोनाशाही,जिसे अलावा भी कहते थे, 1325 ई० में गद्दी पर बैठा और उसने 
1351 ई० तक राज्य किया । गद्दी पर बैठ कर इसने अपना नाम मोहम्मद 
बिन तुगलक रखा मगर आम लोग इसे सनी सुलतान के नाम से जानते थे 
क्योंकि इसके जुल्मों की कोई हद न थी । दिल्ली की चारदीवारी इसी ने 
बनवाई । 


___ इसके महल को , जो दिल्ली में था , दारेसरा कहते थे । उसमें काई दरवाचों 
में से होकर जाना पड़ता था । पहले दरवाजे पर पहरेदार रहते थे । नफीरी -नक्कारे 
वाले भी इसी दरवाजे पर रहते थे । जिस वक्त कोई अमीर या बड़ा आदमी आता 
तो नफोरी-नक्कारा बजने लगता । यही बात दूसरे , तीसरे दरवाजे पर भी होती । 
यह नौबत इस तरह बजाई जाती कि उससे पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति मा 
रहा है । पहले दरवाजे के बाहर जल्लाद बैठा रहता । जब किसी की गरदन मारने 
का हुक्म होता तो वह कसे हजार स्तन के सामने मारा जाता और उसका सर पहले 
बरवाज के बाहर तीन दिन लटका रहता । तीसरे दरवाजे पर मत्सही रहतं यं जी 
पन्दर आने बालों का नाम दर्ज करते जाते थे । दरवाजे पर दिन में जो कुछ वानन्यात 
गजरते उसका रोजनामचा बादशाह के सामने पेश होता था । मुलाकात के लिए 
जो भी आता था उसे नजर देनी पड़ती थी । मौलवी हो तो कुरान, फकीर हो तो 
माला, अमीर हो तो बोड़ा, ऊंट , हथियार, आदि : एक बड़ा दीवानखाना लकड़ी 
के हजार स्तनों पर बना हमा था । इसमें सब दरबारी जमा होते थे । बादशाह 
का जुलूस भी एक खास शान से निकलता था , खासकर ईद की नमाज का । इसकी 
सब बातें निराली होती थीं । खाने का ढंग भी निराला था । सखावत भी खूब करता 
था । परदेसियों पर बहुत मेहरबान रहता था । हिन्दुओं के साथ भी इसका बर्ताव 
अच्छा था । इसके ज़माने में मिल का सफीर भी आया था । इसकी सखावत , इंसाफ 


80 


बिल्ली की खोज 


और रहमदिलो को तथा जुल्म और वहात को बहुत सा कहानियों मशहर 
है जिनको सुन कर यह अन्दाजा लगाना कठिन है कि यह व्यक्ति इंसान था 
या हैवान । 
मादिलाबाद या मोहम्मदाबाद या इमारत हजार स्तून 

तुगलकाबाद के दक्षिण में इसी किले के साथ दो औरकिले हैं । दक्षिण-पूर्व के 
कोने में जो एक होटो सी पहाड़ी है, उस पर एक किला है । यह मोहम्मदशाह तुगलक के 
नाम पर है और मोहम्मदाबाद कहलाता है । चूकि बादशाह का पूरा नाम मोहम्मद 
मादिल तगलकवाह उर्फ फखरुद्दीन जना था , इसलिए इसका नाम यादिलाबाद 
भो पड़ा । इस किले में हजार सून संगमरमर के लगाए गए थे । इसलिए इसे इमारत 
हजार स्तून भी कहते थे । यह जगह पहाड़ों के बीच के मैदान में है जहां पानी भरा 
रहता था । इसलिए इसका नाम जल महल भी पड़ा । बादशाह ने शहर तुगलकाबाद 
के दरवाजे से इस किले के दरवाजे तक एक पुल बनवाया और मकबरे और इस किले 
के दरवाजा के पास भी पूल बनवाया औरकिले का उत्तरा दीवार के आगे पानी के 
किनारे इमारत हजार स्तून बनवाई । अब यह किला लंडहर की हालत में है , केवल 
दीवार खड़ी हैं । अन्दर जाने को पुल है जो सड़क पर से अन्दर जाता है । बरसात 
में अब भी इस मैदान में पानी भर जाता है । अन्दर के महल का कोई निशान बाकी 
नहीं है । आदिलाबाद का घेरा कोई प्राधा मील है । इनवतता का ख्याल है कि 
हजार स्तन संगमरमर के नहीं बल्कि लकड़ो के ये जिन पर रोगन हया था और छत 
भी लकड़ो की थी । किले में चारों ओर मकानों और बाजार के खंडहर पड़े हैं । 
यह किला महरौली से पांच मील दाएं हाथ पर पड़ता है । इसे 1326 ई० 
में बनाया गया । 


जहाँपनाह 

गलामों के जमाने में किला रायपियौरा के चारों मोर को बस्ती दर- दर तक फैल 
गई थी । मेवातियों ने लट - मार करके परेशान किया हया था । पलाउद्दीन खिलजी 
जब गद्दी पर बैठा तो उसे इस लूट-मार से बड़ी परेशानी हुई । औरतें तक सुरक्षित 
न थी । सरेआम लूट हुआ करती थी और सूरज डूबने से पहले शहर के दरवाजे 
बंद हो जाते थे । इस बादशाह ने मेवातियों को ठीक किया । फिर मगलों ने वाहर लूट 
कर बरबाद कर डाला तव अलाउद्दीन ने सोरी शहर बसाया और उसकी माबादी इतनी 
बढ़ी कि पियौरा को दिल्ली, होज रानी, टूटी सराय और खिड़की , सब एक साथ मिल 
गए । जब मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा तो इसने सोचा कि क्यों न सब शहरों 
को मिला कर एक कार दिया जाए , जिससे मुगलों और मेवातियों की रोज की लूटमार 
से रक्षा हो सके , चुनांचे 927 ई० में उसका यह इरादा पूरा हुआ । पुरानी दिल्ली 


पठान काल की बिल्ली 


और सीरी दोनों की आबादियों को चारदीवारी खड़ी करकं मिला दिया 
गया और उसका नाम जहाँपनाह रखा गया । यह मुसलमानों की पांचवीं 
राजधानी घो । 


उत्तर- पश्चिम को पोर को फसील करीब दो मील और उत्तर - दक्षिण व उत्तर 
पूर्व की ओर की फसील सवा दो मील लम्बी है । तीनों फसीलों की लम्बाई पांच 
मील है । उत्तर-पर्व की मोर की दीवार सीधी न थी बल्कि टेडी-मेटी थी । वह गिर 
गई । पूर्वी दीवार सीधी घी मगर वह भी गिर गई । दक्षिण की दीवार का कुछ 
भाग गिर गया, कुछ बाकी है । इस नए बाहर जहाँपनाह के पुरानी दिल्ली और सीरी 
को मिला कर 13 दरवाजे थे । इन 13 में से 6 उत्तर -पश्चिम में थे जिनमें से एक 
का नाम मैदान दरवाजा था , लेकिन यजदी ने इसका नाम हौज खास दरवाजा निखा 
है , क्योंकि वह इस नाम के हौज की ओर खुलता था । बाकी दरवाजे दक्षिण तथा उत्तर 
को मोर ये जिनमें से दो के नामों का पता चलता है । एक हौज रानी दरवाजा या 
और दूसरा चरका दरवाजा । इस चारदीवारी के अन्दर एक इमारत विजय मंडल 
नाम को थी । इस शहर के सात किले या 52 दरवाज़े की एक कहावत है जो इस प्रकार 
माने जाते हैं — ( 1 ) लाल कोट, ( 2 ) किला रापपिथौरा, ( 3 ) सीरी या कित्ता 
अलाई, ( 4 ) तुगलकाबाद, ( 5 ) किला तुगलकाबाद, ( 6 ) आदिलाबाद , ( 7 ) 
जहाँपनाह । बावन दरवाजों की विगत इस प्रकार है : लालकोट 3, किला राय 
पिथौरा 10 सीरी 7, जहापनाह 13, तुगलकाबाद 13 किला तुगलकाबाद 3, 

आदिलाबाद - इस प्रकार कुल 52 । कनिषम ने किले बताए हैं ।किलोखड़ी पौर 
बायासपुर के दो किलों को मिला कर नी होते हैं । 

इब्नबतूता ने , जो तैमूर से 70 वर्ष पहले दिल्ली आया था, जहाँपनाह की बाबत 
लिखा है - " दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी बेहदोहिसाब है । 
इस वक्त बह चार शहरों का समह है - 1 . असल दिल्ली जो हिन्दमों की थी और 
जिसे 1199 ई० में जीता गया था , 2 . सीरी जिसे दारुल खिलाफत भी 
कहते है, उ, तुगलकाबाद जिसे सुल्तान तुगलक ने बसाया, 4 . जहाँपनाह जिसे 
उस वक्त के बादशाह मोहम्मद तुगलक को रिहायश के लिए खास नमने का बनाया 
गया था । मोहम्मद तुगलक ने इसे बनाया और उसकी इच्छा थी कि चारों बाहरों को 
एकही दीवार से जोड़दें । उसने इसका एक भाग तो बनाया , मगर उस पर इस 
कदर खर्च आया कि उसे इसका इरादा छोड़ना पड़ा । इस दीवार का सानी नहीं 
है । यह ग्यारह फट मोटी है । तैमूर ने इस दीबार की बाबत यों लिखा 

"मेरा दिल जब दिल्ली की आबादी की बरबादी से ऊब गया तो मैं शहरों 
का दौरा करने निकला । सीरी एक गोलाकार बाहर है । इसकी बड़ी -बड़ी इमारतें 


दिल्ली की खोज 


है । उनके चारों ओर किले की दीवारें हैं जो पत्थर और ईट को बनी हुई है और 
बडी मजबत है । पुरानी दिल्ली ( पदीराज की ) में भी ऐसा ही मजबूत किला है 
लेकिन वह सौरी के किले से बड़ा है । शहरपनाह गिर्द बनी हुई है जो पत्थर 

और चूने की है । इसके एक हिस्से का नाम जहाँपनाह है जो शहर की आबादी के 
बीच में होकर गई है । जहाँपनाह के तेरह दरवाजें है, सीरी के सात । पुरानी दिल्ली के 
दस दरवाजे हैं जिनमें से कुछ शहर के अन्दर की तरफ खुलते है। कुछ बाहर की तरफ । 
जब में बाहर को देखता -देखता थक गया , तो में जामे मस्जिद में चला गया ( यह 
मस्जिद कौन सी थी , पत्ता नहीं ) जहाँ सयद, उलेमा, शेख और दूसरे खास- खास 
मुसलमानों को मजलिस लगी हुई थी । मैंने उन सबको अपने सामने बुलाया , उन्हें 
तसल्ली दी और उनके साथ भद्रता का व्यवहार किया , उनको बहुत से तोहफे 
दिए और उनकी इपजत अफजाई की । मैंने अपना एक अफसर इस काम 
के लिए नियत कर दिया कि वह शहर में उनके मोहल्ले की रक्षा करे और 
खतरे से उनको बचाए । तब मैं फिर घोड़े पर चढ़ कर अपने मुकाम पर 
लौट आया । " 


जहाँपनाह के तेरह दरवाजों में से छः पश्चिमी दीवार में थे और सात पूर्वी 
दीवार में । लेकिन उनमें से एक ही का नाम बाकी है - मंदान दरखाजा जो पश्चिम 
में पुरानी ईदगाह के निकट है । बशेरशाह ने जब अपनी दिल्ली बसाई तो वह इसकी 
दीवार तोड़ कर मसाला वहां ले गया । 


सतपला 


इसे मोहम्मद तुगलक ने 1326 ई० में बनवाया था । जहाँपनाह से जो 
नाला बहता था , उसको रोकने के लिए यह बंद बांधा गया था । जहाँपनाह की 

वार में पविचम की पोर खिड़की गांव के पास एक दो मंजिला बंद है जिसमें सात 
सात खिड़कियां लगी हुई है । यह 38 फुट ऊंचा है । बीच के तीन दर ग्यारह-ग्यारह 
फुट चौड़े हैं । बाकी चार नौ - नौ फुट चौड़े हैं । पुल की लम्बाई 177 फुट है मौर दोनों 
सिरों के दरवाजे मिला लें , जो 39 फुट चौड़े हैं , तो पुल की लम्बाई 255 फुट हो जाती 
है । पुल के ऊपर भी मकान बने हुए हैं । दरबाजे बहुत सुन्दर है जो बुर्जदार है । 
बुजों में अठपहल एक -एक कमरा है । पुल के दोनों दरवाजों के सामने एक -एक चवतरा 
57 मुरब्बा फुट पुल की सतह के बराबर है, मगर सतह जमीन से 64 फुट ऊंची है । 
पुल के दोनों तरफ सतह जमीन के बराबर है । दोनों तरफ खुली महराबें हैं जिनमें ऊपर 
चड़ने को जीना है । इधर खेती इसी पानी से होती है । मुसलमान इस जगह 
को अपना तीर्थ मानते हैं, क्योंकि हजरत चिरागुद्दीन ने यहां नमाज पढ़ी थी और 
इस जगह के पानी को दुमा दी थी कि वह बीमारियों को अच्छा करेगा । कार्तिक के 


पठान काल की दिल्ली 


महीने में इतवार और मंगल को यहाँ मेला लगता है और औरते अपने बच्चों को इस 
पानी में स्नान कराती है तथा पानी साय भी ले जाती है । 


दरगाह निजामुद्दीन औलिया 

हिन्दुस्तान में ऐसे मुसलमान सन्त हए है जो पवित्रता और ईश्वरी ज्ञान में 
हजरत निजामुद्दीन से बढ़ कर गिने जाते है, लेकिन इन्होंने सहमियों के भिन्न -भिन्न 
मत्तों पर जितना काबू पाया इसका मुकाबला दूसरा कोई नहीं कर सकता । इनके 
अपने चिश्तियों के पंथ में तीन सन्त ऐसे गुजरे है जिनके सामने बादशाहों को भी झुकना 
पड़ा और आज भी हजारों मतावलम्बी उनको याद करते है । इनमें सर्वप्रथम 
मईनुद्दीन हुए हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान में चिश्ती पंच जारी किया औरजिनके अजमेर में 
दफन होने के कारण अजमेर अजमेर शरीफ कहलाने लगा । उनके बाद उनके 
मिन और जानशीन कुतुम साहब गिने जाते है जिन्होंने महरौली के आसपास के 
खंडहरात में जो कुछ दिलचस्पी है उसको अपना नाम दे दिया , और तीसरे, जो किसी 
से कम नहीं थे, कुतुब साहब के शिष्य पाकपट्टन के रहने वाले फरीदुद्दीन शकरगंज 
करामातों को दिखलाने वाले गुजरे है जिन्होंने शेख निजामुद्दीन औलिया में ईश्वरी 
शक्ति को जगाया । निजामुद्दीन चिश्तियों में अन्तिम लेकिन बहुत- सी बातों में 
प्रथम कोटि के सन्त गुजरे हैं जिनमें से एक सन्त को पवित्रता और उस जमाने के अनु 
सार एक सियासतदा को बुद्धिमत्ता भी थी । उनका मनुष्य स्वभाव का ज्ञान धामिन 
पुस्तकों के अध्ययन पर अबलम्बित नहीं था , बल्कि मनुष्य जीवन के अनुभव से प्राप्त 
हुआ था । इस अनुभव के कारण उनके बारे में लोगों ने तरह -तरह की धारणाएं बनाई । 
किसी ने उन्हें करामाती बताया , किसी ने उन्हें हिन्दुस्तान में ठग विद्या का प्रवर्तक 
बताया । लोगों ने उनको नाना रूपों में देखा । वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद 
शाह तुगलक के मित्र थे जो दिल्ली के बादशाह बने । पहला अपने चाचा के कत्ल के 
पश्चात और दूसरा अपने पिता के कत्ल के बाद बादशाह बना था । समाधि लगाने की 
अवस्था में उनको जलालुद्दीन फीरोजशाह खिलजी की मृत्यु का ठीक समय मालूम हो 
गया था जो मानकपुर में हुई थी । और उन्होंने अपने शिष्यों को यह बताकर आश्चर्य 
चकित कर दिया था । इसी प्रकार तुगलकमाह के सम्बन्ध में भी उन्होंने कह दिया था 
कि वह अब दिल्ली न देख सकेगा । उनकी यह भविष्यवाणी ठीक निकली और 
तुगलकाबाद से चार मील अफगानपुर स्थान पर बादशाह की मृत्यु हो गई । 
1303 ई० में जब मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के राज्य पर आक्रमण किया तो 
निजामुद्दीन की दुआओं से वे लौट गए, यह आम विश्वास है । इब्नबतूता ने इन्हें 
निजामुद्दीन बताऊ के नाम से पुकारा है और लिखा है कि मोहम्मद तुगलक उनके 
दर्शनों को अक्सर जाया करता था और औलिया ने अपनी एक मलाकात में उसे दिल्ली 
की गद्दी बरुण दी थी । 


दिल्ली को खोज 


हजरत निजामट्टीन के अन्य मित्रों में सैयद नसीरुद्दीन महमुदचिराग दिल्ली 
के सन्त और कबि खसरो माने जाते हैं । अपने जीवन काल में उनके लाखों पैरोकार 
चे और उनकी मृत्यु के बाद आज तक उनकी दरगाह पर मेले लगते हैं , जहां हिन्दुस्तान 
भर से यात्री पाते हैं और विश्वास करने वालों का कहना है कि आज भी उनकी 
करामातें देखने में आती है । 


अमीर खुसरो 
अमीर खुसरो का असल नाम अबुलहसन था । यह हिन्द के इने-गिने विख्यात 
कवियों में से एक थे और अपने मित्र हजरत निजामुद्दीन की कन के बिल्कुल नजदीक 
दफनाए गए थे । यद्यपि इन्हें गुजरे छः सौ वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इनके 
कवित्त आज भी उसी तरह मशहूर है और यह उन चुने हुए चंद व्यक्तियों में से हैं 
जिनकी याद लाखों इंसानों में कायम है । 


इनकी पैदायश हिन्दुस्तान में तुर्क माता -पिता से हुई और बचपन में ही ये 
निजामुद्दीन के शिष्य बन गए थे । इनकी नौकरी का प्रारम्भ सुलतान बलवन के एक 
मुसाहिब के तरीके पर हुआ जो उस बक्त मुलतान का गवर्नर था । जब खिलजियों 
की हकूमत शुरुहुई तो सुलतान जलालुद्दीन फीरोजशाह ने इन्हें अपना दरबारीनियत 
कर दिया और फिर तुगलकों के आने तक ये फीरोजशाह के जानशीनों के भी विश्वास 
पात्र बने रहे । यद्यपि गयासुद्दीन तुगलक चिश्ती पंच और हजरत निजामुद्दीन का 
कट्टर विरोधी था , मगर खुसरो पर सदा उसकी इनायत रही । जब मोहम्मद शाह 
गद्दी पर बैठा तो खुसरो का सितारा चमक उठा । बादशाह की इन पर खास कृपा 
दृष्टि थी । उसने इन्हें अपना लाईबेरियन मुकर्रर कर दिया था और बंगाल जाते 
वक्त अपने खास मुसाहिब के तरीके से इन्हें साथ ले गया था । जब यह बादशाह के साथ 
लखनौती में थे तो इन्हें निजामुद्दीन औलिया की मृत्य का समाचार मिला जिसको 
सुनते ही इन्होंने अपना तमाम मालमता बेच डाला और दिली सदमे के साथ 
दिल्ली पहुंचे । वहां पहुंचने पर इनके दोस्तों ने, जिनमें चिराग दिल्ली के फकीर 
नासिरुद्दीन भी थे, इन्हें बहुत दिलासा दिया , लेकिन इनका रंज दूर नहीं हुआ । कहा 
जाता है कि इन्होंने काला लिबास पहन लिया और छः महीने तक यह निजामहीन 
की कन्न पर बैठे रहकर उसी की तरफ देखते रहे जबकि जकाद महीने की 29वीं 
तारीख हिजरी 725 ( 1324 ई० ) को इतना शरीरान्त हो गया । 

हजरत निजामुद्दीन यह कहा करते थे कि चुसरो को उनके नजदीक ही दफना 
या जाए । इस बात को याद कर उनके शिष्यों ने उनकी हिदायत के अनुसार उनकी 


पठान काल को दिल्ली 


कन्न के उत्तर में एक जगह पसन्द की , मगर हुया यह कि जो उमरा उस वक्त दिल्ली 
में प्रभावशाली थे , उनमें एक जनखा भी था जो निजामुद्दीन का शिष्य था । उसको 
यह बड़ा नागवार गजरा कि औलिया के नजदीक खुसरो को दफना किया जाए । 
इसे उसने औलिया का अपमान समझा । इसलिए खुसरो को चबूतरा यारानी पर 
दफनाया गया जहां औलिया अपने शिष्यों और मित्रों को धर्म - उपदेश दिया 
करते थे । 


खुसरो की कन को बाकायदा देखभाल होती है और यद्यपि अोलिया निजामुद्दीन 
की कब की तरह इसकी कन पर करान नहीं पड़ी जाती , लेकिन दर्शक बड़े 
विश्वास के साथ दर्शन को आते हैं । हर बसन्त पंचमी को इनके मजार पर 
मेला लगता है । 


हजरत निजामुद्दीन औलिया 


नाम इनका निजामुद्दीन औलिया था । दिल्ली वाले इन्हें सुलतान जी के नाम 
से पुकारते थे । इनका असल बत्तन बखारा था । इनका जन्म 1232 ई० में 
हमा और मृत्यु 1324 ई० में । बुखारा से इनके जुर्ग लाहौर आ गए, वहां 
से वे बदायूं चले गए थे । 


12 वर्ष की उम्र में इनका रुझान मोख फरीदुद्दीन शकरगंज की तरफ हो गया 
जो एक बड़े फकीर थे । बाद में यह विद्याध्ययन के लिए अपनी माता और बहन 
के साथ बादशाह बलबन के जमाने में दिल्ली आ गए । यहां आकर यह 
गयासपुर गांव में रहने लगे । इनका रिहायशी मकान माज तक कायम है 
जो हमायं के मकबरे के दक्षिण-पूर्वी महाते की दीवार के पास है । कुछ 
वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई जिनकी कल अपचिनी गांव में हैं जो 
कुतुब के रास्ते पर पड़ता है । गयासपुर से जाकर यह मौजा किलोखडी 
में एक मस्जिद में रहने लगे थे । उसी ज़माने में इनके एक भक्त ने 
यह खानकाह तामोर करवाई थी । इनका गुजारा बड़ी कठिनाई से होता था । 
खाने की भी कठिनाई थी । जलालहीन खिलजी ने इनकी सहायता करनी चाही , 
मगर इन्होंने बादशाह की मदद को स्वीकार न किया और तंगहाल बने रहे । बाद 
में फकीर की दुआ से इनके यहां किसी बात की कमी न रही । मगर जो कुछ माता 
था शाम तक यह सब तकसीम कर देते थे । इनके दान की चर्चा से इनके द्वार पर भीड़ 
लगी रहती थी , मगर कोई खाली हाथ न जाता था । इनके लंगर में हजारों सादमी 


दिल्ली की खोज 


रोज भोजन करते थे । बादशाह अलाउद्दीन खिलजी इनके दर्शन करने का बड़ा इच्छुक 
था , मगर इन्होंने उसकी इस इच्छा को कभी पुरा न होने दिया । आखिर उसने अपने 
दो लड़कों को इनका मरीद बना दिया । अमीर खुसरो इनके बड़े मरीद बे और इनके 
ही साथ रहा करते थे । इनकी करामातों की बहुत - सी कहानियां मशहर है । जब 
गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो वह इनसे नाराज हो गया । उसको बंगाल जाना 
पड़ा । वह इस कदर इनसे नाराज था कि जाते वक्त कहता गया कि वापस आकर 
मै इस फकीर को शहर से निकाल दूंगा । जब इन्होंने यह बात सुनी तो कहा 
हनूज दिल्ली दूरअस्त -- अभी दिल्ली बहुत दूर है । और जैसा कि ऊपर बताया जा 
चका है, बादशाह जब दिल्ली वापस लौट रहा था तो वह अफगानपुर में , जो तुगलका 
बाद से चार मील के फासले पर है मकान के नीचे दब कर मर गया । उसके 
बाद मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा जो इनका बड़ा मुरीद था , मगर उसके 
गद्दी पर बैठने के कुछ ही दिनों बाद 1324ई० में 92 वर्ष की उम्र में 
इनकी मृत्यु हो गई । मौजा गयासुद्दीन , जिसका नाम बाद में मौजूदा 
निजामुद्दीन पड़ा , दिल्ली से पांच मील मथुरा रोड पर बाएं हाथ है । 
यह यहीं दफन किए गए । अमीर खुसरो का मकबरा भी इसी 
जगह है । 


दरगाह निजामुद्दीन चिश्तियों की उन दरगाहों में से एक है जो मुसलमानों 
के बड़े तीर्थस्थान माने जाते हैं । अजमेर , कुतुन और पाकपट्टन में दूसरी दरगाहें 
है । ये चारों फकीरों में से आखिरी थे और शेख फरीदद्दीन पाकपद्रन बालों के , जिन्हें 
बाकरगंज भी कहते है, उत्तराधिकारी थे । दिल्ली में बादशाह और फकीर की लड़ाई 
की कहानी जितनी मशहूर है, उतनी पौर कोई नहीं है । कहते हैं फकीर न तुगलकाबाद 
को शाप दिया था और कहा था कि वह या रहेगा ऊजड़ या वहां रहेंगे गजर । और 
बादशाह ने शाप दिया था कि निजामदीन के तालाब का पानी खारी हो जाएगा । दोनों 
शाष आज तक फलीभूत हो रहे हैं । कहानी इस प्रकार है कि बादशाह तुगलकाबाद 
का किल्ला बनवा रहा था और फकीर अपनी बावली । दोनों जगह मजदुर एक ही 
थे । दिन में वे बादशाह के यहां काम करते और रात को गौलिया के यहां चिराग 
जला कर काम करते थे । उन बेचारों को सोने को समय नहीं मिलता था । एक दिन 
बक कर वे सो गए और काम में बाधा पड़ी । बादशाह को पता लगा । उसने पूछा कि 
क्या माजरा है । तब मजदूरों ने असल बात बत्तलाई । बादमाह ने हुक्म दिया कि इन्हें 
तेल न बेचा जाए । मगर पौलिया की दया से बाबली का पानी तेल की तरह जलने 
लगा और काम जारी रहा । तब बादशाह को क्रोध या गया और उसने शाप दिया 
कि बावली का पानी बारी हो जाए । इस पर गोलिया ने तुगलकाबाद के बाहर 
को शाप दे दिया । 


पठान काल की दिल्ली 


37 


दरगाह का सदर दरवाजा उत्तर में सड़क के ऊपर है । हुमायूं के मकबरे से 
जो सड़क सफदरजंग के मकबरे को जाती है उस पर यह बाएं हाथ की ओर पकता है । 
दरवाया उस फसील का है जो सारी बस्ती को घेरे हए है । इस दरवाजे पर पौर अन्दर 
के दरवाजे पर जो बावली के पार है, तामीर करवाने की तारीख 1378 ई० लिखी 
है । इनको फीरोजशाह तुगलक ने बनवाया था । निजामहीन की बस्ती में दाखिल 
होते वक्त दाहिनी मोर चौसठ खम्भे की इमारत है और जरा मागे बह कर उसी कवच 
पर मकबर सानी की मलिका और शाहजादियों की कजे है । बाई तरफ एक छोटा - सा 
दरवाजा है जहां जते उतारे जाते हैं । इसी दरवाजे के कोने में कोई 500 वर्ष पुराना 
इमली का पेड़ है । इस दरवाजे के सामने साठ मुरब्बा फुट सहन है । दरबाचे के 
बाएं हाथ शरबतखाना है अर्थात संगमरमर का एक बहुत बड़ा प्याला है जिसको मिन्नत 
मुराद बाले दूध , शरबत या हलबे से भरते हैं । पास में ही मजलिसखाना है जिसे 

औरंगजेब ने बनवाया था । यहीं एक कमरे में मदरसा है और दाहिनी मोर ममीर 
खसरों का मजार तथा चबूतरा यारानी है जिस पर फकीर अपने दोस्तों के साथ 
बैठा करते थे । अमीर खसरो अपने समय के विख्यात कवियों में से थे । इनका नाम 
तृतीशकर मकाल शक्कर की जबानवाला तोता पड़ा हमा था । इनको अद्वितीय 
कवि कहा गया है । सहन उ जबान को इनकी बड़ी देन है । इनकी मृत्यु 
1324 ई . में हई । यह निजामहीन के गहरे मित्रों में से थे । इस सहन के 
उत्तर में एक और सहन है जिसमें संगमरमर का फर्श है और इसी में औलिया का मजार 
है । यह 19/ गज लम्बा और गज चौड़ा है । इस अहाते में दूसरी कनों में जहांभारा 
बेगम को कलहै जो शाहजहां की लड़की थी और जो बादशाह की कैद के दिनों में उसका 
साथ देती रही । इसकी कल पर लिखा हुआ है "मेरी बाम पर केवल पास ही जगा 
करे , मयोंकि मसकीनों की कत्र को पास ही डकती है । " इसके दाएं -बाएं पाखिरी 
दो मुगल बादशाहों के लड़कों और लड़कियों की कब्जे हैं । पूर्व की प्रोग, मोहम्मदशाह 
बादशाह की कम है जिसकी मृत्यु 1748 ई० में हुई थी । नादिरशाह ने इसी के अहद 
में दिल्ली पर कब्जा किया था । फिर मिरजा जहांगीर की का है जो अकबरशाह 
सानी का लड़का था और एक मस्जिद है जिसका नाम जमाअत खाना है और बहुत 
खूबसूरत बनी हुई है । दरगाह से अन्दर जाने को एक छोटा - सा दरवाजा उत्तर में 
है जिसके चारों ओर पांच -पांच महराब है जिनके बीस स्तन संगमरमर के है । इसका 
नाम बस्त दरी है । इसके चारों ओर छ: फुटा बरामदा है । मजार के हुजरे के चारों 
मोर संगमरमर की जालिया है । अन्दर से हुजरा 18 मुरब्बा फुट है । सारा फर्श 
संगमरमर का है । गंबद भी संगमरमर का है । कलस सुनहरी है जिसके चारों ओर 
संगमरमर की छोटी - छोटी बुणियां है । मजार के सिरहाने की दीवार में संगमरमर 
की तीन जालियां हैं और सुनहरी काम का एक बाला है । पूर्व में भी इसी प्रकार की 
जालियां हैं और दक्षिण की घोर अन्दर जाने का दरवाजा है । उसके दोनों ओर भी 


बिल्ली की खोज 


जालियां लगी है । कन पर शामियाना लगा रहता है । कान के चारों ओर दो फुट 
ऊंचा संगमरमर का कटहरा लगा है । फोरोजशाह तुगलक ने हुजरे के अन्दरूनी भाग 

और गुंबद तया जालियों की मरम्मत करवाई, चंदन के किवाड़ चढ़वाए । 
हुजरे के चारों कोनों पर सोने के कटहरे लगवाए । फरीदखा बानी फरीदाबाद न 
1608 ई० में मजार पर चंदन का छपरखट चवाया जिस पर सीप से पनी 
बारी का नाम हुआ था । इस मजार पर हर वर्ष मेला लगता है । 


दो और कों काबले जिक्र है । एक है दौरानखा की । इसकी मस्जिद 
भी है । दूसरी है आजमखां की जिसने हुमायूं की जान शेरशाह सूरी के मुका 
बले में बचाई थी और फिर अकबर के जमाने में बहरामखां को पराजित 
किया था । 


विभिन्न कओं के अतिरिक्त निजामी साहब का लंगरखाना दरगाह के पूर्वी द्वार 
के बाहर बना हया है । मजार के अहाते के बाहर उत्तरी द्वार से निकल कर एक 
दूसरे अहात में वह बड़ी बाबली है जिसकी तामीर पर गयासहीन तुगलक से 
नाराजगी हो गई थी । बाबली 1321 ई० में बन कर तैयार हुई थी । इसका 
नाम चश्मा दिलखुश भी है । यह बावली 180 फुट लम्बी और 120 फट चौड़ी 
है जिसके चारों ओर पक्की बंदिश है और उत्तर में पक्की सीढ़ियां आखिर तक चली 
गई हैं । बावली में 50 फट के करीब पानी रहता है । बावली के दक्षिण और पूर्व 
में बालान बने हुए हैं जिनमें से दरगाह में जाने का रास्ता है । बावली के दक्षिण 
की सारी इमारत फीरोजशाह के वक्त की बनी हुई है । बावली के पश्चिम की ओर 
की दीवार पर एक बहत सुन्दर तीन दर की मस्जिद है जिसकी छत पर एक छोटा 
सा बुर्ज पठानों के समय का बना हुआ है । इस पर चढ़ कर तैराक साठ फुट की ऊंचाई 
से बावली में कूदते हैं और तैराकी के करतब दिखाते हैं । इसके अतिरिक्त बाई कोकलदे , 
जो शाहजहां के वक्त में हुई है, की कन्न और गुंबद निहायत खूबसूरत बने 


लाल गुंबद 


यह कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है जो यूसुफ कत्ताल के लड़के और सोत्त्व 
फरीदुद्दीन शकरगंज पाकपट्टनी के पोते थे । दिल्ली कतब रोड पर बाएं हाथ सीरी 

और खिड़की गांवों के नजदीक पड़ता है । इसे मोहम्मद तुगलक ने 1330 ई० में 
बनवाया था । मकबरा बाहर से 45 मुरब्बा फुट और अन्दर से 29 मुरब्बा फुट है । 


पठान काल को दिल्ली 


गंबद के अंदर का भाग लाल पत्थर का बना हमा है और उसमें नो जंजीरें कान पर 
लटकाने को लगी हुई है । कर्ज के सिरहाने एक बहुत बड़ी दीवट दीपक रखने को 
बनी हुई है । 


फीरोजशाह के निर्माण कार्य 


मोहम्मद तुगलक के निस्सन्तान होने के कारण उसका भतीजा फोरोजशाह तुगलक 
1351 ई० मगही पर बंठा जिसने 1388 ई० तक राज्य किया । फीरोजशाह 
का स्वभाव अपने चाचा से बिल्कुल भिन्न था । यह बहा नेकदिल था । इसने अपने 
चाचा के जुल्मों की, जिस प्रकार भी हो सका, तलाफ़ी की । जिनके साथ अन्याय हुमा 
या , उनको संतोष दिया और बिगड़ी हालत को सुधारा । यह बड़ा कट्टर मुसलमान 
था । गद्दी पर बैठकर सबसे पहले मुगलों से लड़ा और उन्हें परास्त किया । इसने दो 
बार बंगाल और सिष की यात्रा की । बंगाल से 1354 ई० में लौट कर इसने एक नए 
शहर फीरोजाबाद की बनियाद डाली जो दिल्ली का छठा मस्लिम शहर था । इसन 
अपने शासन -काल में जनता को भलाई के बहुत से काम किए और उन पर बेहदोहिसाब 
रुपया खर्च किया । फौरोजाबाद बसाने के दो वर्ष बाद बड़ा सख्त अकाल पड़ा । 
उससे रक्षा करने के लिए इसने यमुना और सत्तलज से दो नहर निकलवाई । यह पहला 
बादशाह था जिसने नदियों में से नहर निकालने का काम किया । यद्यपि उस जमाने 
को नहरों का पता पाही नहीं चलता मगर अब भी उनमें से एक नहर थोड़ी तन्दीली 
के बाद पश्चिमी यमना के नाम से काम कर रही है । इस बादशाह ने मालगजारी का 
महकमा कायम किया और महसूल लगाए । इतिहासकार फरिश्ते ने इसके शासन 
काल का हाल लिखते हुए बताया है कि इसने पचास बांध दरियायों पर बंधवाए , 
चालीस मस्जिदें, तीस विद्यापीठ, सौ धर्मशालाएं, तीस होज , सौ हमाम और डेढ 
सो पुल बनवाए । इसने मनेका सफाखाने खोले , सैकड़ों बाग लगवाए , एक सो बाग 
तो दिल्ली बाहर के गिर्दै में ही लगवाए थे । अनेक पुरानी इमारतों की मरम्मत 
करवाई और नई इमारतें बनवाई । दरबारदारी के नियम भी इसने कासम किए, 
जिनको बाद में मुगलों ने भी अपनाया । इसने दरबार को तीन दों में बांटा पहले 
दर्ज में प्राम लोग , दरमियानी दर्जा औसत दर्जे के लोगों के लिए और अन्दर 
का दर्जा उमरा तथा वजीरों के लिए । इसको शिकार का भी बड़ा शौक था । इसने 
एक शिकारगाह की जगह पहाडी (रिज ) पर बनवाई थी जिसमें एक भव्य महल और 
दरबार भवन था जिसकी छत पर एक बजने वाला घंटा लगाया गया था । इसी जगह 
एक चिड़ियाघर भी बनाया था । इसके जमाने में मस्मिदें बहत बड़ी संख्या में बनाई 
गई जिनमें खास- खास इसके मशहूर वजीर खांजहां ने बनवाई थीं । रिज पर चौबुर्जी 


चिल्लो को खोज 


मस्जिद, तुरकमान दरवाजे के पास कालो मस्जिद , कोटले की मस्जिद, निजामुद्दीन 
को दरगाह के पास को मस्जिद , काली सराम की मस्जिद, बेगमपुर की मस्जिद और 
लिडकी की मस्जिद - ये सात मस्जिदें वजीर ने बनवाई । कदम शरीफ की फसील 

और दरगाह रोशनचिराग दिल्ली इसी बादशाह के समय में बनीं । इसके जमाने 
में बाहर की पाबादी बहुत बढ़ गई । तब इसने एक नया शहर भी बसाया । 

यद्यपि प्रजा इसके काम से बहत खुदा और खुशहाल थी , मगर यह कट्टर सुनी 
बा पौर हिन्दुओं को इसके जमाने में अपना धर्म पालन करने की पूरी आजादी नहीं थी । 
इसनेकितने ही मन्दिर तुड़वा कर मस्जिदें बनवाई । हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन करने के 
लिए बाध्य भी किया जाता था और उन पर जजिया ( घर्म कर ) भी लगाया हुआ था । 
इसके जमाने में ही मुसलमानों को शक्ति डगमगाने लगी थी । इसके उत्तराधिकारियों 
ने तो उसे बिल्कुल हो खोखला कर दिया था । इसके जमाने में बहुत में प्रान्त इसके 
हाथ से निकल गए और जगह-जगह बगावत हुई , मगर यह उन्हें दबा न सका । मन्तिम 
अवस्था में इसने अपने राज्य का बहुत कुछ भार अपने बजीर खाँजहां के ऊपर डाल 
दिया था और अपने बेटे फतहखां को राज्य के कार्यों में भागीदार बना लिया था । 
फतहखां के 1387 ई० में मर जाने से इसने अपने दूसरे बेटे मोहम्मद शाह को अपने 
साय शामिल कर लिया था । आखिर चालीस वर्ष राज्य करके नब्बे वर्ष की आय 
में ( 1388 ई० ) इसका देहान्त हया और अलाउद्दीन के हौज खास के किनारे 
इसे दफन किया गया । 


बाहर फोरोजाबाद 

यह मुसलमानों की छठी दिल्ली थी जिसे फौरोजशाह तुगलक ने 1354ई० से 
1374 ई० में बसाया । बाहर बसाने में दिल्ली के पुराने शहरों का मसाला बहुतायत्त 
से लगाया गया । शहर की बुनियाद मौजा गादीपुर में एक जगह पसंद करके यमुना 
नदी के किनारे डाली गई । यह स्थान रायणिचौरा की दिल्ली से 10 मील या 
( दिल्ली दरवाजे से पांच सौ गज मथुरा रोड पर बाएं हाथ पर ) । शाही महल की 
तामीर से इसकी शुरुमात हुई और फिर सब उमरा और अन्य लोगों ने भी अपने -अपने 
मकान बनाने शुरू किए । शाही महल और किले का नाम था कुरके फीरोजचाह । 
यह शहर इतना बड़ा बसाया गया था कि इसमें निम्न बारह गांव का क्षेत्र शामिल हो 
गया था - कस्बा इंदरपत, सराय शेखमलिक , सराय शेख अबुवकर तूसी, गादीपुर, 
खेतबाड़ा की जमीन, जाहरामट की जमीन, अंघोसी की जमीन, सराय मलिक की 
जमीन, अराजी मकबरा सुलताना रजिया , मौजा भार, महरौली और सुलतानपुर । 
शहर में इस कदर मकान बनाए गए कि कस्बा इंदरपत से लेकर करके शिकार 
( रिज ) तक पांच कोस की दूरी में सारी जमीन मकानों से पट गई थी । इस शहर 


पठान काल की दिल्ली 


में आठ आम मस्जिदे और एक खास मस्जिद थी जिनमें दस -दस हजार मादमियों 
के ठहरने की गुंजाइश थी । शम्स सराज ने लिखा है कि यह शहर मौजूदा दिल्ली से 
दुगना था । इंदरपत्त ( पराने किले ) से लेकर करके शिकार (रिज ) तक पांच 
कोस और यमुना नदी से हौज खास तक यह फैला हुआ था जिसमें मौजदा दिल्ली के 
मोहल्ले - बुलबुलीखाना , तुर्कमान दरवाजा, मोजला पहाड़ी भी शामिल थे । फीरोज 
शाह ने दिल्ली और फीरोजाबाद में एक सौ बीस सराय बनवाई थी । फीरोजशाह 
के राज्य के 39 वर्ष कुछ ऐसे अमन के गुजरे कि दिल्ली ( कुतुब ) और फीरोजाबाद 
में यद्यपि यांच कोस का अन्तर था मगर यहां सड़क पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों 
का तांता लगा रहता था । जिधर देखो यादमो ही बादमी नजर पाते थे । गाड़ियां, 
बहलियां, रथ, पालकियां, कहार , उंट , घोड़े, टट्ट , गर्ज हर किस्म की सवारियां सुबह 
से रात तक बड़ी संख्या में हर वक्त मिलती थी । हजारों मजदुर माल होने का काम 
करते थे । 


फोरोजशाह के चार महल ये जिनके नाम मिलते - 1 महल सहनगलीना 
अर्थात अंगरी महल , 2. महल छग्जा चौवीन , 3. महल वारेमाम । इन तीनों का प्रब 
कोई निशान नहीं है । चौथा था कोटला फोरोजशाह । फीरोजाबाद यमुना के दाएं 
हाथ उस वक्त तक सबसे श्रेष्ठ शहर गिना जाता रहा जब तक कि शेरशाह ने शेरगढ़ 
की बुनियाद नहीं डाली । जब तैमर ने दिल्ली पर हमला किया तो वह फौरोजशाह 
को दिल्ली के सदर दरवाजे के सामने उतरा था । इबाहीम लोदी ने एक तांबे के बैल 
को मूर्ति को इस दरवाजे पर लगाया था जिसे वह ग्वालियर के किले को फतह करके 
लाया था । 


कुक्के फीरोजशाह या फीरोजशाह का कोटला 

यह एक किला था जिसके खंडहर दिल्ली दरवाजे के बाहर आजाद मेडिकल 
कालेज के सामने की तरफ देखने में आते हैं । उस वक्त इसके गिर्द बड़ी संगीन फसील 
थी पोर गानोदुम बर्ज थे । इस फसील का एक दरवाजा लाल नाम का अब भा 
मौजूद है । कोटले में तीन सुरंगे इतनी बड़ी बनी हुई थी कि बेगमात सवारियों सहित 
उनमें से गुजर जाती थी । एक सुरंग किले से दरिया के किनारे तक गई है, दूसरी 
दो कास लम्बी करके शिकार (रिज ) तक चली गई है और तीसरी पांच कोस लम्बी 
गयपिथौरा के किले तक गई है । कोटले में दो चीजें खास देखने योग्य है - 1 . अशोक 
को लाट मोर 2. जामा मस्जिद । मस्जिद 1354 ई० में बनी थी । अमीर तैमूर ने 
इसको 1398 ई० में देखा था और इस मस्जिद में खुतबा पढ़ा था । उसे यह इतनी 
पसंद पाई थी कि इसका एक नक्शा वह अपने साथ ले गया था । वह यहां से अपन 
साथ मेमार भी ले गया था । वहां उसने समरकंद में जाकर इसी नमने की एक मस्जिद 


बिल्ली की खोज 


बनवाई थी । मस्जिद अशोक की लाट वाली इमारत के साथ ही बनी हुई है । वह पत्थर 
चने की बनी हुई है और उस पर नक्काशी का काम है । मस्जिद को इमारत मिस्त्री 
इमारतों की तरह गायोदुमा है । इसका दरवाजा पूर्व की बजाय उत्तर की तरफ 
है क्योंकि पूर्व में नदी बहती थी और दरवाजा बनाने को जगह न थी । मस्जिद 
की दीवारे ही दीवारें बाकी है । छत नहीं रही । लाटवाली इमारत से यह एक पुल 
के द्वारा जोड़ी हुई है । मस्जिद की इमारत दो मंजिला बनी हुई है । मस्जिद ऊपर 
की मंजिल में है । इस मस्जिद में या इसके करीब किसी इमारत में बादशाह 
आलमगीर सानी को 1761 ई० में करन किया गया था । 
अशोक को लाट 

यह लाट महाराज अशोक ( ईसा से 300 वर्ष पूर्व ) के उन दो पत्थर के स्तम्भों 
में से है जिन्हें फीरोजशाह ने 1356 ई० में ( जगावरी ,जिला अम्बाला से सात मोल 
दक्षिण पश्चिम में ) यमना के किनारे खिजराबाद के निकट से और , मेरठ से 
लाकर अपने दिल्ली के दो महलों में लगवाया था । इस लाट को दिल्ली लाने का हाल 
बड़ा दिलचस्प है जिसे जियाउद्दीन वनरी ने यों बयान किया है : 

" लाट को किस तरह गिराया जाए, इस पर विचार करने के पश्चात हुक्म 
जारी हए कि प्रासपास के जिस कदर लोग हों वे हाजिर हो जाएं और जितने सवार 
तथा पैदल हों वे भी आ जाएं । यह भी हबम दिया गया कि इस काम के लिए जिस 
प्रकार के औजारों की जरूरत हो , वे सब लेते पाएं और अपने साथ समल की रूई के 
गरे भी लाएं । रूई के हजारों ग लाट के चारों ओर बिछा दिए गए । फिर इसकी 
जड़ को खोदना शरू किया गया । तब लाट जन सई के गदैलों पर पान पड़ो जो चारों 
मोर बिछे हुए थे । जव लाट गिर गई और बुनियाद को देखा गया तो पता लगा कि 
लाट एक चौकोर पत्थर पर टिकी हुई थी । उस पत्थर को भी निकाल लिया गया । 
लाट को सिर से नीचे तक जंगली घास मौर कामाचे चमड़े में खूब लपेटा गया ताकि रास्ते 
में उसे किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे । तब इसे ले जाने के लिए एक बहुत लम्बा 
गाड़ा बनाया गया जिसके बयालीस पहिए थे और हर पहिए में एक -एक रस्सा बांचा 
गया । सैकड़ों आदमियों ने मिल कर बड़ी काठिनाई से लाट को छकड़े पर चढ़ाया । 
फिर हजारों आदमी बहत जोर लगा कर गाड़े को यमुना नदी के किनारे तक घसीट 
लाए । नदी के किनारे बादशाह की सवारी पाई । बहत सी बड़ी -बड़ो किक्तियाँ 
जमा हो गई । कई तो इतनी बड़ी थीं कि जिन पर पांच हजार मन से सात हजार 
मन गल्ला लादा जाता था और छोटी - से - छोटी दो हजार मन गल्ला उठा सकती थी । 
लाट को बड़ो कुशलता और बुद्धिमता से इन किश्तियों के बेड़े पर लादा गया और 
उसे फीरोजाबाद ले माए । वहां बड़ी खबी से उसे उतारा गया और बड़ी बुद्धि 
मानी के साथ करके ( महल ) तक ले गए । उस वक्त मेरी ( लेखक जिमाउद्दीन 


पठान काल की बिल्ली 


की ) जम्न 12 वर्ष की थी और में मोरखां का शिष्य था । लाट के महल में पहुंच 
जाने के बाद उसे खड़ा करने को जामा मस्जिद के बराबर एक इमारत बननी शुरू 
हई जिसको बनाने के लिए बड़े-बड़े विल्यात और जानवर कारीगर चुने गए । यह 
इमारत चूने पत्थर की बनाई गई । उसमें बहुत सी सीढ़ियां रखी गईं । जब एक 
सीढ़ी बन चकती थी तो लाट उस पर चढ़ा दी जाती थी और इसी तरह एक - एक 
सीढ़ी बनतो जाती थी और लाट ऊपर चढ़ती जाती थी । लाट जब ऊपर तक पहुंच गई 
तो इसे जड़ा करने की तरकीब सोची गई । बड़े-बड़े मजबूत मोटे - मोटे रस्से और 
चर्च बनाए गए जो 6 स्थानों पर लगाए गए । रस्सों को लाट के सिरों पर बांधा गया 
और रस्सों के दूसरे सिरे चलों पर जोड़े गए । चखं बहुत मजबूती से गाड़े और बांध 
गए थे कि अपनी जगह से जरा हिल न सके । तब चलों के पहियों को फिराना शुरू 
किया गया जिससे लाट करीब आध गपा उठ गई । बड़े-बड़े लट्ठ और रूई के थैले नीचे 
डाल दिए गए कि कहीं लाट फिर न गिर जाए । इस प्रकार दर्जा-बदर्जा लाट को 
ऊंचा करते रहे और कई दिनों में जाकर वह सीधी सड़ी हुई । तब इसके चारों ओर 
बड़े- बड़े महतौर लगा कर एक किस्म की पिंजरानमा पाड़ बांधी जिसके बीच में लाट 
को ले लिया । तब कहीं जाकर वह थमी और सीची तीर की तरह खड़ी रही । किसी 
तरफ जरा भी झोंक न थी । चौकोर बुनियादो पत्थर, जिसका ऊपर जिक्र किया जा 
चुका है, भी बुनियाद में लगाया गया । जब लाट खड़ी हो गई तो उस पर दो 
बनियां बनाई गई और सबसे ऊपर कलस चढ़ाया गया । लाट की ऊंचाई 32 गज 
थी जिसमें से पाठ गज तो बनियाद में गई और 24 गज ऊपर रही । लाट के निचले 
भाग में बहुत सी रेखाएं खुदी हुई थीं । बहुत से ब्राह्मण और पुजारी रेखायों 
को पढ़ने के लिए बुलाए गए मगर कोई पड़ न सका । कहा जाता है कि किसी एक 
हिन्दू ने मतलब निकाला था जो इस प्रकार था - कोई व्यक्ति अपनी जगह से हिला 
न सकेगा । यहां तक कि भविष्य में एक मुसलमान बादशाह होगा जिसका नाम 
सुलतान फीरोज होगा । 1611 ई० में जब बिलयिम फेंक ने इस लाट को देखा 
तो इस पर एक चांद चढ़ा हुआ था । इसके सुनहरी कलस की ही वजह से इसका 
नाम मीनारजरी सोने का स्तम्भ पड़ा था । ईश्वर जाने बिजली गिरने से या तोप 
के गोले लगने से ऊपर का हिस्सा कब 8 गया । मुसाफिरों और भ्रमणकर्तामों के नाम 
जगह- जगह खुदे हुए हैं जो ईसा की पहली बाताब्दी से लेकर अब तक के है । दो बड़े 
लेख है । एक अशोक का हैजिसमें उनकी आज्ञाएं है जो ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व की है । 
यह लेख पाली भाषा में है जो उस बक्त बोली जाती थी । दूसरा लेख संस्कृत भाषा का 
नागरी लिपि में सम्वत 1220 विक्रमी ( 1163 ई०) का है । इसमें चौहानवंशी शाकंभरी 
के राजा विशालदेव की विजयों का वर्णन है जिसने हिमालय से लेकर विन्ध्याचल 
तक के प्रदेश पर राज्य किया । पहला लेख अशोक के समस्त लेखों में सबसे बड़ा और 
सबसे महत्व का है । पांच लेख है — चार चारों ओर और एक उनके नीचे चारों 


दिल्ली को खोज 


पोर तक चला गया है । पहले चार चौखटों में हैं और अपने आप में सम्पूर्ण है । यह 
जारों शब्दशः प्रयाग , मधुरा, राषिया और दिल्ली की पहाड़ी वाले स्तम्भों पर लिखे 


अशोक पहले विष्णु का उपासक था । फिर बौद्ध बन गया । यह लेख उसके 
राज्यकाल के सत्ताईसवें या अट्ठाईसवें वर्ष के समय के लिखे हुए है जब उसने बौद्ध 
बर्म अपनाया । उसने अपने को देवनमापियदसी ( देवतापों का प्यारा प्रियदर्शी ) 
कहा है और आदेश दिया है कि सब के साथ शुद्धता और मानवता का बर्ताव करना 
जाहिए , पाना के प्रति दया भाव रखना चाहिए, उनको हिसा कोई न करे,कामास 
न खाए । जिन कैदियों को मृत्युदंड मिलता था , उनके लिए तीन दिन विधाम के दिए 
जाते थे ताकि इस बीच वे प्रार्थना कार सके और मात्मपरिशीलन कर सके । सड़कों 
पर वृक्ष लगाने , प्रत्येक मील के अन्तर पर कुंभा खोदने और यात्रियों के लिए 
विधामगह बनाने के भी आदेश है । 

यह लाट एक ही बिनबड़े पत्थर की बनी हुई है जिसे एक गायोदुम मिसी बनावट 
की इमारत पर खड़ा किया गया है । यह इमारत एक बहुत ऊंची बरीदार चबूतरे 
पर बनी हुई है जो तीन खंड की है । पहले खंड में बहुत से कमरे और दालान है । 
इस इमारत की छत पर यह लाट खड़ी है । लाट एक रेतीले पत्थर का स्तम्भ है जो 
42 फुट 7 इंच ऊंचा है । इसका ऊपर का भाग 35 फुट तो चिकना है और बाकी खुरदरा 
है । जो भाग अन्दर दबा हुआ है वह 4 फुट 1 इंच का है । ऊपर के भाग का कृतर 
25. 3 इंच है और सबसे नीचे का 38 . 8 इंच । स्तम्भ के बजन का अंदाजा 729 
मन है । पत्थर का रंग जर्दी लिए हुए है । अशोक के चारों लेख बहुत सफाई के साथ 
खुदे हुए हैं । ये भारत के सबसे पुराने काल के हैं जिनका समय ईसा से 
तीन शताब्दी पूर्व का है । इनके अतिरिक्त दो और लेख वर्तमान लिपि में एक 
डाई फट ऊपर और दूसरा अशोक के लेख के नीचे महाराज विशालदेव के काल का 
है जिसको तिथि विक्रम संवत 1220 ( 1165 ई० ) दी है । 

कोटले में इन दो इमारतों के अतिरिक्त और भी इमारते हैं । एक बहुत बड़ी 
बावली है । यह सुरक्षित स्थानों में से है । घास लगा कर इसको बहुत सुन्दर बनाया 
गया है । छत पर से राजबाट की समाधि पूर्व में सामने ही दिखाई देती है । यमना 
तो अब बहुत दूर हट गई है, मगर उसकी जगह अब बहुत चौड़ी सड़क बन गई है । 
कोटले की सीमा के अन्दर अब शरणार्थियों की एक बस्ती भी बसा दी गई है । 

1850 ई० में ये इमारतें फीरोजशाह कोटले में मौजूद थीं - 1. महल अर्थात 
कोटला या करके फीरोजागाह, 2 महल के दक्षिण में बहुत सी इमारतों के खंडहरात, 
3, 4, 5 . तीन खंडहर इमारतें जिनमें से दो मकबरे हैं और तीसरी किसी इमारत का 


पठान काल को बिल्ली 


95 


हिस्सा , 6. कुश्के अनवर या महादियां, 7 एक छोटी मस्जिद, 8. किसी का 
रिहायशी घर , 9. कालां या काली मस्जिद, 10, चूने की मस्जिद । 
कुश्के शिकार जहाँनुमा 

___ यह महल फौरोजशाह तुगलक ने 1354 ई० में मौजूदा दिल्ली के 
उत्तर- पश्चिम में पहाड़ी पर फीरोजशाह बाहर के बाहर बनवाया था । यह उसकी 
शिकारगाह थी । यहां अब दो ही इमारतें खड़ी है - चौबुर्जी मस्जिद और पीर रौच । 
अमीर तैमूर, जिसने महल को लूटा , इसकी बाबत कहता है , एक सुन्दर स्थान पहाड़ी 
की चोटी पर यमुना के किनारे पर बना हुआ है ।" महल को बाबत यह जिक्र आया 
है की 1373 ई० में बजीर मलिक मुकबिल उर्फ खांजहाँ की जब मृत्यु हो गई 
तो उसका सबसे बड़ा लड़का जूनाशाह उसका बारिस करार पाया । 
1375 ई० में बादशाह अपने सुपुत्र फतहखां की मृत्यु से, जो बड़ा होनहार था , 
शोकसागर में डूब गया । सिवा संतोष और शान्ति रखने के और कोई चारा न था । 
बादशाह ने फतहखां को बादम बारीफ में दफन करवाया , मगर वह इतना शोकातुर 
रहने लगा कि उसने राज्य के काम - काज से ध्यान ही हटा लिया । तब उसके उमरानों 
और हितैषियों ने उसके पास आकर निवेदन किया कि सिवा ईश्वर को इच्छा के और 
कोई साधन है नहीं , इसलिए उसे हकमत के काम - काज की ओर ध्यान देना चाहिए । 
तब बादशाह ने अपने शुभचिन्तकों की बात पर अमल करना शुरू किया और अपने 
शोक को भुलाने के लिए खेल म लगा और वह शिकारगाह बनवाई । 

अशोक की दूसरी लाट को फौरोजशाह के इस महल में लगाने के लिए उसी 
बुद्धिमता से यहां लाया गया जिस तरह पहली लाट को लाया गया था । उसने बड़ी धूम 
बाम के साथ इसे महल में लगवाया । महल की इमारत के बाद उसके उमरा और 
अन्य धनिकों ने भी यहां चारों ओर बहत सी इमारतें बनवाई । पीर ब नाम की 
इमारत विकारगाह का महल बताया जाता है । इसका बहुत सा भाग गिर चुका है । 
इसकी दीवारों के निशानात दिखाई देते हैं । इसके उत्तर में दो मंजिला सदर दरवाजा 
दिखलाई पड़ता है । इस इमारत का नाम जंतर मंतर भी था । यह पहाड़ी पर सबसे 
ऊंचे स्थान पर बनी हुई है । इसके ऊपर एक घंटा लगा हुआ था जो वायद बजा 
करता था । इसमें किसी फकीर की कर भी है । पीर गब के दक्षिण में बोड़ी दर पर 
अभोक की दूसरी लाट है जिसे फीरोजशाह ने कुश्के शिकार में लगवाया था । यह 
कोटले वाली लार से कोई चार मील के अन्तर पर है । अठारहवीं सदी के शुरू में 
( शायद फखसियर के काल में किसी वस्तु के फटने से यह लार गिर कर पांच 
टुकड़े हो नाई थी जो 150 वर्ष तक वैसे ही पड़ी रही । इस कारण इसके पत्थर खुरदुरे 
हो गए और अक्षर भी मंद पड़ गए । यह लाट 33 फट लम्बी और तीन फूट एक इंच 
कुत्तर में है । 1838 ई० में हिन्दू राजाओं ने जब फेजार साझच की कोटी खरीदी 


दिल्ली की खोज 


(जिसमें अब अस्पताल है ) तो यह पांचों टुकड़े भी खरीद लिए जो कोठी के सहन 
में बिखरे पड़े थे । 1867 ई० में यह जोड कर उस जगह संगखारा के चतरे पर खड़े 
किए बाए जो पहाड़ी पर मौजूद है । नीचे जो लेख अंग्रेजी में लिखा हुआ है वह इस 
प्रकार है - "महाराज अशोक ने तीसरी शताब्दी के पूर्व इस स्तम्भ को मेरठ में लगवाया 
था । वहां से 1356 ई . में फीरोजशाह ले पाया और उसे करके शिकार में इसी जगह 
लगवाया । 1713- 19 ई० में बारूद के मेगजीन को आग लग जाने से यह गिर 
कर पांच टकड़े हो गई । अंग्रेजी सरकार ने इसे 1867 ई० में ठीक करवा कर इसी 
जगह खड़ा करवाया । पीर रौब के पास हिन्दू राजाओं की कोठी है और एक बावती है 
जिसमें उतरने को पक्की सीढ़ियां बनी है । ये भी फीरोजशाह के जमाने की ही है । " 

जहाँनुमा के सामने की और शायद मटकाफ हाउस के निकट से तैमूर और 
उसके साथियों ने 1398 ई० में यमुना पार की थी । कुछ का कहना है कि वह बजीरा 
बाद के पास से पार हुआ था । जहांनुमां के मुगलों के कैम्प पर सुलतान महमूब खां 
और उसके बजीर मल्लूखां ने हमला किया था मगर उसे परास्त होना पड़ा था । 


चौबुर्जी मस्जिद 

___ यह भी पहाड़ी पर बनी हुई है । इसका नाम इसके चारों कोनों पर के चार 
गुंबदों पर पड़ा मालूम होता है जो कभी मस्जिद के उठे हुए चबूतरे पर बने हुए थे । 
यह किसी का मकबरा था । इसका दरवाजा पूर्व की ओर है । यह इमारत दो मंजिला 
है । दोहरा जीना प्रामने सामने पन्द्रह -पन्द्रह सीढ़ियों का है । छत पर अब केवल 
दो दर बराबर के और दो इधर- उधर उससे छोटे, और 51 फुट लम्बी पौर 11 फुट 
8 इंच ऊंची दो दालानों के बीच की दीवारें रह गई है । सामने सहन है । दक्षिण 
में एक कमरा बाकी है जिस पर एक बुर्ज है और इसी के अन्दर से जीना है । सहन में 
एक मरब्बा कत्र है । मस्जिद का दूसरा दरवाजा दक्षिण में है । करके शिकार 
से लेकर यहां तक इमारते ही इमारत थी जिनमें कुछ साफ कर दी गई है और कुछ 
के खंडहर पड़े हैं । यह सारी इमारत पुख्ता और उसी ढंग की है जैसा कुयके विकार । 
शाहनालम का मकबरा 

तिमारपुर रोड से वजीराबाद गांव को जाते हुए चंद्रावल के पानीघर के रास्ते 
में पुराने जमाने का बना हमा नजफगढ़ बील के नाले का एक पक्का पूल और सड़क 
के दाएं हाच किसी मुसलमान फकीर का एक मकबरा है जो फीरोजाचगाह के जमाने 
का बना हुआ ( 1365- 90 ई० ) मालूम होता है । यह यमुना नदी के किनारे 
पड़ता है । मकबरे की इमारत , दरवाजा , सहन , मस्जिद और पुल सब उसी समय के 
बने हुए प्रतीत होते है । यह उस जमाने की बहुत सुन्दर इमारत है । वजीराबाद 
के इसी स्थान पर तैमूर और उसके मुगल लुटेरों ने अपने खेमे डाले थे और दिल्ली 


पठान काल की दिल्ली 


97 


में कत्लेमाम , लूट और बरबादी करने के बाद बह पहली जनवरी 1399 ई० को 
मुसलमानी शक्ति को बरबाद करके यहीं से यमुना पार गया था । 
दरगाह हजरत रोशनचिराग दिल्ली 

शेख नासिरुद्दीन महमुद खानदान चिश्ती के दिल्ली के सबसे आखिरी बजुर्ग थे । 
यह हजरत निजामी के सबसे बड़े खलीफापों में से थे । यह बड़े विद्वान, पवित्र और 
ईश्वर भक्त थे । यह इस्लाम धर्म के प्रचारक भी थे । जब मखद्म जहांनियोसैयद जलाल 
मक्का के दर्शनों को गए तो काबा के शरीफ ने इनसे पूछा कि अब जब कि सब संत 
समाप्त हो चुके हैं , दिल्ली में पवित्र आत्मानों में अब कौन माना जाता है । मखदूम 
ने उत्तर दिया - नासिन्दीन महमूद और कहा बस वही एक दिल्ली का चिराग है । 

मोहम्मद तगलक से इनकी भी अनबन थी । उसने इन्हें कष्ट दिए और इन्होंने 
धैर्यपूर्वक उन्हें सहन किया । फीरोजगाह इनका बड़ा मुरीद बा । इनके जीवन काल 
में ही उसने 1350 ई० में इनकी दरगाह का गुंबद बनवा दिया था । 1356 ई० 
में इनको मृत्यु हो गई और उसी गवद में इनको दफन किया गया । इनको एक जालंधरी 
फकीर ने , जो इनके पास बैरात मांगने आया था , खंजर घोप कर मार डाला था । उस 
वक्त इनकी आयु 82 वर्ष की थी । यह मौजा खिड़की के पास रहा करते थे । जिस कमरे 
में यह रहते थे इन्हें उसी में दफन किया गया और इनके साथ इनका सारा सामान 
इनका झब्बा, मासा , प्याला और बोरिया जो नमाज के काम माता था और जिसे इनके 
गरु निजामुद्दीन ने दिया था - दफन कर दिया गया । इनका मकबरा एक अहाते के अन्दर 
है जो 180 फुट लम्बा नवा 104 फुट चौड़ा है और 12 फुट ऊंचा है । इस अहाते का 
बड़ा हिस्सा और कस्बे के गिर्द की फसील मोहम्मद शाह बादशाह ने 1729 ई० में 
बनवाई थी । दरगाह का सदर दरवाजा इनकी मृत्यु के बाइस वर्ष बाद 1379 ई० में 
फोरोजशाह ने बनवाया था जिस पर एक बड़ा बांबद है । यह दरवाजा दरगाह के उत्तर 
पश्चिम के कोने में है । इस गुंबद के 12 दर हैं जिनमें संगवारा के स्तम्भ लगे हुए है । 
सब दरों में लाल पत्थर को जालियां लगी हुई है । गंबद चने और पत्थर का बना 
हुमा है । गुंबद के अन्दर सुनहरा कटोरा लटका हुआ है । अकबरशाह सानी के जमाने 
में उसके लड़के शाहजादे मिरजा गुलाम हैदर ने इस गुंबद के गिर्द लाल पत्थर की जाली 
लगवा दी थी । इस मकबरे में और बहुत सी कः है जो लास-खास व्यक्तियों की है । 
गुंबद का फर्श संगमरमर का है और मजार के चारों तरफ संगमरमर का कटहरा लगा 
हमा है । इस दरगाह के पास चिराग दिल्ली की बस्ती प्राबाद है । इस बस्ती के 
गिर्द मोहम्मद शाह बादशाह ने फसील बनवा दी थी जिसमें चार दरवाजे और 
एक खिड़की है । 

चिराग दिल्ली कालका जी के मन्दिर से करीब दो मील के अन्तर पर 
कालका मालवीय नगर - नुतुब रोड पर सड़क के किनारे पड़ती है । 


दिल्ली को सोज 


मकबरा सलाउद्दीन 

सलाउद्दीन शेख सदरुद्दीन के शिष्य थे । उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई 
और उनको खिड़की गांव से एक मील के करीब दफन किया गया । मकबरा उनकी 
कन्न पर ( 1353 ई० ) में बना । यह बड़े विद्वान , धार्मिक और असूलों के पक्के 
थे । यह चिराग दिल्ली के समकालीन और पड़ोसी थे । यह मोहम्मद शाह 
तुगलक के जमाने में हुए है जिसको यह बड़ा सस्त- सुस्त कहा करते थे । बादशाह 
इनके प्रवचन बड़ी शान्ति से सुन लिया करता था और यह उनके चरित्र बल का प्रभाव 
था कि वह इनकी सब बातें सहन कर लेता था । 

मकबरा इमारतों के खंडहरों के बीच में बड़ा है । यह एक कमरे का 
गुंबद है जो 19 मुरब्बा फुट नम्बा-चौड़ा और 25 फुट ऊंचा है । यह पत्थर 
चूने का बना हुआ है । बाहर लाल पत्थर लगे हुए है । इसका चबूतरा 
33 मुरब्बा फुट है जिसकी ऊंचाई जमीन से 4 फुट है । मुंबद 12 पत्थर के स्तम्भों 
पर बड़ा है । बीच के दो सम्भों के बीच पूर्वी द्वार है । कन संगमरमर की 8 फट X4 
फुट की है और 1 फुट कंत्री है । चारों ओर 1 फुट ऊंचा कटहरा लगा है । कन्न पर 
मुंबद की छत के बीच में एक उल्टा कटोरा लटक रहा है । मकबरे का गुंबद तुगलक 
नमूने का बना हुआ है । मकबरे के साथ वाली मस्जिद बरबाद हो चुकी है और यही 
हालत मजलिस खाने की तथा फरीद शकरगंज और सलाउद्दीन की कनों की है । 

फीरोजशाह के जमाने में उसके बजीर खाजहां ने जो मस्जिदें बनवाई, उनमें 
खास खास ये हैं : 


कला मस्जिद 

यह दिल्ली शहर के अन्दर मोहल्ला बुलबुलीखाना और तुर्कमान दरवाजे 
के पास बहत बड़ी और पुरानी इमारत है । इसे : 387 ई० में तामीर किया गया था । 
यह 110 फुट लम्बी और 120 फट चौड़ी है । दीवारों के आसार छः 
फुट है । इसको बहुत ऊंची कुर्सी दी गई है । यह दो मंजिला है । 
पहली मंजिल की कुर्सी 28 फुट है जिस में दुकानें किराए पर दी गई है । दीवार 
से मिली हुई कोठड़ियों में दरवाजे और एक - एक सीढ़ी है जो बुर्जी के नीचे 
है । उनमें अन्दर- अन्दर ही भीतरी रास्ते हैं । यह पत्थर-चूने की बनी हुई है जो बहुत 
हो मजबूत है । अन्दर -बाहर अस्तरकारी का काम बहुत भला मालूम होता है । मस्जिद 
में जाने की 29 सीढ़ियां है । कोने के बज और बाहर की दीवारेंसब अन्दर की ओर 
गागोदुम है । मस्जिद में मीनार नहीं है । मुल्ला अजान मस्जिद की छत पर से 
लगाया करता था । बहुत वर्षों तक इस मस्जिद में नमाज नहीं पड़ी गई । मस्जिद 
बनाने वाले की तथा उसके बाद की कनें 1857 ई० के गदर में बरबाद हो गई । 


पठान काल की दिल्ली 


मस्जिद बेगमपुर 

इसे भी खांजहां ने 1387 ई० में बेगमपुर गांव में घुसते ही बिजयमंडल 
के पास बनाया था । यह निहायत मालीशान और बहुत बड़ी मस्जिद है । तर्ज बही 
कला मस्जिद और खिड़की मस्जिद का है । अन्तर यह है कि यह एक मंजिला है 

और एक बहुत बड़े चबूतरे पर बनी हुई है । इमारत पत्थर- चूने की है । उत्तर - दक्षिण 
में 307 फुट और पूर्व- पश्चिम में 295 फुट है और चबूतरा मिला कर 31 फुट 
ऊंचा है । इसके तीन दरवाजे उत्तर, दक्षिण और पूर्व में है । सदर दरवाजा पूर्व में 
है जिसके तीन तरफ पन्द्रह- पन्द्रह सीढ़ियां है । सहन में चारों ओर कोठड़ियां बनी हुई 
हैं । असल मस्जिद बीच के भाग में है । मस्जिद को छत पर 6-4 गुंबद है । इस मस्जिद 
में पच माबादी है । यह सफदरजंग के मकबरे से दो मील दक्षिण में कृतब को जाते 
हए सड़क से एक मील पूर्व में पड़ती है । 


विजयमंडल अथवा बेबी मंडल 

काली सराय और बेगमपुर के बीच यह एक मकान कुतुब साहब की सड़क पर 
बाएं हाथ फीरोजशाह का बनवाया हमा है । इसे जहांनमा भी कहते हैं मार बेदी 
मंडल भी । यह 1 355 ई० के करीब बनाया गया । मकान एक ऊंचे टोले पर बना 
हुआ है । ऊंचाई 83 फुट है । ऊपर चढ़ने को सीढ़ियां है । इसमें एक बुर्ज और 
चार दरबाजों का कमरा है । इस पर से बादशाह अपनी सेना को देखा करता था । 

अकबर और जहांगीर के जमाने में, 1652 ई० में अब्दुल हक मुहादिस ने बिजय 
मडल की बावत लिखते हुए कहा है कि यह जहांपनाह का एक वर्ष था और बोल हसन 
ताहिर, जो बड़े सन्तये और सिकन्दर लोदी के जमाने में दिल्ली आए थे , बादशाह की 
आज्ञा से इस बुर्ज में ठहरे थे । जब 1505 ई० में ताहिर की मृत्यु हो गई 
तो इस वर्ष के बाहर उनको दफनाया गया था । जो दूसरी को उसको 
इर्द-गिर्द है, वे उनको गलानदान के लोगों की है जिन्होंने दिल्ली में रहना 
शुरू कर दिया था । 


काली सराय की मस्जिद 

यह बेगमपुर की मस्जिद के पास ही खाजहां की बनाई हई मस्जिद है । 
इसमें भी अब लोग आबाद हैं । यह भी खाजहां ने 1387 ई० में बनबाई पी । 
खिड़को मस्जिद 

यह बेगमपुर से डेढ़ मील दक्षिण-पूर्व में और कुतुबस्तुगलकाबाद रोड पर 
डेढ़ मील उत्तर में सतपले के पास खिड़की नाम के गांव में है । इसे भी खांजहां ने 


100 


दिल्ली को खोज 


1337 ई . में बनवाया था । यह भी बड़ी आलीशान और देखने योग्य इमारत 
है । यह चौसटी है और गानोदम तीन खंड की इमारत है । मस्जिद में नौ जगह 
मिले हुए नौ - नौ बुर्ज बने हुए हैं । हर एक बज के नीचे चार खाने हैं । 
पहला खण्ड सबसे नीचा है । तीन दरवाजे है उत्तर, दक्षिण और पूर्व में । 
हर दरवाजे पर लदानो का एक गुंबद है । इमारत दो मंजिला है । पहला 
भाग 15 फुट ऊंचा और दूसरा 22 फुट ऊंचा है जिसमें 41 गुंबद है । पठानों 
की तमाम मस्जिदों में यह सबसे अधिक दिलचस्प है । मस्जिद का बाहरी माप 192 
मुरब्बा फुट है । इसमें भी गूजर आबाद हो गए थे । 1857 ई० के बाद इसे वाली 
करवाया गया था । 
संजार मस्जिद - 

यह भी खाजहा को बनवाई हुई है । यह 1372 ई० में बनाई गई । यह 
निजामुद्दीन की दरगाह के करीब है । खिड़की की मस्जिद की तरह ही यह बनी 


कदम शरीफ ( मकबरा फतहखा ) 

लाहौरी दरबाजे के दक्षिण में कोई डेढ़ मील के अन्तर पर बूचड़खाने के पास 
यह दरगाह बहत विख्यात है जो वास्तव में फीरोजशाह के बेटे फतहखां को कन है और 
1374 ई० में बनाई गई । इस दरगाह में हजरत मोहम्मद साहब के चरण का चिह्न 
लगा हुमा है जिसे हजरत मखदूम मक्का से दिल्ली अपने सर पर रख कर लाए थे । 
1374- 75 ई० में जब फतहखां की मृत्य हई तो यह कदम उसकी छाती पर लगा दिया 
गया और उसके गिर्द मदरसा, मकान और मस्जिद बना दी गई तथा चारदीवारी के 
करीब एक बहुत बड़ा होज बनाया गया । यह सारी इमारत पक्की बनी हुई है । इसके 
सात दरवाजे हैं जिनमें से दो अब बन्द हैं । इमारत एक चबूतरे पर बनी हुई है जो 
78 फुट लम्बा तया 36 फुट चौड़ा है और 5 फुट ऊंचा है । इसका सदर फाटक पूर्व 
में है । पूर्व और पश्चिम में पक्के दालान बने हुए हैं जिनके कोनों पर चार बुजिया है । 
इन दालानों में फीरोजशाह तुगलक के कुटुम्बियों की कारें हैं । यह मुसलमानों का 
तीर्थस्थान है । यहां हर वर्ष मेला लगता है और पंखा चढ़ता है । 
मकबरा फोरोजशाह 

हौज खास के पास हो किनारे पर फीरोजशाह का मकबरा बना हमा है 
जिसकी मृत्यु 1389 ई० में हुई । मकबरा अन्दर से 29 फुट 3 इंच मुरब्बा है जो 
बहुत उम्दा पत्थर का पक्का बना हुआ है । इसके दोनों ओर पश्चिम और उत्तर 
में एक - एक लाइन मकानों और कमरों की है जो शायद फीरोजशाह का मदरसा 
था । गंबद के दो दरवाजे खुले हैं । पश्चिम और उत्तर की ओर बन्द है । मकबरे 


पठान काल की बिल्ली 


101 


का सदर दरवाजा दक्षिण में है । मकबरे के अन्दर चार का एक ही कतार में 
है । पश्चिम की ओर से पहली कन्न , जो सबसे बड़ी तथा संगमरमर की है, फीरोज 
शाह की है । मकबरा नासिरुद्दीन तुगलकशाह ने बनवाया था । 

___ फीरोजशाह के समय की और भी बहुत सी इमारतें मौजूद है जैसे मेडिकल 
कालेज के पास करके अनवर अथवा महदियां । यह 1354 ई० में बनी थी । 
अब लापता है । दो बुर्जी मस्जिद शेख सराय के पास 1387 ई० में बनी । यह 
करके फीरोजाबाद की चारदीवारी के अन्दर बनी हुई थी । एक चबूतरे पर , 
- जो 118 फुट x 88 फट और जमीन से 12 फुट ऊंचा था , पांच गुंबददार कमरे बने 
हए थे । चार चार कोनों पर और पांचवां मध्य में । अब केवल चबूतरे के निशान 
कहा -कहीं देखने को मिलते हैं । कमरों में से केवल एक कोने का बाकी है । ये 
कामरे गोल थे और बीस फुट ऊंचे थे । 


बूली भटियारों का महल 

यह करोलबाग जाते हुए बाएं हाथ पहाड़ी पर पड़ता है । इसमें बुअलीखा 
भट्टी रहते थे जिन्हें लोग बुली भटियारी कहने लगे थे । इमारत एक बंध के किनारे 
बनी हुई है । यह 518 फुट लम्बी, 17 फुट चौड़ी और 22 फुट ऊंची है । इसके 
बनने का काल 1354 ई० माना जाता है । इसमें मंगलारा को कई कोठड़ियां 
बनी हुई है । 

_ फोरोजशाह की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे और पोतों में गद्दी के लिए 
बड़ी बींचातानी रही । गयासुद्दीन तुगलक सानी, अबूबकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद 
शाह सब के सब बड़े कमजोर निकले । किसी में भी राज्य को चलाने की योग्यता 
न थी और न कोई अधिक समय टिक सका । आए दिन की आपसी लड़ाइयों का 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान के पुराने दुश्मन तैमूर ने, जो मुद्दतों से इस देश को 
बिजय करने को चिन्ता में लगा हुआ था , 1398 ई० में दिल्ली पर हमला कर 
दिया । यह मुगल पहले तो लूटमार करके चले जाया करते थे मगर इस बार तैमूर 
एक बड़ी बाकायदा फौज लेकर पाया । चूंकि यह लंगड़ा कर चलता था इसलिए 
इसका नाम तैमर लंग पड़ा । इस वक्त इसकी आयु साठ वर्ष की थी । यह अपनी 
बेशुमार तातारी फौज लेकर पहले अफगानिस्तान से पंजाब में दाखिल हुपा और 
फिर लटससोट मचाता दिल्ली के करीब पानीपत तक पहुंचा । इसने पानीपत से 
जरा नीचे हट कर सम्भवतः बागपत के करीब यमुना को पार करके लोनी के किले 
पर कब्जा कर लिया जो फीरोजाबाद के सामने की तरफ पड़ता था और नदी के 
किनारे अपना कैम्प डाल दिया । फिर चंद सवारों को लेकर वजीराबाद के पास से 
दरिया पार किया और कश्के शिकार तक का चक्कर लगा कर देखभाल करके 


102 


दिल्ली को खोज 


वापस लौट गया । फिर, जहां अब मटकाफ हाउस है उसने उस जगह कहीं अपना पड़ाव 
डाल दिया । इस वक्त अमीर के पास एक लाख हिन्दू कैदी थे जिन्हें वह रास्ते में 
पकड़ कर लाया था । कैदियों को उम्मीद थी कि शायद लड़ाई में अमीर की हार 
हो और वे छूट जाएं, मगर तैमूर जब लड़ाई की तैयारी में लगा तो उसने इस स्यान 
से कि कहीं कैदी दुश्मन से न मिल जाएं, इन सबको कत्ल करवा डाला । पहले 
पन्द्रह वर्ष से ऊपर के कत्ल किए गए । बाद में बाकी बचे हुए भी । इस कत्ल की 
खबर से दिल्ली बाले थर्रा उठे । बादशाह फसीलों के अन्दर दुबक गया । तैमूर का 
लष्कर यमुना के इस पार पड़ा हुया था । उसने कैम्प के चारों भोर खंदक खुदवा 
कर मोर्चाबन्दी करवाई और सामने एक लम्बी कतार भैसों की बंधवा कर खड़ी 
कारखा दी । इधर बाददााह भी बारह हजार सवार और चालीस हजार पंदल मोर माग 
आगे हाथियों की कतार को लेकर निकला । लड़ाई में बादशाह की पराजय हई । 
तातारियों ने भगोड़े लश्कर का पुरानी दिल्ली ( पृथ्वीराज की ) के दरवाजो 
तक पीछा किया जो उस वक्त रात को बिल्कुल खाली पड़ी रहती थी । मोहम्मद 
तुगलक हार कर गजरात की ओर भाग गया । अमीर तैमूर ने अपनी बादशाहत की 
घोषणा कर दी और यहां के बाशिदों से एक बहुत बड़ी रकम तावान की शक्ल में मागी । 
इत्कार करने पर कत्लेआम शुरू हो गया जो पांच दिन तक जारी रहा । इस कदर 
इंसान मार गए कि गलियों में चलने को रास्ता न रहा । घरों को न सिर्फ लटा जाता 
था बल्कि जला भी दिया जाता था । गर्ज शहर में कुछ भी बाकी न छोड़ा । सब 
कुछ तबाह कर दिया । 17 दिसम्बर बुध के दिन तैमूर ईदगाह में गया जो 
मैदान के सामने थी । वहां तीनों शहरों ( दिल्ली, फीरोजाबाद और 
तुगलकाबाद ) के उमरा और भद्र पुरुष जमा किए गए । सबने अधीनता स्वीकार 
की । तब कहीं पीया अटा । शहर के दरवाजों पर तैमूरी झण्डे लहराने लगे । 
दो दिन बाद फीरोजाबाद की मस्जिद मतमर के नाम का खतया पढ़ा गया । माछा 
तमरी वेगमात कसे हजार स्तन देखने गई थीं । वहां लोगों से कुछ कहा-सनी हो गई 
और तीन दिन तक फिर करलेआम जारी रहा । बहुत से हिन्दु जान बचाने के लिए भागे 
और पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में जा छिपे , मगर वहां भी उन्हें न छोड़ा गया , चौथे 
दिन इन सबको कत्ल कर दिया गया । आखिर जब कत्ल बन्द हुआ तो जो लोग 
भाग न सकते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गुलाम बना लिया गया । 
तब तैमर शहर में दाखिल हुआ और फीरोजशाह के अजायबखाने के सारे अच्छ 
अच्छे जानवर ले लिए जिनमें 12 गेडे भी थे । 1398 ई० के आखिरी दिन अमीर 
तमर फीरोजाबाद गया और कोटले की जामा मस्जिद को देखा जो उसे बहुत पसन्द 
पाई । यहां उसे दो सफेद तोते दिए गए जिनकी उम्र कहते हैं 74 वर्ष की थी । ये 
तोते तगलकशाह के जमाने से हर बादशाह को नजर किए जाते थे । तैमर केवल 15 
दिन दिल्ली में ठहरा । ये पन्द्रह दिन प्रलय के थे । उसने इस कदर तबाही मचाई 


पठान काल की दिल्ली 


103 


कि उसका कोई अनुमान नहीं हो सकता । यहां से वह अथाह धन और सामान तथा 
गुलाम कंदो लेकर गया । जहां से भी गुजरा कल तथा लूट मचाता चला गया । जाते 
वक्त खिजरख को हुक्मरान नियत्त कर गया और पंजाब, काबुल होता हुआ समरकन्द 
वापस लौट गया । वह पांच महीने हिन्दुस्तान में ठहरा । 

तैमूर के जाने के पश्चात भी दो महीने तक यहां गदर मचा रहा । आखिर 
नसरतशाह वापस लौटा और लूटे - बसूटे शहर पर कब्जा किया । इकबालखा 
जब एक लड़ाई में मारा गया तो दौलतखां लोदी के कहने पर महमद गद्दी पर बैठा 
लेकिन 1407 ई० में एक वागी और खिजरखां ने सुल्तान महमद को फीरोजाबाद में 
कैद कर लिया और वह बड़ी कठिनाई से छटा । सुल्तान महमद इस प्रकार नाममात्र 
का बीस वर्ष तक बादशाह रहा और जब वह कैथल की तरफ शिकार को गया हुआ 
था तो वहां बीमार पड़ा और वापसी पर 1412 ई० में मृत्यु को प्राप्त हुआ । इसके 
साथ ही खानदाने तुगलक की समाप्ति हो गई । 


खानदाने सादात 

( 1414 ई. से 1451 ई० तक ) 
मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद लोगों ने दौलतखा लोदी को तख्त पर बिठाया 
लेकिन इसके गद्दी पर बैठते ही खिचरखा, जो इससे अधिक शक्तिशाली था , एक 
बड़ी भारी फौज ले आया और सौरी के किले में बादशाह को कैद कर गद्दी पर 
बैठ गया । 

1424 ई० में खिजरखां की दिल्ली में मृत्यु हुई और उसके बेटे और 
जानशीन अब्दुल मुवारकशाह ने अपने बाप की कज पर एक मकबरा बनवाया 
जिसे खिजर की गुम्टी कहते हैं । खिजारखां को यमुना के किनारे भोवला गांव के 
पास दफन किया गया था जो दिल्ली से आठ मील दक्षिण में है । एक चारदीवारी 
के अहाते में , जिसका तीन चौथाई हिस्सा गिर चुका है , एक बहुत साधारण चौकोर । 
कमरा खड़ा है जिसके चारों ओर महराबदार चार दरवाजे हैं । इसके नजदीक हो 
एक गुंबद बना हुआ है । पहली इमारत खिजरखां के मकबरे की बताई जाती है । 


नीला बुर्ज या संपदों का मकबरा 

- यह मकबरानुमा इमारत दिल्ली निजामुद्दीन सड़क के चौक पर बनी हुई है 
जिसके दाएं हाथ सड़क सफदरजंग को जाती है और बाएं हुमायूं के मकबरे को । 


104 


दिल्ली की खोज 


इस पर नीली चीना के टायल लगे हुए है इसलिए यह नीला बुर्ज कहलाता है । यह 
सैयदों के समय ( 1414ई०से 1443ई० ) का माना जाता है । इसमें पुलिस चौकी 
हुआ करती थी । यह एक अठपहलू चबूतरे पर बना हुआ है जो 42 फुट मुरब्बा 

और सवा चार फुट ऊंचा है । चढ़ने को चार सीढ़ी है । इसमें अन्दर-बाहर चीनी 
का काम नीले, सुर्ख, सफेद रंग को फूलपत्तियों में बना हुआ है । यह बहुत कुछ झड़ 
चुका है । मकबरा 31 फुट ऊंचा है । अन्दर कब मिट्टी की है । 


बाहर मब्बारकाबाद अथवा कोटला मुबारकपुर 

जैसा कि ऊपर बताया गया है , मुल्तान मुबारकशाह सानी ने 1432 ई० के 
आखिर में यमुना के किनारे एक नए शहर की बुनियाद डाली । शहर को तामीर को 
देखने वह मुबारकाबाद में दाखिल हुआ लेकिन बजीर ने उसे कत्ल करवा दिया । 
लाश को मुबारकपुर कोटले में लाकर दफन किया गया । इस स्थान को कुतुब रोड 
के कारीब सातवें मील के पास से बाएं हाथ को जाते हैं । अब यह जगह एक बहुत 
बड़ी कालोनी – लोदी कालोनी से मिल गई है । यह मकबरा एक बहुत बड़े 
सहन में बना हुआ है । चारों ओर फसील की तरह का अहाता है । इमारत बहत 
मुन्दर बारे के पत्थर की बनी हुई है । बम्मे बोर पटाव भरे पत्थर के हैं । फसील 
के दरवाजे के करीब एक पतला पटका रंगीन ईटों का है । नीचे संगमरमर की तख्ती 
पर दो चिले हए कंबल के फल है । दरबाजे से थोडी दर पर गंबद को इमारत है । 
मकबरे के चारों ओर चोवीस खम्भे चबूतरे पर खड़े हैं जो खास कारीगरी के बन 
हुए है । गुंबद के ऊपर के भाग में सोलह नंगीन गुलदस्ते बने हुए हैं । मकबरे का 
दरवाजा एक ही है जो दक्षिण की ओर है । गुंबद के नीचे संगमरमर को कन्न बनी 
हुई है । मकबरा असल में मुबारकशाह का कहा जाता है । 


मकबरा सुल्तान मोहम्मदशाह 

सफदरजंग के मकबरे के सामने से जो सड़क निजामीन गई है, उस सड़क 
पर दाएं हाथ सफदरजंग से केवल पांच फलांग पर एक मकबरा बानदाने 
सादात के तीसरे बादशाह मोहम्मदशाह का है । यह गुंबद अठपहलू है । इसका कालस 

ट गया है । गंबद की छत में सोलह ताक है जिनमें चार खुले हए और बाकी बन्द 
है । इस गंबद के पाठ दर है । मोहम्मदशाह की मृत्यु 1445 ई० में खरपर 
मौजे में हई और वहाँ ही उसे दफन किया गया । यह मकबरा मुबारकपुर के मकबरे 
जैसा ही बना हुआ है । 

सीरी के पास ही मजदुम सबजेदार की एक बहुत सुन्दर देखने योग्य मस्जिद 
है जो 1400 ई0 के करीव तामीर हई थी । 


लोदी खानदान 


( 1451 ई. से 1526 ई० ) 
मोहम्मद गोरी से लेकर इब्राहीम लोदी तक सब बादशाह पठान कहलाते 
है लेकिन वास्तव में बेतरक थे । बहलोल लोदी से जिस खानदान की बुनियाद 
पडी , वह बेबाक पठान था । शाहमालम के जाल में राज्य का सारा काम यही 
करता था और असल बादशाह यही समझा जाता था । आखिरकार बादशाह ने 
गद्दी छोड़ दी और 1451 ई० में यह सिहासन पर बैठा । गद्दी पर बैठते ही इसने 
अपने वजीर को कैद कर लिया । जौनपुर का राज्य बदमख्तयार हो गया और उसने 
1451 ई . में , जब कि बहलोल दिल्ली में मौजूद न था , दिल्ली पर घेरा डाल दिया । 
बड़ी कठिनाई से यह घेरा उठा , मगर लड़ाइयां जारी रही । उनसे इसके नाक में 
दम आ गया । तंग पाकर इसने दिल्ली के कुछ जिले अपने बेटे निजामखां के लिए 
रख लिए और बाकी का मुल्क भिन्न-भिन्न सरदारों को बांट दिया । यह 1488 ई . में 
बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुया और अपने बाग में , जो दरगाह चिराग 
दिल्ली के निकट है , एक मकबरे में दफन हमा । 


बाप की सत्य का समाचार पाकर निजामशाह दिल्ली पहुंचा और सिकन्दर 
के लकब से 1488 ई० में गद्दी पर बैठा लेकिन फिर झगडे शरू हो गए । अफगान 
उमरा नहीं चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति , जो सुनार कौम की हिन्दुआनी के घर से पैदा 
हुया हो , बादशाह बने । मुकाबला चचेरे भाई से हुआ मगर वह पराजित हुआ । 
जोनपुर के बादशाह ने फिर करवट ली पोर अपना मल्क वापस लेना चाहा , मगर 
वह भी परास्त हमा । सिकन्दर इन नहाइयों में इतना उलझा रहा कि 1490 ई० 
तक दिल्ली न आ सका । वह तीन महीने यहां ठहरा था कि फिर बदममनी फैल गई 
जिसे दबाने उसे जाना पड़ा । इस प्रकार कई वर्ष बीत गए । प्राखिरकार 1504 ई० में 
उसने दिल्ली से राजधानी उठा देने का इरादा किया । बादशाह ने एक कमेटी विठाई 
जिसने धूम -फिर कर आगरा पसंद किया । चनांचे राजधानी आगरा ले जाई गई । 
मगर इसके दूसरे ही वर्ष 1505 ई० में इतवार के दिन इतना जोर का भूकम्प आया 
कि उसने सारे हिन्दुस्तान और ईरान को हिला दिया । लोगों ने समझा कि प्रलय 

आ गई है । मगर सिकन्दर ने बागरा नहीं छोड़ा बल्कि नए सिरे से उसे आबाद किया । 
सिवदर से लेकर शाहजहां तक के काल में जागरा ही राजधानी रही । लेकिन 
जब तक ताजपोशी की रस्म दिल्ली में अदा न हो जाए, गद्दी पर बैठना पूरा नहीं 
समझा जाता था | आगरे में सिकन्दर के नाम का मौजा, जहां अकबर की कान है , 


106 


दिल्ली को बोज 


उसके नाम से मशहूर है । यहां उसने 1-495 ई० में बारहदरी बनवाई थी । 
28 बरस राज करने के पश्चात उसने नबम्बर 1517 में बागरे में मृत्यु पाई । 
उसकी लाश दिल्ली लाई गई और खैरपुर की चौहद्दी में एक बहुत बड़े मकबरे में दफन 
को गई । कहते हैं यह बादशाह मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था । इसे जहां मन्दिर 
और मूर्ति मिलती थी , तुड़वा देता था । इसने कितनी ही पुरानी इमारतों को दुरुस्त 
करवाया । कुतुब मीनार और फीरोजशाह के मकबरे को उसी ने ठीक करवाया था । 
अपने प्रारम्भिक काल में इसने मोठ की मस्जिद भी बनवाई । 


सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात उमरा ने उसके तीसरे बेटे इब्राहीम लोदी 
को 1517 ई० में गद्दी परबिठाया और जोनपुर का राज्य उसके भाई सुल्तान जलाल 
को दे दिया । इस पर लड़ाई हई । जलाल मारा गया और इब्राहीम ने अपने दूसरे 
भाइयों को कैद कर लिया । इसमें अपने बाप का एक भी गुण नहीं था । गद्दी पर 
बैठने पर इसकी हालत और भी बिगड़ गई । यह बड़ा अभिमानी पौर कोषी था । 
उमरा को चण्टों अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा रखता और हर किसी को तुच्छ 
दृष्टि से देवता । पठान इसको कब सहन कर सकते थे ? नतीजा वह हमा कि 
एक तूफान खड़ा हो गया । कई उमरा मारे गए । हर पठान सरदार अपनी जगह 
तन गया और बागी हो गया । इसी कारण इस खानदान से सल्तनत निकल 
कर मुगलों के हाथों में चली गई । इसने जितने दिन राज किया . गहयुद्ध होता 
रहा । इसके भाई अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली को घेर लिया । भाग्यवश 
वह सफल न हो पाया और उसे घेरा उठाना पड़ा । 


अलाउद्दीन पंजाब की तरफ निकल गया । इस लड़ाई से पहले इब्राहीम ने 
सीरी के बगदादी दरवाजे के सामने बैल की बह तांबे की मति सही करवाई थी जिसे 
वह दक्षिण के हमले से लाया था । दौलतखां लोदी नाम का एक व्यक्ति 
पंजाब का गवर्नर बना हुआ था । वह भी खार खाए बैठा था । उसने काबुल के 
बादशाह को पहले बुलवाया था । बाबर हिन्दुस्तान के हालात सुन कर स्वयं ही 
यहा का राज्य हस्तगत करना चाहता था । अब अलाउद्दीन ने पंजाब पहुंच कर 
बाबर को बलवा भेजा । इशारे की देर थी । बाबर तो तयार ही बैठा था । वह 
तुरन्त सेना लेकर रवाना हो गया । पानीपत्त के मैदान में , जो दिल्ली के उत्तर में 

और कुरुक्षेत्र और तारायन के पुराने लड़ाई के मैदान के करीब है, 21 अप्रैल 
1526 को इब्राहीम और बाबर का मुकाबला हमा जिसमें इब्राहीम मारा 
गया और वहां पानीपत में दफन हमा । इस प्रकार पठानों का राज्य काल समाप्त 
दया । 1193 से ई० 1504 ई० तक पठानों का दिल्ली में राज्य रहा और 22 
वर्ष आगरा में , मगर खात्मा दिल्ली में ही हुआ । 


पठान काल को दिल्ली 


बहलोल लोदी का मकबरा 

यह मकबरा रोशन चिराग दिल्ली को दरगाह के महाते को पश्चिमी दीवार से 
मिले हुए एक बाग के अन्दर बना हया है जो जोष बाग के नाम से मशहर था । इसे 
बहलोल के लड़के सिकन्दर लोदी ने 1488 ई० में बनवाया था और मौजा बघौनी 
से अपने बाप की लाश को लाकर यहां दफन किया था । मकबरा 44 फूट मुरब्बा 
है जिसके तीन ओर दर हैं जिनके बारह खम्भे पाठ फुट ऊंचे और दो फुट मुरब्बा 
लाल पत्थर के बने हुए हैं । महराबों पर बेल बूटे बने हुए हैं । छत जमीन से 
18 फुट ऊंची है । गुबद में लाल पत्थर के चौकों का फर्श है और कन पर नक्काशी 
का काम हुमा है । मकबरे के ऊपर बहुत सुन्दर पांच बजियां चूने की बनी 
हुई है । बादशाह की मत्य इटावे से दिल्ली आते हए रास्ते में कस्बा जलाली में हुई थी जो 
जिला अलीगढ़ में है । लाश को सिकन्दर लोदी दिल्ली लाया था और उसे उपर्युक्त 
मकबरे में दफन किया । जोध बाग का अब पता नहीं रहा । 


मस्जिद मोठ 

यह मस्जिद मुबारकशाह के मकबरे के पास मुबारकपर से एक मील दक्षिण म 
स्थित है जिसे सिकन्दर लोदी ने 1488 ई . में बनवाया था । मस्जिद के पास एक 
बहुत बड़ी बावली भी बनाई गई थी । इसी मस्जिद के नमन पर भरशाह के पराने 
किले में और कुतुब में जमाली मस्जिद बनी । मस्जिद का सदर दरवाजा और उसकी 
हिन्दू तज को महराच बड़ी आलीशान है । यह मस्जिद लोदियों के जमाने की 
इमारतों का एक अच्छा नमूना है । इसका चबत्तरा छः फुट ऊंचा है और इसकी लम्बाई 
चौड़ाई 130 फुट तथा 30 फट है । चबतरे के गंबद की चोटी तक 60 
फुट ऊंची है । इसमें पांच दर है और इधर-उधर दो दर छोटे - छोटे और है 
जिनमें सोड़ियां बनी हुई है । छत पर तीन गुंबद है । इसका नाम मोठ की 
मस्जिद पड़ने की एक कहानी है । कहते हैं किसी को रास्ता चलते मोठ का एक दाना 
पड़ा मिल गया । उसे उठा कर उसने बो दिया । जो दाने निकले वे फिर 
बो दिए गए । चन्द वर्षों में पैदावार से बहत - रुपया जमा हो गया जिससे 
यह मस्जिद बनी । 


लंगरखां का मकबरा 

इसे भी सिकन्दर लोदी के एक अमीर लंगारखा ने मौजा जमींदपुर और 
रायपुर की सीमा पर 1494 ई० में अपने लिए बनवाया था । कमरा , जिसमें 
लंगरखां की कब है , जमीन से छत तक 33 फुट ऊंचा है । इसमें नोन दरवाजे 
है । सारी इमारत चूने - पन्थर की बनी हुई है । 


108 


दिल्ली की खोज 


तिर्जा 

मवारकपुर कोटले को वस्ती से निकलते ही मोठ को मस्जिद के पास पश्चिम 
की ओर कई बुज वन हए हैं । इनमें तीन गंबद छोटेवां, बड़खां और भरेखां के 
हैं । ये लोदियों के काल 1494 ई० के बने हए है । बीच का बुर्ज दूसरे 
दोनों से दुगुना ऊंचा है । तीनों चौकोर है । ( 1 2 गुंबद कालेखां का भी है, जिसमें 
बालेखां दफन है । उसकी मृत्यु 1481 ई० में हुई थी ) । 
दरगाह यूसुफ कत्ताल 

यह दरगाह खिड़की को मस्जिद के पास है । यह 1497 ई . में सिकन्दर 
लोदी के समय में बनाई गई । बर्ज पोर इधर - उधर की जालियां साल पत्थर की है , 
और गुंबद चने का है । गुंबद के हाशिए पर चीनी का काम बना हुआ है । 
एक और चने- पत्थर की मस्जिद है । यूसुफ कत्ताल भी जलालुद्दीन लाहौरी के 
शिष्य थे । 
दोख शहाबुद्दीन ताजखां और सुल्तान अबृसईद के मकबरे 

ये दोनों सिकन्दर लोदी के उमरा थे । ये मकबरे खडेडा गांव में बने हुए 
है । इनका नाम बाग आलम पड़ गया है । मकबरे बहुत खूबसूरत बने हुए है । 
राजाओं की बाबली और मस्जिद 

तब साहब की लाट के करीब दक्षिण - पश्चिम में ऊषमस्खा के मकबरे के 
दक्षिण में एकः मालीशान मकान है जिसे सिकन्दर लोदी के एक अमीर दौलतखा 
ने 1516 ई० में बनवाया था । मकान चूने और पत्थर का बना हुया है, मगर 
निहायत आलीशान है । यहां ही एक बावली निहायत खूबसूरत बनी हुई है । 
बावली के उत्तर में 66 सीढ़ियां हैं जो पानी तक चली गई है । पास में ही एक 
मस्जिद है । चूंकि इसमें राजा रहा करते थे , इसका नाम राजाओं की बावली 
पड़ गया । 
सिकन्दर लोदी का मकबरा, बावली और मस्जिद 

मोजा बंपर के पास सफदरजंग के मकबरे से कोई पांच मील के अन्तर पर 
एक पुराने पुल के पास सिकन्दर शाह लोदी का मकबरा है जिसे शायद इब्राहीम लोदी 
ने बनवाया था । बादशाह की मृत्यु 1517 ई० में आगरे में हुई और लामा को बहां 
से दिल्ली लाकर दफन किया गया । मकबरे का गंबद चिराग दिल्ली के मकबरे 
की तरह एक अहाते में बना हुआ है । यहएक गहरे डालवा किनारे पर स्थित है जिस 
पर सात दरों का पल बांध दिया गया है । उस पर से जो सड़क जाती थी बह 
फोरोजाबाद को सीरी और पुरानी दिल्ली से मिलाती थी । कब्र के सिरहाने जो 


पठान काल की बिल्ली 


109 


चिरागदान का खम्भा है, वह जैनियों के मन्दिर का स्तम्भ था । कजगच की बनी 
हुई है । गुंबद के अन्दर तमाम चीनी काम किया हुआ था । गुम्बद की ऊंचाई 24 
फुट है । ऊपर जाने को जोना है । मुंबद के पास ही एफ बहत बड़ी बावली बनी 
हुई है । पहले यहां महाते में बाग भी लगा हा होगा । साथ में एका 
मस्जिद भी थी । 


पंच बुर्जा 

बचनपर अथवा जमरुंदपुर गांव, जो दिल्ली से करीब छः मौल दक्षिण में 
लेडी श्रीराम कालेज के सामने है, जमदखां को बतौर जागीर के दिया गया 
या । बाद में इसका नाम जमरंदपुर पड़ा । इस गांव में जमदसा के 
खानदान बालों की बने है और शायद उनमें से पांच सर्वश्रेष्ठ इन पांच 
बुजों में दफन किए गए हों । गुबद लोदी काल के बने हुए हैं और शायद सिकन्दर 
लोदी के समय में 1488 ई० बने हों । 


पहला गबद गांव में घसने के साथ 40 मुरब्बा फट के अहाते में है जिसकी 
दीवारें 11 फुट ऊंची है । आगे की दीवार में सीढ़ियां लगी है जिनके द्वारा एक 
दरवाजे में दाखिल होकर सहन में पहुंचते है । दरवाजा 12 फुट चौड़ा और 15 फुट 
लम्बा है । पहाते की पुत्त की दीवार गिर चुकी है । मकबरा दो फुट ऊंचे 
चबूतरे पर बना हमा है और यह मुंबदनुमा है जो 12 स्तम्भों पर खड़ा है । इसी 
प्रकार अन्य चारों गुंबदों की व्यवस्था है । 


बस्ती बाबरी या बस्ती को बावली। 

स्वाजा सरा बस्तीखा एक मखास था और सिमान्दर लोदी के समय में 
एक विशेष व्यक्ति माना जाता था । उसने निजामुद्दीन के पास में एक खूब लम्बा 
चौड़ा महाता घेर कर एक बड़ा गबददार दरवाजा, एक मस्जिद और एक बावली . 
बनवाई जो सम्भवतः 1488 ई० में बने । अब तो सब कुछ खण्डहर बन चुका है । 
बावली भी सख गई है जो शायद 112 फट लम्बी और 31 फुट चौड़ी रही हो । 
बाबली की दीवारों में जो कमरे बने थे , वे सब खत्म हो चुके है । केवल चार रह 
गए हैं । उत्तर और दक्षिण में बाबलो की दीवारें 15 फुट ऊंची थीं । 

बावली के पश्चिम में बस्तीखां की मस्जिद है जो 13 फुट चौड़ी 57 फुट लम्बी 
और 34 फुट ऊंचा है। दरवाजा पत्थर- चूने का है । यह 35 मुरब्बा फुट है । 

दरवाजे के पूर्व में बस्तीखों का मकबरा है । यह 49 फुट मरब्बा है और 
151 फट ऊंचा है । अब तो यह मकबरा महज़ चूने- मट्टी का ढेर है । 


- 110 


बिल्ली की खोज 


इमाम जामित उर्फ इमाम मुहम्मद आली का साकचरा 

इस मकबरे को हसन भाई का मीनार भी कहते हैं । यह किस्तान से सिकन्दर 
लोदी के समय में दिल्ली आए योर मस्जिद कुन्वतुल इस्लाम में इनको कोई खास 
स्थान हकमत्त की तरफ से मिला हुआ था । उन्होंने अपना मकबरा अपने जीवन 
काल में ही बनवाया और मृत्यु के बाद वह उसमें दफन किए गए । यह अच्छी हालत 
में है और कुतब मीनार के दक्षिण -पूर्व में मलाई दरवाजे से दस गज के फासले 
पर है । यह 24 फुट मरब्बा है और जमीन से बर्जी तक54 फट ऊंचा है । 
चारों ओर की दीवारों में से तीन और ज्याली लगी है । दरवाजा दक्षिण 
की ओर है जिसका चौखटा संगमरमर का है । पर्दलाल पत्थर के हैं जो बारह 
स्तम्भों पर खड़े हैं । खम्भों पर नक्काशी का काम किया हुआ है । कब 7 फुट लम्बी 
- 4 फट चौड़ी और डेढ़ फुट ऊंची संगमरमर की बनी हुई है । इसकी बनावट बिल्कुल 
सादी है । कल के सिरहाने की ओर दीप स्तम्भकोई2 फट ऊंचा है । दरवाजे पर एक 
लेख दिया हुआ है । 
मस्जिद खरपुर 

यह मस्जिद लोदी - काल की बनी मालम होती हैं और उस काल को सर्वश्रेष्ठ 
मस्जिदों में से है । इसमें पांच दर है । बीच वाला औरों से अधिक चौड़ा और 
मुरस्ता है । छत पर तीन गुम्बद हैं । प्लास्टर में पच्चीकारी का काम बनाया गमा हे । 
इसमें कुरान की आयते लिखी हुई है । यह अताई दरवाजे के किस्म की बनी हुई है । 
इसमें चनाकारी का काम है । दाखिल होने से पहले इसमें एक आलोगान गुंबद है जो 
अन्दर से 41 मुरब्बा फूट है और बाहर से 45 फट है । गंबद के चार दरवाजे है । 
अन्दर जाने का द्वार उत्तर की ओर है । दूसरा मस्जिद में जाने वाले सहन का है । दो 
बन्द है । ऊपर 16 माले बने हैं जिनमें चार खुले हैं । गुंबद की छत पर जाने 
के लिए जाना है । जिसमें 37 सीढ़ियां हैं । मुंबद की ऊंचाई 55 फट है । 


पठानकालकीयादगार 


नामइमारत 


फालतामीर 


बनानेवालोंकानाम 


स्थानजहांबनीहुईहै 


पठान कास को दिल्ली 


गलाममानवानकीयादगार 1.मस्जिदकुब्बतलइस्लामयाआदीना1193-98कुतुबुद्दीनऐबक(पांचदरवाजे)दिल्लीसे11मीलदक्षिण याजामामस्जिद(मुसलमानोंकी 

पश्चिममेंकुतुबमीनारकेपास पहलीदिल्लीमें) 

1220शमसुद्दीनअल्तमश(छःदरवाजे) 

1300अलाउद्दीनखिलजी(दोदरवाजे) 2.कुतुबमीनार 

1200कुतुबुद्दीनऐबक(1खंड) 

(पृथ्वीराजकानामभीलियाजाता 

हैकिपहलाखंडउसनेबनवायाथा) 1220सामसुद्दीनअल्तमश(दूसरा,तीसराऔरचौथाखंड) 1368फीरोजशाहतुगलक(पांचवां 

पौरबठाखंड) 


पठानकालकीयादगारे(क्रमशः) 


112 


3.फरसेसफेद 4.हौजशामसी 


SO2I GZZI 


अबनहींरहा महरौलीमेंदिल्लीसे12मील 


कुतुबुद्दीनऐबक शमसुद्दीनअल्तमा (1311मेंअलाउद्दीननेइसमेंएक बुर्जीबनवाई) 

शमसुद्दीनअल्तममा 


07I 
OEZI 


! 


6.कुश्केसन्न 7.चबूतरानासिरी 

1230 8.मकबरामुल्तानगौरी(मृत्यु1231 

1228ई०)(भारतमेंपहला 

मुस्लिममनावरा) 9.दरगाहतथामस्जिदहजरत1235 

कुतबुद्दीनकाकी 10,मकबरापस्तममा 

1236 


मचनहींरहा 
पब 
नहीं 
रहा अबनहींरहा मलिकपुरगांवमेंमहरौलीसेसाढ़े 

तीनमीलनजफगढ़रोडपर बाएंहाथमहरौलीमेंदिल्ली से11मील 


दिल्ली की खोज 


इसके 
बारे 
में 
निश्चित 
रूप 
से 
नहीं 
कहा 
मस्जिद 
कुव्वतलाइस्लाम 
के 
उत्तरी 
कोने 

जा 
सकता 
कि 
यह 
मकबरा 
मल्तमश काहीहै,क्योंकिफतहाते-फीरोज शाहीमेंजोअल्तमशाकेमकचरेका हाललिखाहै,वहइससेभिन्नहै। इरापरकहींभीकोईलेखनहींहै। 


11.मकबराकक्नुद्दीनफोरोजशाह1238-40 12,मकबरारजियाबेगम 

1240 13.दरगाहतुर्कमानशाह 

1240 
14 
. 
मकबरा 
मईउद्दीन 
बहरामशाह 
1242 


सरसैयदनेलिखाहैकिसम्भवतः 
इसे 
रजिया 
ने 
बनवाया 
हो 
। रजियाबेगम 

मलिकपुरगांवमेंगारीकेमकबरेकेसाथ 
मईजद्दीन 
बहरामशाह 

दिलीमेंतुर्कमानदरवाजोंकेअन्दर नामालूम अलाउद्दीनमसऊदशाह 

मलिकपुरगांवमेंगोरीकेमकबरे 

केसाथ 
गयासुद्दीन 
बलबन 

अबनहींरहा 


15 
. 
फुश्के 
लाल 
( 
इसमें 
अलाउद्दीन 
1265 

खिलजी 
दफन 
किया 
गया 
) 
16 
. 
किला 
मर्गजन 
या 
दारुल 
अमन 
1268 
17 
. 
मकबरा 
गयासुद्दीन 
बलबन 
1284 
- 
86 
18 
. 
किलोखड़ी 
या 
नया 
शहर 
( 
मसल 
- 
1286 

मानोंकीदूसरीदिल्ली) खिलजीखानवानकीयादगार 19.करकेलाल 

1269 20.हौजमलाईयाहौजखास 1295 


कुतुबमीनारकेपास कतबमीनारकेपास 
दिल्ली 
से 
पांच 
मील 
जहां 
हमाय कामकबराहै।अबनहींरहा 


पठान काल को बिल्लो 


जलालुद्दीनखिलजी 

अबनहींरहा 
अलाउद्दीन 
खिलजी 
( 
ईa 
1 
354 
में 
दिल्ली 
कुतुब 
रोड 
पर 
सफदरजंग 
के 
फीरोजशाह 
तुगलक 
ने 
मरम्मत 
- 
मकबरे 
से 
2 
मील 
दक्षिण 
कारवाई 
। 
ई० 
1352 
में 
इसके 
किनारे 
पश्चिम 
में 
। 
इसी 
में 
यसफ 
जमाल 
मदरसा 
बनवाया 
। 
उसका 
मकबरा 
का 
मकबरा 
भी 
है 
। 
ई० 
1389 
में 
यहां 
ही 
बना 
। 


पठानकालकीयादगारें(क्रमशः) 


दिल्लीसे9मीलकुतुबरोडपरबाएं 

हाथशाहपुरगांवमें 


कुतुबमीनारकेपास कुतुबमीनारसे400गजउत्तरमें कुतुबमीनारसेपश्चिममें 


बिल्ली की बोच 


21.सीरीयाप्रलाईदिल्ली(मुसल-1303पलाउद्दीनखिलजी 

मानोंकीतीसरीदिल्ली) 22.कसेहजारस्तून 

1303 23.मलाईदरवाजा 

-1310 24.पधूरीलाट 

1311 25.मकबराअलाउद्दीन1315-16कुतुबुद्दीनमुबारकशाह तुगलकखानदानकीयादगारे 26.शहरतथाकिलातुगलकाबाद1921-23गयासुद्दीनवकीलवमोहम्मदतुगलक 

(मुसलमानोंकीचौथीदिल्ली) 27.मकबरागयासुद्दीनतुगलकशाह1321-25मोहम्मदआदिलतुगलकशाह(इसकी 

काभीइसीमयाबरेमेंहै) 28.बावलीहजरतनिजामुद्दीन1321हजरतनिजामुद्दीन 

ओलिया 


कुतुबसेपांचमीलबाएंहाथबदरपुर 

रोडपर 


दिल्लीसेपांचमीननिजामीनकी 


29.दरगाहनिजामुद्दीनमौलिया.1324 


जियाउद्दीनतुगलकशाह 


दिल्ली 
से 
5 
मील 
मकबरा 
हमाय 

सफदरजंगरोडपर निजामुद्दीनकीदरगाहमें 


30.मकबराअमीरखुसरों 


1325 


31.सतपुला 


,1326 


मोहम्मदतुगलक 


32आदिलाबाद 


औरकसेहजार1327 


स्तून 


33.जहाँपनाह(मुसलमानोंकी1327 

पांचवींदिल्ली) 34.लालगुंबद(मकबराकबीरुद्दीन1330 

पौलिया) 35,शहरफीरोजाबाद(मुसलमानों1354-74फीरोजशाहतुगलक 

कीछठीदिल्ली) 


महरौली-बदरपुररोडपरबाएंहाथ 

खिड़कीगांवकेपास महरौलीसेपांचमीलदाएंहाथबदरपुर 

रोडपर सीरीकेसाथदिल्ली-कुतुबरोडपर 

बाएंहाथ दिल्ली-कुतुबरोडपरबाएंहाथ 

सीरीऔरखिडकीगांवकेबीच दिल्लीदरवाजेसेकरीब400गजबाएं हाथ(शहरफीरोजाबादवजीराबाद तकफैलाहमाथा) हौजखासमें कालकाजीसेजातेहुएचिरागदिल्ली 

के 
साथ निजामुद्दीनकीदरगाहमें 


पठान काल को बिल्ली 


= 


36.मदरसाफीरोजशाह 37.दरगाहसलाउद्दीन 


1352 1353 


38जमाअतखानायानिजामुद्दीन1353 


पठानकालकीयादगारे(क्रमशः) 


116 


39.कोटलेकीजामामस्जिद 


1354 


फीरोजशाहतुगलक 


दिल्लीदरवाजेकेबाहरफोटलेमें मोलानाअाजादमेडिकलकालेजके 


40.कुश्कफीरोजशाहयाफीरोज-1354 

शाहकाकोटला(किलातथा 


दिल्लीदरवाजेकेबाहरकोटलेमें 

पहाड़ीपरदिल्लीसे2मील 


41.कृषकेशिकारयाजहानुमा,1354 42,चौबुर्जी 

1354 43.पीरगच 

1354 44.(कृषकेअनवरअथबामहदियां)1951 45,बूलीभटियारीकामहल 1354 


बिल्ली की खोज 


पुरानेजेलकेपासथा।अबकनिस्तानहै करोलबागजातेहुएबाएंहायपहाड़ी 


बूमलीखो 


पर 


46 
. 
विजयमंडल 
या 
जहानमा 


1355 


फीरोजशाहतुगलक 


47.अशोककीलाट 

1356 
48 
. 
अशोक 
की 
लाट 
नं 
. 
2 
, 
1356 49.दरगाहहजरतरोशनचिराग1356 

दिल्ली 


कालीसरापऔरबेगमपुरकेबीच 

कुतुबसाहबकीसड़कपरबाएंहाथ दिल्लीदरवाजेकेबाहरकोटलेमें 

पहाड़ीपरदिल्लीसेदोमील कालकाजीसे2मीलमालवीयनगर 

जाते 
हुए 


50,मकबरामगाहमालमफकीर 


1365-90 


51.संजारमस्जिद 

1372 52.कदमशरीफयामकबराफतहखां1374 53.कलामस्जिद 

1387 54.मस्जिदबेगमपुर 

1387 


फीरोजशाह खांजहां 


तिमारपुररोडसेचंद्रावलवाटरवर्कस 

केरास्तेमेंदिल्लीसे3मील निजामुद्दीनकीदरगाहकेनिकट पहाड़गंजदिल्लीमेंबूचड़खानेकेपास तुर्कमानगेटकेपन्दर बेगमपुरगांव(सफदरजंग)मकबरेसे 

2मीलदक्षिणमेंकुतुबजाते 

हएसड़कके।मीलपूर्वमें बेगमपुरसेडेढ़मीलदक्षिणपूर्वमें 


बांजहाँ नासिकद्दीनतुगलक 


होजखासपर सीरीसे370गजपश्चिममें 


पठान काल को दिल्ली 


55.मस्जिदकालीसराय 

1387 56.मस्जिदखिड़की 

1387 57.मकबराफीरोजशाह 

1389 58.मखदूमसम्बावर 

-1400 खानदानेसादातकीयादगार 59,नीलाबुर्जयासँयोंकामकबरा1414-43 60.खिजराबाद(मुसलमानोंकी1418 

सातवीदिल्ली) 61,मकबराखिजरखां(खिजरकी1424 

गुमटी) 62.शहरमुबारकाबादकोटलामुबारक1432 

पुर(मुसलमानोंकीआठवीदिल्ली) 63.मकबरामुबारकशाह 

1433 


हमायेकेमकबरेकेचौराहेपर मोखलेकेपास।पबपतानहींरहा 


खिजरखा 


गोखलेकेपासदिल्लीसेपाठमील 


लोदीकालोनीकेपास।दिल्लीसे6मील 


मोहम्मदशाह 


कोटलामुबारकपुरमेंअन्दरजाकर। 


पठानकालकीयादगार(क्रम 


1445 


पलाउद्दीनपालमशाह 


सफदरजंगमकबरेकेसामनेवालीसड़क 

परलोदीबागमें 


64.मकबरासुल्तानमोहम्मदशाह लोबीकालकीपाचगार 65.मकबराबहलोललोदी 66.मस्जिदमोठ 


1488 1488 


सिकन्दरलोदी बजीरमियामोइमा 


जमदखा बस्तीखास्वाजासरा 


मुबारकपुरसे1मीलदक्षिणमें 

मेडिकलइंस्टीट्यूटकीपुश्तपर जमुरुंदपुरगांवमेंदिल्लीसे6मीलदक्षिण 

मेंनिजामुद्दीनकेपास कुतुबमीनारकेदक्षिणमेंप्रलाई 

दरवाजेसेदसगजकेअन्तरपर जमकंदपुरऔररायपुरकीसीमापर मुबारकपुरकोटलेकेपास खिड़कीमस्जिदकेपास।खड़ेडागांवमें 


67.पचबुर्ज 

1488 68.बस्तीबावरीयामकबराऔर1488 

बावलीबस्तीखा 69.मकबराइमामजामिनउर्फ1488 

इमाममोहम्मद 70.मकबरालंगरखा.. 

1494 71.तिबुर्जामकबरे 

.1494 72.दरगाहयमुफकत्ताल 

1497 73.मकबरेबोखशहाबुद्दीनताजवा1516 

पौरसुल्तानअबूसईद 74.राजामोंकीबावलीऔरमस्जिद1516 


दिल्ली की खोज 


छोटेखां,बड़ेखा,भरेखां,कालेखां यूसुफकत्ताल 


दौलतखा 


मुत्तुबसाहबकीलाटकेकरीबऊषम 

खांकेमकबरेकेदक्षिणमें नोदीरोडपरसफदरजंगसेजातेहए लोदीबागमें 


75.मकबरासिकन्दरलोदीपौरबावली1517बाहीमलोदी 76.मस्जिदबरपुरवमकबरे 

1523नामानम 


3. मुस्लिम काल की दिल्ली 
( मुगल काल : 1526- 1857 ई० ) 


जैसा कि देखने में आता रहा है, अल्तमश के समय से इब्राहीम लोदी के जमाने 
तक मुगलों के दांत लगातार हिन्दुस्तान पर रहे । वे बराबर इस मुल्क पर हमले 
करते रहे , मगर यहां वे लूटमार मचाने ही आते घे, राज्य कायम करने नहीं । 
उनका उद्देश्य धन संचय करना था । अमीर तैमूर ने महमूदशाह को पराजित करके 
दिल्ली पर कब्जा कर लिया , मगर वह भी चंद महीने यहाँ ठहर कर मोर मुल्क 
को खस्ता हालत में छोड़ कर चलता बना । आखिर में लोदियों ने हालात पर कब्जा 
पाने की कोशिश की , मगर वे अपने मापसी घरेलू बागड़ों में ऐसे फंसे कि उनमें 
से एक ने बाबर को अपनी मदद के लिए बुला भेजा । बाबर ने इलाहीम 
को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया । इस प्रकार पठानों की सल्तनत 
का अन्त हुना । मुगलों को भी शुरू- शुरू में बहुत परेशानियां उठानी पड़ों । मगर 
इस बार वे हकमत करने के स्याल से ही आए थे । इसलिए वे सब कठिनाइयों को 
पार करके अन्त में विजयी हुए और 1857 ई० तक बराबर मुगल खानदान दिल्ली की 
बादशाहत करता रहा , जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुरशाह अंग्रेजों का 
कंदी बना और ब्रिटिश हकूमत कायम हुई । 


मुगलों का पहला बादशाह - बाबर ( 1526 - 30 ई० ) 

इब्राहीम लोदी पर विजय पाकर बाबर 1526 ई० में दिल्ली के तख्त पर 
बैठा, मगर यहां चन्द रोज ठहर कर मागरे चला गया और वहां से फिर दिल्ली 
नहीं पाया । उसकी मृत्यु सम्भल मकाम पर 1530 ई० में हो गई । दिल्ली में 
उसने अपनी कोई यादगार नहीं छोड़ी । 


हुमायूं (1530 - 56 ई० ) 
1530ई. से 1540 ई . तक हुमायूंहिन्दुस्तान में रहा । यह शुरू में तो . 
पृथ्वीराज की दिल्ली में रहता रहा , मगर बाद में पुराने किले में इसने दीनपनाह 
बनानी शुरू की । पुराने किले का विवरण इस प्रकार है । 

बीनपनाह ( पुराना किल्ला ) - पुराना किला किसने बनवाया , इसके बारे में भिन्न 
भिन्न मत है । कुछ का तो कहना है कि मौजूदा किला हुमायूंने बनवाया , कुछ का कहना 
है कि महाराजा अनंगपाल ने संबत 440 विक्रम में इसे बनवाया और इंदरपत नाम 


120 


बिल्ली की खोज 


रखा । यह भी कहा जाता है कि इसके बनवाए किले का नामोनिशान बाकी नहीं 
रहा । शायद हुमायू के समय तक कुछ निशान बाकी रहा हो । कुछ एक का कहना 
है कि यह किला पांडवों का इंद्रप्रस्थ ही है जिसका बिगड़ कर इंदरपत नाम पड़ा 
मौर जिसका नाम पुराना किला चला आ रहा है । हुमायू ने उसी पुराने किले की 
महज मरम्मत करवा कर इसका नाम दीनपनाह रख दिया था , मगर सिबा चंद 
मुसलमानों के और सब इसे इंदरपत या पुराना किला ही कहते आए है और इसमें 
मुसलमानों के जमाने की इमारतों को छोड़कर बाकी की इमारतें पांडवों के समय 
की है । अधिकतर राय यह है कि किले की दीवारें और दरवाजे तो हुमाय ने बनवाए 
और अन्दर की इमारतें शेरशाह सूरी के समय में बनी जो पठान कारीगरी की 
परिचायक है । किला पांडवों के काल का होने के प्रमाण में बह यह कहते हैं 
कि किले में जो मस्जिद है वह 172 फुट लम्बी, 56 फुट चौड़ी और 52 फुट ऊंची 
है । उसके पांच दर है । इसको यदि गौर से देखें तो प्रतीत होगा कि यह मंदिर था । 
मस्जिद के ठीक दक्षिण में एक अठपहल इमारत शेरमंडल के नाम की है । वह 
मंदिर के सम्बन्ध की वेदी रही होगी क्योंकि ( 1 ) बह मंदिर के दक्षिण में है . 
( 2 ) यह काफी ऊंची है, फिर भी बुनियादें बहुत पक्की नहीं है, ( 3 ) यद्यपि 
इसके दरवाजे चार दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में पांच में जो पांडवों के नाम पर 
थे, ( 4) इस स्थान के मध्य में सहन नहीं है, क्योंकि हवन-कुड में सहन की जरूरत 
नहीं होती , ( 5 ) इसका ऊपर का भाग घनां निकलने के लिए खला रखा गया था 
जो बाद में बंद कर दिया गया है । सम्भव है कि इस स्थान का नाम सूर्यमंडल रहा 
हो क्योंकि पांडव सूर्य भगवान की आराधना किया करते थे । सुरज का मंदिर होता 
भी अठपहलू है । इस बात का प्रमाण एक यह भी है कि घोड़ा सुरज की 
सवारी है । हर देवता का अपना वाहन होता है - शिव का नंदी, देवी का बोर 
इसी प्रकार सूरज का घोड़ा । दरवाजे पर दोनों तरफ एक -एक सफेद घोड़ा बना 
है । मुमकिन है पहले सात घोड़े कहीं न कहीं बने हों । मगर मस्जिद के मंदिर होने 

और गरमंडल होने का कोई खास प्रमाण नहीं है । यह केवल अनुमान है । इस 
किले की बाबत अधिकतर राय तो यही है कि इसे हुमायूं ने बनवाया । हुमायूं नाम 
म इस किले के सम्बन्ध में यूं लिखा है - " इस बादशाह के कारनामों में दीनपनाह का 
तामीर करवाना भी था । पहले उसने अपने विद्वान साथियों से सलाह की और 
दिल्ली शहर के नजदीक एक शहर बसाने का निश्चय किया जिसका नाम दीन 
पनाह रखा गया । सबने इससे इतफाक किपा मोर एक ने कहा , शाह बादशाह 
दीनपनाह जिसकी तारीख 1533f० निकलती है , और इस साल में यदि 
नगर बन जाए ये बहुत शुभ होगा । ग्वालियर से बादशाह आगरे चला गया 
वहां से दिल्ली आया और शुभ महतं देख कर ममना नदी के किनारे ( जहां मौजूदा 
किला है ) शहर से कोई तीन कोस पर दीनपनाह की बुनियाद डालने के लिए 


मुगल काल की दिल्ली 


स्थान चुना गया । मोहरम महीने के मध्य में 1533 ई० को उस शुभ घड़ी में 
जिसे नजूमियों ने बताया हुया था , तमाम दरबारी बादशाह के साथ उस स्थान पर 
गए और ईश्वर से प्रार्थना की । सर्वप्रथम बादशाह ने खुद अपने पवित्र हाथ से 
बनियाद रखने के लिए एक ईट रखी और फिर उन सब उमराणों ने एक - एक 
पत्थर जमीन पर रखा । उसी दिन बादशाह के महल में भी उसी महत में काम 
शुरू हो गया । दस महीने के अन्दर इसकी फसील , बर्ज , दरवाजे और दीगर इमारत 
बन कर खड़ी हो गई । यह सब काम इतने कम समय में हो गया , इसका कारण 
यह बताया जाता है कि किले के अन्दर पहले के मकान मौजद होंगे जिनको तोडकर 
किला तामीर हुमा । किला तीन फरलांग लम्बा और डेड फरलांग चौड़ा है । लम्बाई 
पूर्व से पश्चिम को है । तीन दरवाजे है - उत्तर और दक्षिण के दरवाजे बहुत काल 
तक बंद रहे । उत्तरी द्वार को तलाकी दरवाजा कहते थे । इसका कारण यह बताते 
है कि एक बार इस हार से फौज लड़ने गई और यह प्रतिज्ञा ली कि क्लिा विजय 
प्राप्त किए इस हार से नहीं घसेंगे । विजय हो न सकी और द्वार बंद पड़ा रहा, मगर 
यह किस राजा के समय में बंद हुमा इसका पता नहीं चलता । पश्चिमी द्वार सदर 
द्वार है । उसी से ग्रामदो - रपत होती है । तीन खिड़कियां है - दो नदी की पोर 

और तीसरी किले को पश्चिमी दीवार में । शहर के चारों कोनों पर चार बुर्ज थे । 
कुल बुर्ज सात थे । नदी की पोर की चारदीवारी का ऊपरी भाग टूट गया है । समस्त 
फसील सारे के पत्थर से बनी हुई है । 

इंदरपत उन पांच गांवों में से एक गिना जाता है जो पांडवों ने कौरवों से 
मांगे थे । बाकी चार घे ( 1 ) तिलपत, मथुरा रोड पर बदरपुर से आगे ( 2 ) सोनीपत 
( 3 ) पानीपत , करनाल के रास्ते में , पौर ( 4 ) बागपत जिसका नाम बाघपत था , 
( शाहदरे से होकर तहसील गाजियाबाद में छोटी लाइन पर ) । यह भी कहते 
हैं कि ये सब गांव किसी जमाने में यमना के पश्चिमी किनारे पर थे और बाद में 
यमुना का रास्ता बदल गया । 

इंदरपत गांव अथवा दीनपनाह के लिए कहा जाता है कि एक बार यह चारों ओर 
से पानी से घिर गया था और इसके पश्चिमी दरबाजे के सामने एक पुल है जिसकी 
दृट्टी महराबें अब भी मौजुद हैं । नदी अपने पुराने किनारे से बहुत दूर हट गई है 
मोर अब पराने किले तथा दरिया के बीच की जमीन पर काक्त होती है । दरिया 
की तरफ की दीवारें बहुत कुछ खराब हो चुकी है । यदि यह मान लिया जाए 
कि किले की दीवार का हर एक बुर्ज एक पैबीलियन से घिरा हुआ था तो वे सब 
गायब हो चके हैं । जो दरवाजों पर हैं उनका जिक आ चुका है । अब से पचास वर्ष 
पहले तक इस किले में इंदरपत नाम का एक गांव आबाद था और यहां खेती हुमा 
करती थी । तब पुरानी इमारतों में से केवल मशहूर जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद 


बिल्ली की खोज 


किला कोहनाह भी कहते चे, पौर शेरमंडल का बुर्ज ही बाकी था । हुमायू के महल 
का कोई निशान तक बाकी नहीं था । पुराने जमाने का यहां एक छोटा - सा 
कुन्ती का मंदिर बना हमा है । मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है जिसमें दो 
मुल है. कहते हैं एक कुन्ती का है और दूसरा माद्री का । यह खुदाई में से मिली थी । 
दिल्ली राजधानी बनने के पश्चात इंदरपत गांव यहां से उठा दिया गया भोर किले 
को सुरक्षित स्थान मान लिया गया । इसका तलाकी दरवाजा भो खोल दिया गया । 
1947 ई . के साम्प्रदायिक बलवे में यहां मुसलमानों को कैम्प में रखा गया था जिन्हें 
देखने 13 सितम्बर , 1947 को गांधी जी अन्दर गए थे । मुसलमानों के पाकिस्तान 
चले जाने के बाद यहां शरणाधियों के लिए एक बस्ती बना कर इसे माबाद कर 
दिया गया था । पिछले दिनों अभी इसमें खुदाई हुई थी और पुरानी वस्तुएं निकली 
थी । अब इस किले को चिड़ियाघर में शामिल कर लिया गया है जो सुन्दर नगर की 
पुक्त पर बना है । 

पुराना किला अथवा दीनपनाह मुसलमानों की नवी दिल्ली श्री । इससे 
पहले भाठ दिल्लियां पठान खानदान वाले बसा चुके थे । 
नमालो फमाली को मस्जिद और मकबरा ( 1528 ई० से 1535 ई० ) 

जमाली का नाम शेख फजल उल्लाह था । इन्हें जलालसा और जलाली भी 
कहते थे । यह एक बड़े सैलानी, साहित्यकार और कवि हुए है जिन्हें बादशाह 
ने बड़ा सम्मानित पद दिया था । यह दिल्ली के चार बादशाहों के प्रिय रह । 
सिकन्दर लोदी के काल में इनकी त्याति सर्वोच्च बी मोर जब इमाय के जमाने 
में इनकी मृत्यु हुई तब भी इनका बड़ा सम्मान था । धर्म- सभाओं में इनकी शास्त्रार्थ 
शक्ति और वाक्-पटुता के सब कायल ये और विद्वानों को भी इनकी बात 
माननी पड़ती थी । 1528 ई० में इन्होंने कुतव साहब के पुराने गांव 
में एक मस्जिद और एक कमरा बनवाया । गांव के खंडहर तो अब तक पड़े दिखाई 
देते है । जमाली हुमायूं के साथ गुजरात गए थे जहां 1535 ई० में इनकी 
मृत्यु हो गई । इनके शव को दिल्ली लाया गया और उसी कमरे में , जहां मह 
रहा करते थे, दफन किया गया । 

जमाली की मस्जिद का नमूना मोठ की मस्जिद से हबह मिलता है । केवल 
इतना अन्तर है कि इनकी मस्जिद का एक गुंबद है, मोठ की मस्जिद के तीन है । 
जमाली की मस्जिद का गुंबद लोदी खानदान के उत्तरी काल के नमूने का है । इमारत 
130 फट लम्बी और 37 फट चौडी है । फर्श से छत तक ऊंचाई 32 फट मोर 
छत से गुंबद की चोटी तक 10 फुट है । दीवारों और महराबों पर जगह- जगह 
खुदाई का काम किया हुआ है । 


मगत काल की बिल्ली 


शेरगढ़ अथवा शेरशाह की दिल्ली ( 1540 ई० ) 
कहा जाता है कि शेरशाह ने दीनपनाह के किले को मजबूत किया मोर शेरगड़ 
इसका नाम रखा । लेकिन तारीखे खा जहां में कहा गया है कि हमाय के मकबरे की 
चारदीवारी सलीमशाह ने बनवाई जो शेरशाह का लड़का था । उसने सलीमगढ़ की 
इमारतें पूरी करवा कर फिर से बनवाई या उनकी मरम्मत करवाई । शेरगढ़ उस 
बाहर का किला था जिसे शेरशाह ने इंद्रप्रस्थ के वीराने के एक हिस्से पर बनवाया था 
मोर असें तक वह शेरशाह की दिल्ली कहलाती रही । यह मुसलमानों की 10वीं 
दिल्ली बी । तारीखे शेरशाही में लिखा है कि दिल्ली शहर की पहली राजधानी 
यमुना से फासले पर थी जिसे बोरशाह ने तुड़वा कर फिर से यमुना के किनारे पर 
बनवाया और उस शहर में दो किले बनाने का हुक्म दिया - छोटा किला गवर्नर के 
रहने को और दूसरा तमाम शहर की रक्षा के लिए चारदीवारी के रूप में । गवर्नर 
के किले में उसने एक मस्जिद बनवाई , लेकिन शहर की चारदीवारी पूरी होने से 
पूर्व ही योरशाह मर गया । इससे यह साफ जाहिर है कि सलीमशाह ने इस चार 
दीवारी को पूरा करवाया । बोरशाह की दिल्ली की हदबन्दी बताते हुए कहा है 
कि इसका दक्षिणी दरवाजा बारह पुला और हुमायूं के मकबरे के कहीं निकट होगा । 
शहर की पर्वी दीवार यमना नदी के ऊचे किनारे से घिरी हई होगी जो उस जमाने 
में फीरोजशाह के कोटले से दक्षिण को हुमायूं के मकबरे की मोर बहा करती थी । 
पश्चिम में बाहरपनाह का अंदाजा उस नाले से किया जा सकता है जो अजमेरी 
दरबाजे के दक्षिण की भोर यमुना के बिल मकाबिल करीब एक मील से ऊपर के अन्तर 
पर बहा करता था । इस प्रकार तमाम शहर का घेरा नौ मील से ऊपर था . 
शाहजहांबाद से दुगुना । 

तारीखे दाऊदी में लिखा है कि 1540 ई० में शेरशाह मागरे से दिल्ली 
गया और उसने सीरी में अलाउद्दीन के किले को मिसमार कारवा दिया तथा 
यमुना के किनारे फीरोजाबाद व किलोखड़ी के बीच में इंदरपत से दो -तीन 
कोस की दूरी पर किला बनवाया । इस किले का नाम उसने शेरगड़ रखा, लेकिन 
उसकी हुकूमत के मुख्तसिर होने से वह अपने जीवन काल में इसे पूरा न करवा 
सका । किलोखड़ी बारहपुले के पुल से मागे तक फैली हुई थी । 
मस्जिद किला कोहनाह ( 1541 ) 

तारीखे शेरशाही में लिखा है कि शेरशाह की दिल्ली के किले में शेरशाह ने 
पत्थर की एक मस्जिद तामीर करवाई थी जिसकी सजावट में बहुत सोना पौर 
जवाहात खर्च हुए थे । यह मस्जिद 1541 ई० में बड़ी जल्दी बन कर तैपार 

हो गई । यह मस्जिद लम्बूतरी है - 168 फुट लम्बी, 441 फुट चौड़ी 
+ और 44 फुट ऊंची । यह छत से गुंबद तक 16 फुट ऊंची है । मस्जिद के पांच दर हैं । 


174 


दिल्ली को खोज 


बीच की महराब , जो - 40 फट ऊंची और 25 फट चौडी है . संगमरमर प्रौर संग 
मुख से दीवारदोज खम्भों से बनी हुई है और उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई 
है । महराव और खम्भों पर पच्चीकारी का काम हमा है । दाएं -बाएं की महरा 
35.7 फुट ऊंची और 20फुट चौड़ी है । इन पर भी पच्चीकारी का काम बना हुआ 
है । इन महराबों में किबाड़ लगे हुए थे । मस्जिद के ऊपर दो छोटे -छोटे मीनार 
है । इधर - उधर की महराबों के ऊपर की छत पर कंगूरा बना हुआ है । मस्जिद 
की छत पर किसी जमाने में तीन गुंबद थे जिनमें से बीच का बाकी बचा है । मस्जिद 
का फर्ग पत्थर का बना हुआ है । यतों के बीच में से पांच जंजीरें लटक रही है , 
जिनमें किसी वक्त तांबे के प्याले लगे हुए थे । गुंबदों की छतों में और कोनों में 
कैचो का काम बहुत सुन्दर है । छत पर चढ़ने को दो जीने है जिनमें 
सोलह- सोलह सीढ़ियां चढ़ने के बाद वर्ज मिलता है । मस्जिद का मेम्बर गच का 
बना हुआ है, पहले संगमरमर का रहा होगा । 

मस्जिद के साथ एक बावली थी जिसकी सीढियां पानी तक जाती थी । 
ये अभी तक मौजूद है और पुराने पत्थर की बनी हुई है । मस्जिद के सहन में सोलह 
पहलू का एक हौल बना हुआ है जो सब सुखा पड़ा है । इस मस्जिद की बनावट 
की सब ही ने तारीफ की है और इसे पठानों के मन्तिम दिनों की कारीगरी का एक 
लाजवाब नमूना माना है । 
बागमंडल (1541 ई०) 

जब शेरशाह ने हुमायूं पर फतह पाई और दिल्ली उसके हाथ लगी तो उसने 
किला कोहनाह में चंद मकान बनवाए जिनमें मस्जिद के करीब 1541 ई० 
में एक मकान बतौर जहानुमा बना कर शेरमंडल नाम रखा । तारीखे दाऊदी 
में लिखा है कि किला शेरगढ़ के अन्दर शेरशाह ने एक छोटा - सा महल बनवाया था 
जिसका नाम दोरमंडल था , मगर वह बनते- बनते रह गया । यह कोई बड़ी इमारत 
नहीं है और न ऐसे स्थान पर बनी है कि इसको महल कहा जा सके । 

शेरमंडल एक अष्टपहल तीन मंजिल की इमारत है । तीसरी मंजिल पर एक 
बुला हुमा मंडचा है जिसका द्वार पूर्व की ओर है । यह इमारत 601 फुट ऊंची है 
जिसका ब्यास 52 फुट है । सारी इमारत लाल पत्थर की बनी हुई है जिसमें जगह 
जगह संगमरमर लगा है । दाखिल होने का द्वार दक्षिण की ओर है । चबूतरा 
4 फुट ऊंचा है । यह इमारत मंडवे को छोड़ कर 40 फुट ऊंचा है । मंडवा 16 
फट ऊंचा है जिसका व्यास 20 फुट है । मंडये के ऊपर एक बर्जी है जिस पर संगमरमर 
की पट्टियां है । इस बुर्जी के माठ खम्में हैं जिन पर लहरिएदार काम बना है । उस 
पर चढ़ने के दो जोने हैं । ऊपर की मंजिल की दीवार भी है । ऊपर की मंजिल के 
छज्जे के नीचे आठ दीवारदोज नोकदार खिड़कियां बुर्ज की आठों दिशामों में है 


मुगल काल की दिल्ली 


125 


जिनमें लम्बूतरी महराबें हैं । ऊपर चढ़ कर दूर- दूर के जंगल और दृश्य दिखाई 
देते हैं । इमारत के अन्दर पांच कमरे चौपड़ के नमूने के बने हुए हैं जिनके बीच का 
कमरा सबसे बड़ा है । सब कमरों में आपस में रास्ता है । दीवारों के बाकी 
हिस्सों में बेलपत्ती का काम हुआ है । 

यह मंडल एक ऐतिहासिक घटना के कारण विख्यात हो गया । हुमायूं इसी 
मंडल के जीने से गिर कर मरा था । यह माम ख्याल है कि हमायं उस मंडल को अपन 
पुस्तकालय के तौर पर काम में लाता था । उसकी मृत्यु 24 जनवरी , 1556 ई० 
के दिन हई । 

हुमायूं के शव को दीनपनाह से ले जाकर किलोखड़ी गांव में दफन किया गया 
था जहां बाद में उसकी बीवी हाजी बेगम और उसके लड़के मकबर ने उसकी का 
पर एक बहुत शानदार मकबरा बनवाया । 
शेरशाही दिल्ली का दरवाजा 

पुराने किले से थोड़ा आगे बढ़ कर मथुरा रोड पर दिल्ली से आते हुए दाएं हाथ 
लाल दरवाज की तरह का एक दरवाजा बड़ा है जिस पर रगान मार चमकदार 
अस्तरकारी हुई है । यह चोरवाह की दिल्ली का दरवाजा था । अब इस दरबाजे में से 
नई दिल्ली के लिए सड़क निकल गई है । दरबाजे के दाएं- बाएं कुछ कोठड़ियां बनी 
हुई है । शायद ये सौदागरों की दुकानें होंगी । 
सलोसगढ़ या नरगढ़ ( 1546 ई० ) 

1546 ई० में जब सलीमशाह सूरी ने यह सुना कि हुमायूं फिर हिन्दस्तान 
पा रहा है तो वह लाहौर से दिल्ली लौट मापा और यहां उसने दीनपनाह के बिल 
मुकाबल यमुना नदी के पानी के बीच में सलीमगढ़ की इमारत बनवाई ताकि हिन्दुस्तान 
में उससे बड़ा मजबूत कोई किला न हो सके , क्योंकि इसकी बनावट से ऐसा मालूम 
होता है कि जैसे एक ही पत्थर से यह सारे - का -सारा बना है । यह मसलमानों की 
ग्यारहवी दिल्ली थी । यह किला अघगोलाकार है और किसी वक्त इसक19बुज और 
घस इसकी रक्षा के लिए बने हए थे । कहते हैं सलीमशाह का इसमें चार लाख रुपया 
लगा था । लेकिन केवल दीवारें बन पाई थीं कि बादशाह की मृत्यु हो गई और वह 
वैसा ही उपेक्षित पड़ा रहा । अस्सी वर्ष बाद फरीदखां ने , जिसे मतंजाखा भी कहते 
है और जो अकबर और जहांगीर के वक्त में एक प्रभावशाली अमीर था , यह 
किला और दूसरे स्थान जो यमुना के किनारे पर थे अकबर से जागीर में ले लिए 
और इस किले में मकान बनवाए । 1818 ई० में ये इमारतें बिल्कुल संडहर 
बन चुकी थीं । लेकिन एक दो मंजिला पविलियन और एक बाग अकबर सानी ने 


126 


बिल्ली को खोज 


सुरक्षित किया हुमा या जो वह अपनी सैरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया करता था । 
1788 ई० में गुलाम कादिर अपने साथियों के साथ इस किले में से भागा या और 
उसने वह पुल पार किया था जो लाल किले से इसे मिलाता है । यह पुल जहांगीर ने 
बनवाया था । 

किले पर से अब यमुना के पुल के पास रेल गुजरती है । जैसा कि बताया 
गया है 1546 ई० में इसे सलीमशाह ने बनवाया था । यह शाहजहां के किले के 
उत्तरी कोने में बना हुआ है और लाल किला बनने के पश्चात इसको बाही कैद 
खाने के तौर पर काम में लाया जाता था । यह लम्बाई में पाब मील भी नहीं है 
पौर किले का तमाम चक्कर पौन मील के करीब है । यह यमना के पश्चिमी किनारे 
पर एक द्वीप में बना हमा था । नूद्दीन जहांगीर ने पांच महाबों का एक पुल 
इसके दक्षिणी बरबाजे के सामने बनवाया था । तब ही से इसका नाम नरगढ़ पड़ 
गया था । लेकिन माम नाम सलीमगढ़ ही रहा । 
ईसासां की मस्जिब और मकबरा ( 1547 ई० ) 

अरब की सराय के गांव के पश्चिमी द्वार के निकट और हुमायूं के मकबरे के 
नजदीक एक ऊंची चारदीवारी का अहाता है जिसमें ईसाखां की बनाई हुई मस्जिद 
और मकबरा है । ईसाखां शेरशाह के दरबार का एक प्रभावशाली अमीर था और 
जब शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके लड़कों में झगड़ा हुआ तो इसने सलीमशाह 
का साथ दिया और दिल्ली का तख्त दिलाने में उसकी बड़ी मदद की । 
मस्जिद और मकबरा 1547 ई० में सलीमशाह के जमाने में बनाए गए थे । 
मस्जिद खार के पत्थर और चूने की बनी हुई है । यह करीब 186 फुट लम्बी 
और 4-4 फुट चौड़ी है । फर्श से छत तक बीच वाला दरवाजा 29 फुट ऊंचा है 
और बीच का गुंबद 32 फुट ऊंचा है । मस्जिद के तीन महराबदार दरवाजे है । 
छत के बीच में एक बदनुमा गुंबद है । एक पैचीलियन जो माठ स्तूनों पर 
सड़ा है बीच बाने गुंबद के दोनों और बना हुआ है । मस्जिद में तीन 
दरवाजे है । 

ईसाखा का मकबरा इस मस्जिद के नजदीक ही बना हुआ है । यह मठपहलू 
है जिसका व्यास 34 फुट है । इसमें तीन नोकदार महराचें लगी हैं । मकबरे 
के कोनों पर दोहरे खम्भे लगे हुए हैं । कब संगमरमर और लाल पत्थर 
की है जो 9 फुट लम्बी , 4 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची है । मकबरे में 
पांच कजें और हैं जिनमें दो संगमरमर की है । यह मकबरा 1547 ई० 
में बना और इसकी बनावट सैयद तथा लोदी बादशाहों की इमारतों 
जैसी है । 


मुगल काल को बिल्ली 


127 


जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर (1556 – 1605 ई० ) 
मुगल खानदान का यह तीसरा बादशाह था । इसने 1556 ई0 से 1605 ई. 
तक 50 साल हकमत की । गद्दी पर बैठने के वक्त इसकी उम्र 19 वर्ष की थी । 
अकबर खुद पढ़ा-लिखा नहीं था मगर दूसरों से पुस्तकें पढ़वा कर सुना करता था । 
उसने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाया था जिसमें 24, 000 हस्तलिखित पुस्तकें 
जमा थीं । इनकी कीमत का अनुमान 65 लाख रुपएकिया गया है । इसको चित्रकारी 
का भी बड़ा शौक था और गायन विद्या का भी । विख्यात गायनाचार्य तानसेन इसी 
के काल में हुए हैं । अकबर को इमारतें तामीर करवाने का भी बड़ा शौक था । 
फतहपुर सीकरी की इमारतें और आगरे का लाल किला तया सिकन्दरा में इसका 
मकबरा खास इमारतें हैं जो इसके शौक को बताती है । दिल्ली में इसने कोई खास 
इमारत नहीं बनबाई । चंद इमारतें इसके काल में बनीं । वे हैं ( 1 ) हुमायूं का 
मकबरा, ( 2 ) खैरजनमानजिल, ( 3) ऊचमखां का मकबरा और ( 4 ) अफसर खां 
का मकबरा । 

अकबर के दरबार के नौ चल्न तो विक्रम के नौ रत्नों की तरह ही जगत-विल्यात 
है । इनमें राजा मानसिंह, टोडरमल, भगवानदास और राजा बीरबल, जिनका असत 
नाम महेवादास था , फैजी और अबुलफज़ल , जो दोनों भाई थे, खास मशहूर हैं । बीरबल 
का नाम किसने नहीं सुना होगा । उसके नाम से सैकड़ों किवदन्तियां मशहूर है । 
यह जात जाह्मण थे और काल्पो के रहने वाले थे । शुरू में यह भाट का पेशा 
करते थे । फिर रामचन्द्र भट्ट की सरकार में नोकर हो गए । भाग्य उदय हमा । 
अकबर से मुलाकात हो गई और बादशाह के प्रिय बन बैठे । बादशाह इन पर इस कदर 
मेहरबान थे कि कोई हिसाब ही न था । एक बार 1586 ई० में काबुल की तरफ 
मदद भेजनी थी । दरबार में यह तजवीज पेश यी कि किसको भेजा जाए । प्रबुल 
फजल ने अपने को पेश किया और बीरबल ने अपने को । अकबर ने परची डाली जो 
बीरबल के नाम की निकली । अकबर उसे अपने से जुदा करना नहीं चाहता या 
मगर इजाजत दे दी । वहां जाकर यह मारे गए । दूसरे नौ रत्नों में फैजी और 
मबुलफजल मशहूर है जो अकबर के बड़े बफादार और विश्वसनीय थे । सलीम इस 
बात को पसन्द नहीं करता था । वह इनसे देष करता था । आखिर सलीम ने 
अबुलफजल को कत्ल ही करवा कर छोड़ा । फैजी बड़ा विद्वान था । फारसी और 
संस्कृत दोनों भाषामों में निपुण था । इसने कई पुस्तकों का भाषान्तर किया है । 
उसन रामायण और महाभारत के कुछ भाग फारसी में अनुबाद 


अकबर के जमाने में नौ रोज का मेला हुआ करता था और मीना बाजार 
लगा करता था । इस प्रकार पचास वर्ष की बड़ी वानदार हुकूमत के बाद अक्तूबर 


-128 


दिल्ली की खोज 


1605 में अकबर की मृत्यु हुई और आगरे से बारह मोल सिकन्दरा मुकाम पर : 
जिसे अकबर ने खुद बनवाया था और जिसका नाम बहिनताबाद रखा था , उसे दफन 
किया गया । 


अरब की सराय ( 1560 ई० ) 
लाइसको हुमायूं की बेबा हाजी वेगम ने, जो अकबर की मां थी , 1560 ई० 
में आबाद किया था । इसकी चारदीवारी ही है । यह हुमायूं के मकबरे के दक्षिण में है । 
बेगम जब मक्का से आई बी तो अपने साथ तीन सौ अरब लाई थीं । उनको इस सराय 
में आबाद कर दिया था । इसके दरवाजे ही बाकी है जिनमें से एक जहांगीर के वक्त म 
बनाया गया था । दरवाजे तीन है । पश्चिमी द्वार बिल्कुल साधारण है । उत्तरी द्वार 
बहुत आलीशान है - 40 फुट ऊंचा, 25 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा । इस दरवाजे 
की बनावट बहुत सुन्दर है । इसमें पाचीकारी का काम किया हमा है । 1947 ई० 
के बलवे में यहां की सारी आबादी पाकिस्तान चली गई । अब इस जगह 
दिल्ली प्रशासन की ओर से दस्तकारी का एक बहुत बड़ा केन्द्र खोल 
दिया गया है । 


खैरउलमानजिल ( 1561 ई० ) 

यह मदरसा पौर मस्जिद पुराने किले के पश्चिमी दरवाजे के ऐत सामने पौर 
शेरशाह की दिल्ली के पश्चिमी द्वार से दिल्ली- मथरा रोड के बाएं हाथ बने हए है । 
इन्हें ऊधमलों की मां माहम अंखा ने, जो अकबर की धाय थी, 1561 ई० में बनवाया 
था । मदरसा खंडहर हो गया है, लेकिन इधर- उधर के कुछ हजरे बाकी रह गए है । 
बिगलर ने इस मस्जिद की बाबत लिखा है - यह मस्जिद अकबर माह के जमाने की 
है जो बिन घड़े पत्थरों और चूने की बनी हुई है । इसके दरबाजों के बाज हिस्सों 
पर बड़े हए पत्थर लगा कर रंगामेजी की गई है, जो अब बिल्कुल बरबाद हो गई है , 
लेकिन जब यह रही होगी तो निहायत बसूरत लगती होगी । मस्जिद का अन्दरूनी 
भाग मीनाकारी और रंगीन अस्तरकारी और चीनी की इंटों से सजाया हुआ है । अब 
यह काम नष्ट हो चुका है । मस्जिद को रोकार और दरवाजे पर भी फूल- पत्तियों 
की मीनाकारी है । 


अकबर की सल्तनत के आठवें साल 1564 ई० में इस मदरसे की छत पर 
से अकबर की जान पर हमला किया गया था जिसका जिक यों आया है - इस घटना 
के चंद दिन पहले मिरजा पवारफुद्दीन हसन दरबार वाही से बगावत करके नागोर 
की तरफ चला गया था । उसके साथ कोका फौलाद नाम का उसके बाप के जामाने 


युग 


सूरजकंड 


लौह स्तंभ और 
उसके पास बाद 
को बनी कुवते 
इस्लाम मसजिद 


मसजिद कुवते इस्लाम , महरौली 


किला इन्द्रप्रस्थ या पुराना किला 


पठान 
युग 


कुलब मोनार , महरौली 


सुलतान गारी को कब का 
अन्तरंग दृश्य और मकबरा 
रुकनुद्दीन फोरोजशाह 


दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी 

( 1235 ई० ) 


मकबरा अल्तमश 


हौज खास 
इलाके का दृश्य 


अलाई दरवाजा, महरौली 
इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 
1310 ई० में बनाया 


अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 
निमित अलाइ मीनार 

( 1311 ई० ) 


तुगलकाबाद गढ़ 
गियासुद्दीन तुगलक 

द्वारा निर्मित 


मुहम्मद आदिल तुगलक शाह 
द्वारा 1321- 25 में निर्मित 
गियासुद्दीन तुग़लक का 

मकबरा 


जियाउद्दीन और मुहम्मद 
तुगलक शाह द्वारा 1324 
ई० में निर्मित दरगाह शरीफ 

हजरत निजामुद्दीन 


मकबरा अमीर खुसरो - निर्मित 1325 ई० 


फीरोजशाह तुगलक द्वारा 
1353 ई० में निमित 
मसजिद निजामुद्दीन 


फीरोजशाह तुग़लक द्वारा 
1354 ई० में निमित 
मसजिद कोटला फ़ौरोजशाह 


बिजय मंडल 


अशोक स्तंभ, फीरोजशाह कोटला 


रिज पर अशोक स्तंभ 


फीरोजशाह तुरालक द्वारा 
1368 ई० में निमित 
दरगाह हजरत मोजान चिराग 


फीरोज शाह के समय 
निमित मकबरा शाह 

आलम फ़कीर 


फीरोजशाह द्वारा1374 ई० 
में निमित कदम शरीफ 


खानजहान द्वारा 1381 ई० 
में निर्मित कलां मसजिद 


खानजहान द्वारा 
1387 ई० में निमित 
मसजिद बेगमपुर 


नसीन्द्दीन तुगलक 
द्वारा 1389 ई० 
में निर्मित 
मकबरा फ़ोरोजशाह 


अलाउद्दीन आलम 
शाह द्वारा1445 ई० 
में निमित मकबरा 
महम्मद शाह सैयद 


बाजीर मियां मोइयन 
( 1488 = 1517) 
द्वारा निर्मित मसजिद 


इमामजामिन द्वारा 
1537 ई० में निर्मित 
मकबरा इमाम जामिन 


सिकन्दर शाह लोदी की 
का - पुत्रः इब्राहीम 
लोदी द्वारा निर्मित 


.. 


जलाल खान द्वारा 
1528 ई० में निमित 
मकबरा कमाली जमाली 


मकबरा कमाली जमाली 
को भोतरी छतों तथा 
दीवारों पर सुन्दर शिल्प कार्य 


मुगल युग 


शेरशाह द्वारा 1541 ई० में निर्मित मसजिद किला कोहना, पुराना किला 


ईसा खान द्वारा निर्मित मसजिद ईसाखान ( 1547 ई० ) 


ईसा खान द्वारा 
1547 ई० में प्रस्तुत 
मकबरा ईसा खान 


आदम खान की कल - इसे अकबर 
ने आदम खां के लिए बनवाई 


हमायं की का - अकबर की 
मा हाजी बेगम द्वारा 
1555 ई० में निर्मित 


मकबरा अजीज ककुल ताश या चौसठ खम्भा ( 16 24 ई. ) 


खानखाना द्वारा 1626 ई० 
में निर्मित अब्दुल रहीम 
डानखाना का मकबरा 


लाल किला बिल्ली - इसे शाहजहां ने ( 1638- 48 ) ई० में बनवाया था 


शाहजहाँ के द्वारा निस्ति नक्कारखाना या नौबतखाना 


लाल किला, दिल्ली 
का दीवान - ए- आम 


बुर्ज तिला या 
मुसम्मन बुर्ज या 
खास महल, 
लालकिला 


दीवान -ए- खास और 

मोती मसजिद 


लाल किला, दिल्ली का हमाम 


लाल किला, दिल्ली का 

शाह बर्ज 


जामा मसजिद ( शाहजहाँ द्वारा 1648 ई० में निर्मित ) 


काश्मीरी दरवाजा 
शाहजहां द्वारा निर्मित 


फतेहपुरी मसजिद 
का भौतरी हिस्सा 
बेगम फतेहपुरी ने 
1650 ई० में 

बनवाया था 


बारह बरी, 
रोशन आरा बाग 
रोशन आरा बेगम 
ने 1650 ई० में 

बनवाया 


शालिमार बाग, 
दिल्ली के शीश 
महल का भीतरी 
भाग - शाहजहाँ 
द्वारा 1653 ई० 

में निमित 


शीशमहल के भीतर 

का शिल्पकार्य 


गुरुद्वारा शीमागंज , 
चांदनी चौक 


गुरुद्वारा रकाबगंज 
1675 ई० में निर्मित 


जीनतुलनिसा मसजिब 
इसे जीनतुलनिसा बेगम 
ने 1700 ई० में बनवाया था 


मोतो मसजिच और शाह 
आलम सानी, अकबर शाह 
और बहादुर शाह जफर 

की कम 


मुनहरी मसजिद, चांदनी 
चौक , दिल्ली - इसे 
रोशानद्दौला ने 1921 ई० 

म बनवाया 


राजा जय सिंह द्वारा 
1724 ई० में निमित 

जन्तर- मन्तर 


दरियागंज की 
सुनहरी मजिद 

- निमित 
1757 ई० 


शुजाउद्दौला द्वारा 1753 ई० में निर्मित मकबरा सफ़दर जंग 


ब्रिटिश 


युग 


जेम्स स्किनर 
द्वारा ( 1876 
1936 ) निमित 
सेन्ट जेम्स गिरजा 


दिल्ली का टाउनहाल (निर्माण - 1889 ई० ) 


चांदनी चौक का 
घण्टाघर जो 
28, 000 रु० खर्च 
कर 1868 ई० में 
1857 के विद्रोह 

के बाद बना 


मकबरा मिर्जा 
गालिब , निजा 
महीन - 1889 
ई० में निर्मित 


दिल्ली को ओखला 
नहर - निर्मित 

1895 ई० 


1911 ई० का शाही दरबार जिसमें जार्ज पंचम आए थे 


नईदिल्ली केन्द्रीय सचिवालय (निर्माण 1912- 1930 ई० ) 


राष्ट्रपति-भवन 


राष्ट्रपति - भवन का 
मुगल उद्यान 
( 1921 ) 


संसद्- भवन 


नई दिल्ली-स्थित 
नगर -निगम 

कार्यालय 
( 1931- 32 ) 


इण्डिया गेट , नई दिल्ली 

1933 ई० में निर्मित 


लक्ष्मी नारायण मन्दिर - सेठ 
बिड़ला द्वारा 1939 ई० में निर्मित 


पोलिटेकनिक - 
काश्मोरी बरवाजा , 
यहां गांधी जी 
1915 - 18 ई० 

में ठहरते थे 


हरिजन निवास - जहां गांधी जी ठहरा करते थे 


हरिजन निबास का 
प्रार्थना -मन्दिर 


बाल्मीकि मन्दिर, 
जहाँ गांधी जी 
स्वतन्त्रता-वार्ता के 
समय ठहरा करते 


स्वराज्य युग 


महात्माजी जहां पर 30 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे 


राजघाट, बिल्ली 


राजघाट - बिल्ली 


the 


गांधी स्मारक 
संग्रहालय 


अशोक होटल 


नई कचहरी, दिल्ली 


राष्ट्रीय संग्रहालय 


भारत का सर्वोच्च 

न्यायालय 


बुद्ध जयन्ती 


विज्ञान - भवन 


रामकृष्ण मिशन - नई दिल्ली 


राजपूताना राइफल 
मन्दिर छावनी, 

नई दिल्ली 


लद्दाख बुद्ध विहार 

मन्दिर 


कालका कालोनी में 
स्वास्थ्य सदन के 
पीछे का हिस्सा 


तीन मूति भवन , 
जो अब नेहरू 
स्मारक भवन बन 
गाया है । 1929 
30 ई० में इस 
बनवाया गया था 


जानकी देवी 
कालेज, दिल्ली 


आल इण्डिया 
रेडियो भवन 


सफदर जंग 
हवाई अहा 


ललित कला 
अकादेमी 


नई दिल्ली का रेलवे 

स्टेशन 


नेशनल फिजीकल 

लेबारेटरी 


मौलाना आजाद 
मेडिकल कालेज 


जामा मसजिद के 
पास मौलाना 
आजाद की समाधि 


आल इण्डिया 
इन्स्टीट्यूट आफ 
मेडिकल साइन्स 


इण्डिया इन्टरनेशनल 

सेन्टर 


स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के दाह का स्थल जो दिल्ली यात्रियों 

के लिए एक वर्शनीय स्थल बन गया । अब यह शान्ति -बन है । 


मुगास्त काल की दिल्ली 


129 


का एक गुलाम भी था जो सदा बादशाह को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता 
था । यह बाबशाह के कैम्प में दाखिल हो गया और मौके की तलाचा में रहने लगा । 
जन बादशाह शिकार से वापस आ रहे थे और दिल्ली के बाजार में से गुजर रहे थे 
तो वह जैसे ही इस मदरसे से महममनझाह के नजदीक पहुंचे, गुलाम ने उन पर तीर 
से वार किया , लेकिन ईश्वर ने , जो सबका रक्षक है, बादशाह को बचा लिया । 
उनको कोई जस्म नहीं लगा केवल चमड़ी छिल गई । बादशाह के साथी फौरन गाहार 
पर टूट पड़े और तलवार और खंजरों से उन्होंने उसके टुकड़े -टुकड़े कर डाले । बादशाह 
को इस घटना का जरा भी मलाल नहीं हुआ । बह दीनपनाह के किले में चले गाए । 
चंद रोज में जरुम ठीक हो गया । 
ऊचमझा का मकबरा पा भूल -भुलयां और मस्जिद ( 1561 ई . ) 

कुतुच साहब की लाट में जो सड़क महरौली को जाती है, उसकी दाहिनी डोर 
ऊषमखां का मकबरा है । यह मकबरा अकबर ने अपने दूध भाई और उसकी मां 
माहम अंखा के लिए बनवाया था । ऊधमखों ने इस घमंड में कि वह बादशाह का 
दूष भाई है, आजमखां को अकबर के महल में मार डाला था । वह कत्ल करके 
शाही महल के दरवाजे पत्र चा खड़ा हुआ । बादशाह को जैसे ही इस घटना का 
पता लगा, वह तलवार निकाल कर वहां मा पहुंचे और कातिल को बांध लिया 
गया और कल के अपराध में उसे फसील से नीचे लुढ़का दिया गया । 
मासमक्षां रमजान की 156 1 ई० को कत्ल हुआ था । फसील पर से फेके 
जाने पर भी ऊधमखां मरा नहीं था , उसमें जान बाकी थी । बादशाह ने 
उसे दोबारा फैकवाया , तब वह मरा । वह अपने मकतूल के एक दिन पहले दफन 
किया गया । 

- जब माहम अंखा को इस घटना की खबर मिली कि उसका लड़का मार दिया 
गया तो वह यद्यपि बीमार थी फिर भी दिल्ली से आगरे पहुंची । उसको देख कर 
अकबर ने कहा कि तुम्हारे लड़के ने मेरे धर्म पिता को मार डाला था और मैंने 
उसकी जान ले ली । माहम ने कहा, हुज़र आपने ठीक किया और दरबारशाही 
से बाहर निकल आई । इस घटना के चालीस दिन पीछे वह बेटे के नाम से मर गई 
और अपने बेटे के साथ दिल्ली में दफन की गई । प्रकवर ने उन दोनों के लिए 
मकबरा बनवा दिया । 

दो ऊंची-ऊंची सीड़ियों पर चढ़ कर मकबरे का सहन मिलता है जो सड़क 
की सतह से 17 फुट ऊंचा है । मकबरा अठपहलू है जिसका व्यास 100 फूट है । 
साहन का वह हिस्सा , जो सड़क की तरफ है, खुला हुआ है । जत्तर और पश्चिम की 
दीवार में , जिधर से राय पिचौरा के लिए रास्ता है, एक छोटा सा दरवाजा है । इ . 


130 


बिल्ली की खोज 


प्रकार का दरवाजा दक्षिण- पश्चिम की ओर भी है जो मकबरे के पश्चिम में कोई 
बीस गज के फासले पर है । अहाते की दीवार जमीन से दस फूट ऊंची है । इस 
दीवार का बहुत बड़ा भाग गिर चुका है । सहन के आठों कोनों पर एक - एक बुर्जी 
बनी हुई है और मकबरे के गिर्द छः फुट ऊंचा कंगूरा है । मकबरा 60 फुट ऊंचा 
है और चबूतरे की कुर्सी 8 फुट की है । मकबरे की सारी इमारत अठपहल है । 
चबूतरे पर से गुंबद की ऊंचाई 32 फुट है जिसके माठों कोनों में हर तरफ तीन -तीन 
दर है । इन दरों के सम्मे चौकोर एक के ऊपर एक पत्थर रख कर बनाए गए हैं । 
बाज़-बाज खम्भे खारे के पत्थर के वेजोड़ के एक ही पत्थर के है । गुंबद चुने पत्थर का 
बना हमा है जिस पर अस्तरकारी का काम है । एक तरफ ऊपर जाने का जीना है 
जिसमें भूल- भुलैयां बनाहुआ है । कन का ताबीज करीब चालीस बरस हुषा कोई 
निकाल कर ले गया और वहीं हाल उसकी मां की कन का हुआ । 
हुमायूं का मकबरा ( 1565 ई० ) 

हुमायू की मृत्यु 24 जनवरी 1556 को पुराने किले में हुई और उसे 
किलोखड़ी गांव में दफन किया गया जहां उसका मकबरा है । यह दिल्ली से पांच मील 
मथुरा रोड पर बाएं हाथ पर बना हुआ है । हाजी बेगम ने, जो हुमायू की वफादार 
बीबी और अकबर की मां थी , इसका बुनियाद पत्थर रखा था जो 
1565 ई० में बन कर तैयार हमा । कुछ का ख्याल है कि यह अकबर के राज्य 
काल के चौदहवें वर्ष 1569 ई० में बन कर तैयार हुआ । इस पर 15 लाख 
रुपया खर्च आया जिसका बड़ा भाग अकबर ने अपने पास से दिया था । 
हमायं के मकबरे को तैमूर खानदान का कनिस्तान समझना चाहिए । क्योंकि 

तान बादशाह योर जगह दफन किए गए, मगर किसी और 
मकबरे में इतनी बड़ी संख्या में मुगल खानदान के लोग दफनाए नहीं गए 
जितने इसमें । हमा की कन के साथ उसकी बीवी हाजी बेगम की का है जो उसके 
कष्ट के दिनों में उसकी साधिन रही । यहीं दाराशिकोह की बेसिर की लाश दफन 
है जो शाहजहाँ का लापक , बहादुर लेकिन बदकिस्मत लड़का था । बह औरंगजेब 
से पराजित हया और इसी मकबरे के पास उसका सर काटा गया । यही बादशाह 
मोहम्मद आजमवाह दफन है जो औरंगजेब का बहादर लेकिन कमप्रकल लड़का 
था और जो अपने भाई से लड़ाई में आगरे में पराजित हुआ । यहीं बादशाह जहांदार 
शाह दफन है जो औरंगजेब का पोता था । फिर उसका बदनसीब जानशीन फरख 
सियर भी यहीं दफन है जिसको उसके वजीर आजम ने जहर खिलाया । यहीं नौजवान 
रफीउद्दीन दरजा और रफीउद्दौला दफन है जो बादशाह बने भी , मगर तीन 
तीन महीने बाद तख्त से उतर गए । अन्त में यहां पालमगीर सानी दफन किया गया 
जो अपने वजीर इमदादुलमुल्क के इशारे से कत्ल किया गया था । इनके अतिरिक्त 


मगल काल की दिल्ली 


131 


बहुत सी हज ादियां और शहजादे इस मकबरे में अपने बुजुर्गों के नजदीक सोए हुए 
हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं । 

इसी मकबरे में दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुरशाह ने 1857 ई० 
के गदर के बाद ब्रिटिश हुकूमत का कैदी बनने के लिए अपने को अंग्रेजों के हवाले 
किया । यहां वहादुरशाह के तीन लड़के मिर्जा मगल , मिर्जालिषा सुलतान और 
मिर्जा अदुहका और भतीजे गिरफ्तार हुए थे जिनको इस मकबरे के सामने ही तुरन्त 
मुकदमे का फैसला सुना कर कत्ल कर दिया गया था । 

मकबरा यमुना के किनारे एक बहुत बड़े नहाते में बना हया है जिसमें दाखिल 
होने के दो बहुत मालीशान गुंबदद्वार दरवाजे है - एक पश्चिम में और दूसरा 
दक्षिण में है । पश्चिमी द्वार में बहुत अच्छे- अच्छे छोटे मकान बने हुए है । दरवाज 
से हर मकान में जान का जुदा- जुदा रास्ता है और सुन्दर सीढ़ियां बनी हुई है । दक्षिणी 
द्वार में यद्यपि मकान नहीं है लेकिन चबूतरे हैं । दरवाजे लाल पत्थर के बने 


इस मकबरे की फसील चूने -पत्थर की बनी हुई है । अहाते की पूर्वी दीवार 
के बीच में एक दालान है जिसमें आठ दर और एक दरवाजा दरिया की तरफ है । 
उत्तरी दीवार के बीचोबीच सात फुट ऊंचे चबूतरे पर एक छोटी सी इमारत बनी 
हई है जिसके बीच में एक महराबदार कमरा है । इसमें बड़े-बड़े बुर्जनुमा कुएं हैं 
जिनसे दीवार के पीछे पानी लाकर नहरों में दौड़ाया जाता था और बागों में 
पानी दिया जाता था । यह नहर 1824 ई० तक जारी थी । दो दरवाजे खारे के पत्थर 
के बने हए है जिनमें लाल पत्थर के बेल -बूटे पोर पत्तियां है और जगह- जगह संग 
मरमर भी लगाहुआ है । दक्षिणी द्वार को आरामगाह बना दिया गया है । बाग 
के बीचोबीच एक पक्का पत्थर का चबूतरा पांच फुट ऊंचा और एक सौ गज 
मुरब्बा बना हुआ है जिसके कोने काट कर गोल कर दिए गए है । इस चबूतरे के 
किनारे से 23 फुट पर एक पटा हुया चबूतरा , 20 फुट ऊंचा और 85 फुट 
मुरब्बा है । इसके कोने भी गोल बनाए गए हैं । इस पटे हुए चबूतरे के चारों और 
एक -एक महराबदार दरबाजा है । इन दरवाजों से कोठड़ियों में जाते हैं जिनमें कने 
है । इसी चबूतरे के चारों लम्बे अजला में सतरह -सतरह दर हैं । नवे दर में, जो बीच 
में है, एक जीनाहै जो इस चबूतरे पर जाकर निकलता है । पहले मौर दूसरे चबूतरों 
पर चौकों का फर्श है । ऊपर के चबूतरे के चारों तरफ लाल पत्थर की जालियों 
का कटहरा था , लेकिन 1857 ई० के गदर में दरिया की ओर के कटहरों को बागियों 
ने तोड़-फोड़ कर बराबर कर दिया । नीचे के जो कमरे हैं , उन सबके दरवाजे महराब 
दार है जिनमें जगह - जगह संगमरमर की सिलें और पट्टियां लगी हुई है । अगर 
बाले चबूतरे के तहखाने के बीच में हुमायूं बादशाह और उनकी बेगम साहिमा 


132 


दिल्ली की खोज 


दूधपीती शाहजादी और अन्य राज्य परिवार के लोगों की असल को हैं और चबूतरे 
के ऊपर कत्रों के ताबीज बनाए गए हैं । सबसे अधिक सुन्दर हुमायूं बादशाह और 
उनकी बेगम साहिबा की कन्ने है । इन कनों में से कुछ गुंबद के अन्दर है, कुछ चबूतरे 
पर । जो क गुंबद के नीचे हैं , उनके ताबीज़ सर्वोत्तम संगमरमर के बहुत सुन्दर और 
देखने योग्य बेल - बूटों और मीनाकारी से सज्जित हैं । 
हुमायूं की कत्र के पास अर्थात गुंबद के अन्दर कोई दफन नहीं किया 
गया । 


असली मकबरा एक ऊंचा मुरब्बा गुंबद है जिसके ऊपर सुनहरी कलस लगा 
हमा है । गुंबद की ऊंचाई 140 फुट है । बीच के कमरे में ऊपर- तले दो सिलसिले 
खिड़कियों के है । ऊपर वाली खिड़कियां नीचे वाली खिड़कियों से कुछ छोटी है । गुंबद 
के अन्दर तरह-तरह के संगमरमर के पत्थरों का फर्क है । गुंबद के बीचोबीच एक 
सुनहरी फुदना लटक रहा था जिसको जाटों ने बंदकों से मार- मार कर उडा दिया । 
हमायं की फन का ताबीज संगमरमर के बहुत साफ चमकदार छः इंच ऊंचे चबूतरे 
पर है । चबूतरे पर संगमूसा की पट्टियां पास-पास पड़ी है । इस तमाम कमरे 
में संगमरमर का फर्श है । गुंबद की छत पर किसी जमाने में एक बहुत बड़ा 
विद्यालय था । मकबरे के ऊपरी भाग में भल - भलयां बना हया है जिसमें जाकर 
भादमी उलझ जाता है और उत्तरने का रास्ता नहीं मिलता । कहा जाता है कि 
हाजी बेगम ने मक्के से भाकर खुद इस मकबरे को अपनी देख -रेख में लिया था 
और उनकी मृत्यु के बाद उत्तरी-पश्चिमी कोने में , जहां उनकी दूधपीती बच्ची 
दफन की हुई थी , वह स्वयं भी दफन हुई । असल मकबरे में सिर्फ तीन कनें हैं और 
दक्षिण तथा पश्चिम के हुजरों में दो कमें है । इन सब कयों के ताबीज संगमरमर के 
है । मकबरे के पश्चिम में चबूतरे पर ग्यारह क है जिनमें से पांच के ताबीज 
संगमरमर के है और बाकी चूने और गच के । चबूतरे के दूसरी भोर केवल 
एक ही कब है जिस पर संगी बेगम पत्नी आलमगीर द्वितीय लिखा है | 
जिन कत्रों पर कुछ नाम नहीं है, उन पर कुरान की आयतें लिखी है । 
मकबरे के उत्तर की ओर सौड़ियों के पास वाली का लोग आम तौर से दाराशिकोह 
की बतलाते है और उसी मोर मइचद्दीन जहांदारशाह और आलमगीर सानी 
की कारें भी है । 

मकबरा माठ फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जो 76 फुट मुरब्बा है और 
जिस पर लाल पत्थर जुड़ा हुआ है । खुद मकबरा 50 फुट मुरच्छा है और चबूतरे 
से करीब 72 फुट ऊंचा है । मकबरे की छत पर जाने का रास्ता नहीं है कि कोई 
चीना नहीं । मकबरे के अन्दर की माप 24 फुट मुरब्बा है और अन्दर की 
दीवारों पर लान पत्थर लगा है । मकबरे का एक ही द्वार है जो दक्षिण में है । 


मुगल काल की दिल्ली 


मकबरे में संचामरमर की दो कनें है — एक नXX13 और दूसरी 6xa 
X11 । मकबरे में बहुत बड़ा बाग है । इसकी देखभाल अच्छी होती है । 
हजाम का मकबरा 

हुमायूं के मकबरे के पास ही कोने में एक छोटा सा मकबरा बना हया 
है जिसे हुमायं के हजाम का मकच ना कहते है । 
नीली छतरी मशवरा नौबतखां ( 1565 ई० ) 

यह गुंबद पुराने किले और दरगाह हजरत निजामुद्दीन के बीच में स्थित 
है । मकबर के एक नवाब नौबतखां थे । उनका यह मकबरा है । उसे उसने अपने 
जीवन - काल में 1565 ई० में बनवाया और मत्य के पश्चात वह इसमें 
दफन किया गया । इसका नाम नीली छतरी इसलिए पड़ा कि किसी समय इस पर 
चीनी का काम पा और बुर्ज पर नीला छत्तर था जो पब बिल्कुल टूट -फूट गया 
है । इसका महाता कई एकड़ जमीन में है । मकबरे का दरवाजा 25 फुट मुरब्बा 
है । दरवाजे के पीछे छोटो - सी इमारत तीन दरों की है । इस इमारत के पिछवाड़े 
एक पठपहलू यः फुट ऊंचा चबूतरा है जिसका व्यास 79 फुट है । चबूतरे के दक्षिण 
में भामने-सामने छत पर चढ़ने को दो जीने हैं । चबूतरे के उत्तर-पूर्व और उत्तर 
पश्चिम के कोनों में दो पक्की करें है । इनके अतिरिक्त भी कई और कारों के निशान 
है । चबूतरे के बीचोबीच नौबत्तयां का मकबरा है, जो म०पहलू इमारत है । 
तमाम मकबरा चूने- पत्थर का है जिसमें हरी, पीली, नारंगी , रंगबरंग की ईंटें 
लगी हुई थीं । मकबरे के अन्दर कुरान की आयतें लिखी है । मुंबद के आठ दर सात 
फुट ऊंचे और पांच फुट चौड़े हैं जिनकी महाबों पर आले बने हुए है । गंबद के 
अन्दर भी सीढ़ियां हैं । दिल्ली -निजामीन सड़क पर बाएं हाथ की यह प्रतिम 
इमारत सड़क से मिली हुई है । मकबरे की छत चपटी है । 
आजमक्षा का मकबरा ( 1566 ई० ) 

निजामुद्दीन की दरगाह के दक्षिण-पूर्व में पामशुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है 
जिन्हें अतगाखां भी कहते थे । जब इसने जालन्धर के पास बहरामनां पर विजय 
पाई थी तो अकबर ने इसे पाजमखां का खिताब दिया था । यह उस वक्त मुगल सेना 
में मौजूद था जब पठानों ने कन्नौज के पास 1540 ई० में हमाय को पराजित 
किया था मौर इसने बादशाह को मैदान से भागने में सहायता की थी । हुमायूं ने 
शमशुद्दीन को इनाम दिया और उसकी बीवी को अकबर की पाय नियत कर दिया । 
जब मुगलों ने सूरियों से दिल्ली वापस ली तो बामशुद्दीन को अतगाखां ( धर्मपिता ) 
का खिताब मिला । यह बाद में पंजाब का गवर्नर बना दिया गया । लाहौर में 
कुछ मस ठहर कर यह आगरे लौट पाया । इसने महनिमखां को , जो अकबर के 
दरचार के उमरामों में बड़ा अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति था , हटा दिया । 


दिल्ली की खोज 


ऊधमलां ने, जो एक बहादुर व्यक्ति या मगर खुदसर था और अकबर कई बार 
उससे नाराज हो चुका था , मतगाखां को कत्ल कर डाला । रमजान 
( 1566 ई० ) की रात को जब मुहनिमखा, अतगासां और चंद दूसरे मुसाहिब मागरे 
को महल में किसी काम में व्यस्त थे , ऊधमखां मय अपने चंद साथियों के अचानक कमरे 
में घुस माया । सब उसका स्वागत करने खड़े हो गए । उसी वक्त ऊधमखां ने 
मतगाखा पर संजर से वार किया और अपने एक साथी से उसे तलवार से खत्म 
कर देने को कहा । ऊधमखां अकबर बादशाह के हुक्म से उसके घपिता के कत्ल 
के अपराध में मार डाला गया । अतगाखा का शव आगरे से दिल्ली लाया गया और 
निजामुद्दीन गांव में औलिया के मकबरे से बीस गज के अन्तर पर उसे दफन किया 
गया । 1566 ई० में अतगाखां के दूसरे लड़के मिरजा अजीज कुतल ताराखां ने 
अपने पिता की कनपर मकबरा बनवा दिया । यह इमारत उस्ताद अहमद 
कुली की देखभाल में बन कर तैयार हुई । 

मकबरा यद्यपि छोटा सा है, लेकिन इसमें जो रंगामजी की गई है उसके 
लिहाज से यह दिल्ली के सब मकबरों से सुन्दरता में बढ़- चढ़ कर है । मकबरा करीब 
130 फूट मरब्बा है । फा से छत तक की ऊंचाई 30 फट है और छत से गंबद की 
ऊंचाई 24 फुट और है । कुल ऊंचाई 54 फुट है । मकबरे के चारो कोण यकसा 
हैं । दीवार के बीच में एक दो फुट गहरी महराब है जो 30 फुट ऊंची और 11 फुट 
चौड़ी है । महराब की दीवार में मकबरे का दरवाजा है जो 7 फुट ऊंचा और 4 
फुट चौड़ा है । दीवार पर नक्काशी की हुई है जो सफेद और पीले संगमरमर में लाल 

और नीले पत्थर की है । मकबरे के बीच का भाग संगमरमर के बने गुंबद से घिरा 
हमा है । मकबरे का कलस तूफान में गिर गया था । छत पर बहुत सुन्दर पच्ची 
कारी के काम का कंगूरा है । गुंबद के चारों ओर दीवार वाली महराबें हैं जिनके 
इधर- उधर दो पतले और सलेट के पत्थर की काली पट्टियां पड़ी हुई है । मकबरे के 
सामने का फर्चा छः गाज तक लाल पत्थर का है जिसमें संगमरमर की पट्टियां पड़ी 
हई हैं और अठपहल कटाव का काम है । मकबरे की बर्तमान हालत अच्छी नहीं 
है । बीच की कब अतगाखां की है । बाएं हाथ की उनकी धर्मपत्नी की और दाहिनी 
मोर किसी और की । 
अफसर खां सराय का मकबरा 

यह मकबरा अरब की सराय में एक चबूतरे पर बना हुआ है । साथ में 
मस्जिद भी है । इसे किसने बनवाया , इसका पता नहीं चलता । 
दरगाह ख्वाजा बाकी चिल्लाह ( 1603 ई० ) 

बाकी बिल्लाह काबुल के रहने वाले थे । वह अकबर बादशाह के अहद में 
दिल्ली आए और 1603 ई० में इनकी मत्यु हुई । इनको दिल्ली के पश्चिम में 


मगल काल को बिल्ली 


135 


नबीकरीम के करीब दफन किया गया । ये नक्योबंदियों में से ये और इनका दावा 
था कि मोहम्मद साहब ने स्वप्न में इन्हें उपदेश दिया था । इनकी पूजनीयता का 
अंदाजा इससे हो सकता है कि इनकी कन को लोग बड़ी बद्धा- भक्ति से देखते हैं 
और हजारों प्रादमी वहां जियारत को जाते हैं । इनकी कन कई एकड़ जमीन के 
एक अहाते में बनी हुई है जिसकी नीची-नीची दीवारें, हैं और यह एक बाकायदा 
फनिस्तान है । 

बाकी बिल्लाहियों को को नीचे चबूतरों पर बनी हुई है । पहला चबूतरा कोई 
24 फुट मुरब्बा है जिसके चारों ओर कोई डेढ़ फुट ऊंची खारे के पत्थर की दीवार है, 
दूसरा 12 फुट मुरब्बा है जिसके गिर्द एक फुट ऊंची दीवार है । इस दूसरे चबूतरे 
पर एक जनाने की शक्ल का मजार है । कान के सिरहाने तीन महराबों की एक 
दीवार है जिसमें दीपकों के लिए सुराख बने हुए हैं । कन के दाएं हाथ एक मस्जिद 
है , जिसमें महराबदार पांच वरवाजे है । 

जहांगीर ( 1605 ई० से 1627 ई० ) 
अकबर के पश्चात जहांगीर तख्त पर बैठा । अकबर ने अपने जीवन -काल 
में ही इसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया था । इसके दो भाई अकबर के 
सामने ही मर चुके थे । यह 1605 ई० में गद्दी पर बैठा । इसने भी आगरे को ही 
राजधानी कायम रखा । जहांगीर को कसमीर बहुत पसंद था और गरमियां वह वहीं 
बिताया करता था । अक्तुबर 1627 में कबमीर से वापसी पर वह यकायक बीमार 
हमा और 59 वर्ष की आय में 22 वर्ष के शासन के पश्चात इतवार के दिन मृत्यू 
को प्राप्त हुमा और लाहौर के करीब शाहदरे में एक निहायत शानदार मकबरे में , जो 
राबी नदी के किनारे बना हमा है , दफन किया गया । 

इसके ज़माने की बहुत कम इमारतें बनी हुई हैं । आगरे में बेशक है, मगर 
दिल्ली में तो चंद ही हैं जिनमें चौसठ मसम्भा , परब सराय का पूर्वी द्वार , फरीदखा 
की कार्वा सराय , फाहिमखां का मकबरा और खानखाना का मकबरा उल्लेखनीय 
है । सलीमगढ़ का यमना परका पुल भी इसीने बनवाया था । 
फरीदा की कारवां सराय ( 1608 ई० ) 

दिल्ली दरवाजे से निकलकर सीधे नई दिल्ली को जाएं तो दाएं हाथ पर पुरानी 
दिल्ली जेल हुआ करती थी । यह वास्तव में सराय थी । पुरानी दिल्ली के साथ यह 
सराय भी बीरान हो गई । आलमगीर सानी और शाह आलम ही के समय में यह बिल्कुल 
वीरान हो गई थी । अंग्रेजों ने इसे जेलखाना बना लिया था । आजादी की लडाई के दिनों 
में इस जेल में बड़े-बड़े नेता रखेगए थे । डा० अंसारी, पंडित मदनमोहन मालवीय, 
विट्ठलभाई पटेल, विधान चन्द्र राय , ये सब ही इस जेल में रहे । दिल्ली के तो तमाम 
राजनीतिक कैदी इस जेल में रहे । मास्टर समीरचन्द , अवधबिहारी, जो पुराने क्रान्ति 


136 


बिल्ली को खोन 


कारी थे, उनको इसी जेल में फांसी दी गई । इस लिहाज से यह स्थान बड़ा ऐतिहा 
सिक रहा है । मब तो तमाम पुरानी इमारतें तोड़ कर यहां आजाद मेडिकल कालेज 
बना दिया गया है । मुगलों के जमाने में यहफरीदखां की कारवां सराय थी । फरीदशा 
शाहजहां के समय में गुजरात के सूबेदार थे । फरीदाबाद भी उन्हीं का बसाया था जो 
दिल्ली से 15 मील है । सलीमगढ़ के किले को भी उन्होंने ही ठीक करवाया । फरीदखा 
सराय शाहजी में दफन हैं , जो बेगमपुर को मस्जिद से पूर्व में कोई 400 गज पर है । 
बारह पुला ( 1612 ई० ) 

यह पुल हुमायूं के मकबरे से करीब ही दक्षिण द्वार के दक्षिण- पूर्व में स्थित 
है । इसे जहाँगीर के एक दरबारी मेहरबान आगा ने बनवाया था । उसीने अरब 
की सराय का पूर्वी द्वार बनवाया था । पुल पर के एक लेख से यह 1612 ई० में 
बना बताया जाता है. लेकिन कनिषम का कहना है कि मैरिनर फिच ने इसे 
1611 ई० में देखा था । इसलिए यह 1612 ई० में नहीं बन सकता । यह चने - पत्थर 
की एक भारी इमारत है । यह यमुना को एक धारा पर बनाया गया था । 1628 ई० 
में मकबरे और पुल के बीच एक चौड़ी सड़क यो जिसके दोनों ओर सायेदार वृक्ष 
लगे हुए थे । इस पुल में ग्यारह दर थे, यद्यपि नाम इसका बारह पुला था । यह नाम 
इस कारण पड़ा मालम होता है कि दर चाह बयारह हो मगर पुल के स्तुन बारह 


पुल 361 फुट लम्बा और 46 फुट चौड़ा है । इसकी ऊंचाई 29 फुट है । पुल 
के दोनों तरफ बड़े भारी पुरते हैं । पुल को मुंडेरों के ऊपर 10 फुट ऊंचे बुजं बने हुए 
हैं जो दोनों ओर एक -दूसरे के सामने हैं । उत्तर की दूसरी महराब पर एक लाल 
पत्थर की दीवार कोई पाठ फुट ऊंची और पांच फुट नाड़ी बनी हुई है जिस पर 
लेख लिखा हुया है । 
फरीद बुखारी का मकबरा ( 1615 ई . ) 

बेगमपुर की मस्जिद के मुकाबिल से आधा मील पूर्व में बोखफरीद बुखारी का 
मकबरा है जिसे जहांगीर के काल में मुरतजा खां के नाम से पुकारते थे । अकबर के 
काल में इसे पहले मीर बन्धी के स्थान पर लगाया गया । अकबर को मत्यु के बाद 
यह जहांगीर के मददगारों में रहा । इसने ही शाहजहां खुसरो को व्यास नदी के 
किनारे पराजित किया था । इसी के एवज में इसे मरतजा खां की उपाधि मिली 

और इसे गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया । इसके बाद यह पंजाब का सूबेदार 
बनाया गया । पाकपट्टन में 1615 ई० में इसकी मृत्यु हुई और बेगम पुर में दफन किया 
गया । कल के ऊपर कोई मकबरा रहा होगा । अब तो संगमरमर की कब है । यह सात्त 
फुट लम्बी और 8 फुट चौड़ी है और बीस इंच ऊंची । सिरहाने की तरफ एक 


मुगल काल को बिल्ली 


137 


पत्थर सात फुट ऊंचा और 20 इंच चौड़ा लगा हुआ है जिस पर कोई लेख लदा 


मकबरा फाहिमसा या नीला बुर्ज ( 1624 ई. ) 

इमायं के मचायारे की पूर्वी दीवार के बाहर एक टूटा -फूटा नीला गुंबद खड़ा 
है जिसे हज्जाम का गुंबद भी कहते है । सम्भवतः यह खानखाना के साथी 
मन्दुल रहीम का है और शायद खानखाना ने इसे 1624ई० में तामीर करवाया था । 
महाचत खां ने खानखाना को कैद करने से पूर्व फाहिम को कुछ दे-दिलाकर अपनी 
तरफ करने का सत्न किया था , लेकिन फाहिम एक वफादार साथी था । उसने 
अपने मालिक के साथ नमकहरामी करने से इन्कार कर दिया और महाबत खां से 
लड़ता हया मारा गया । अपने दफादार साबो की यादगार पायम रखने के लिए 
सानखाना ने उसकी कब पर मकबरा बनवा दिया जो खास तौर से सुन्दर रहा होगा । 
इस पर नीलेरंग की चीनी का काम किया हुआ है । 

मकबरा एक चबूतरे पर बना हुमा है जो 108 फुट मुरब्बा है और पांच फुट 
ऊंचा है । गुबद अठपहल है जिसके चारजिले लम्बे और चार छोटे हैं और व्यास 2 
फुट है । चबूतरे के ऊपर से गुंबद को ऊंचाई सत्तर फुट है जिस पर लाल पत्थर का 
छः फुट ऊंचा कलश है । मकबरे की हालत आजकल काफी खराब है । 
मकबरा प्रजोक्ष कुफालत्ताचा या चौंसठ खम्भा ( 1624ई० ) 

माजमखां के मकबरे से कोई बीस गज के अन्तर पर उसके लड़के मिरजा 
अजीज कुकलताश का वाव दफन है जो अकबर का दूध भाई था मौर उसकी 
सभा का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था । ऊधमलां द्वारा उसके पिता का कत्ल किए 
जाने के पश्चात् बादशाह ने खुद मिरजा अजीज की देखभाल अपने ऊपर ले ली थी । 
अजीज कुकलताश का जीवन कुछ मिला -जुला गुजरा है । उसकी इज्जत भी बहुत 
हई और उसने अपमान भी बहुत सहा । सल्तनत के सबसे अगमा प्रान्तों पर उसने 
हकूमत की और एक बड़ी बगावत को दबाने में वह सफल रहा, लेकिन उसको 
सियासी बदनामी पौर तनजजली भी बरदाश्त करनी पड़ी । अकबर की मृत्य 
के पश्चात उसने खसरो का उसके पिता जहांगीर के खिलाफ साथ दिया पौर यद्यपि 
जहांगीर से उसकी सुलह-सफाई हो गई और सरकारी पदों पर उसकी उन्नति भी 
हुई, लेकिन उसकी प्रारम्भिक गलतियों को कभी नजरअन्दाज नहीं किया गया । 
अजीज कुकलताश को जहांगीर के एक पोते का संरक्षक मुकर्रर कर दिया गया 
था जिसके हमराह वह गुजरात गया और 1624 ई० में अहमदाबाद 
में उसकी मृत्यु हुई । उसके पाव को दिल्ली लाया गया और निजामुद्दीन गांव में 
उसके पिता और प्रौलिया को कत्रों के पास उसे दफन किया गया । 


138 


बिल्ली की खोज 


मिरजा अजीज के मकबरे को आम तौर से चौंसठ खम्भों कह कर पुकारते 
हैं । यह 69 फुट मुरब्बा 64 खम्भों का एक मंडप है जिसकी ऊंचाई 22 फुट है । 
मिरजा ने अपने जीवन काल में ही इसे बनाया था । मकबरे के स्तम्भ , जालियां , 
फाँ और छत सब संगमरमर की है । स्तम्भ निम्न प्रकार से बने हुए हैं । भवन के 
हर एक कोने में चार - चार स्तम्भ लगे हुए हैं, जो एक -दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं । 
खम्भों के बीच किनारों पर मकबरे की हर तरफ चार- चार खम्भों की दोहरी 
कतार है जिन पर संगमरमर की महराबें रखी हई है और इस प्रकार 48 स्तम्भ 
बाहर के भाग में है । सोलह स्तम्भ अन्दर है जो चार - चार की कतार में है और वे भी 
दोहरे खम्भों की एक ही कतार में खड़े हैं । अन्दर के खम्भों में आपस का अन्तर 
12 फुट है और जो चार - चार की जट के 64 खम्भे है उन पर 25 डोटे गंबद 
घरे हुए है जो 25 महराबों को सहारा दे रहे है । 


मकबरा खानाखाना ( 1626 ई० ) 

फाहिम के मकबरे के पास ही उस सड़क की दाहिनी ओर जो हुमायूं के मकबरे 
से बारह पुले को जाती है और निजामुद्दीन-मधुरा रोड पर बाएं हाथ पर अब्दुल 
रहीम खानखाना का मकबरा है । यह बैरमग्ना का बेटा था जो हुमायूं बादशाह 
का मित्र और जनरल था । इसकी मां एक मेवाती रईस की लड़की थी । अकबर इसकी 
योग्यता से बड़ा प्रभावित था और इसको बड़े-बड़े जिम्मेदारी के काम सुपुर्द किए 
हए थे । इसने गुजरात में एक बड़ी भारी बगावत को रोका , सिंघ को फतह किया 

और दक्षिण में खराब हालत में भी अकबर के जमाने तक शाही बकार को कायम 
रखा । जहांगीर के जमाने में इसकी किस्मत ने पलटा खाया । यह जहांगीर के सड़के 
खुर्रम का साथ देता था , लेकिन तटस्थ न रह सका । कभी किसी के साथ कभी 
किसी के साथ । आखिर महावत चा ने इसे गिरफ्तार करके बादशाह के हुक्म से 
दिल्ली भेज दिया । वहां से बह लाहौर भेजा गया जहां वह बीमार पड़ा और मरने 
के लिए दिल्ली लौट आया । एक लेख के अनुसार उसका जीवन दिल्ली हुकूमत के 
पचास साला कारनामों का इतिहास था । उसकी मृत्यू 1626 ई० में हुई । 

मकबरा 1 4 फुट ऊंचे और 166 मुरब्बा फुट के चबूतर पर चूने- पत्थर का 
बना हुमा है । मकबरे के चारों ओर सत्रह-सत्रह महराबें हैं जिनमें से 14 दीवारदोज 
हैं । बाकी में से कमरों में जाने का रास्ता है । चबूतरे के दक्षिण में 14 सीढ़ियां है । 
गुंबद अठपहल है जिसके चार भाग लम्बे और चार तंग है । व्यास 85 फुट है । तंग 
भाग में दो - दो महराबें हैं जो गैलरी में जाने के रास्ते है । छतं तंग जिलों पर बनी 
हुई है । उस पर एक बुर्ज है । चबूतरे पर से गुंबद की ऊंचाई 37 फुट है । पहले यह संग 
मरमर का बना हुआ था , मगर आसफउद्दौला के काल में वह सब उखाड़ लिया 


मगत काल की दिल्ली 


139 


गया । अब तो नंगी दीवारें खड़ी है और घास उगी रहती है । कत्र का भी अब पता 
नहीं रहा । 

हर खम्भे के ऊपरी और नीची तह के भाग पर पत्तों का कटावदार काम हो 
रहा है और बांच के भाग पर बहुत खूबसूरत पालिश हुआ है । खम्भों की ऊंचाई दस 
फुट है जिनमें कुछ के ऊपर पच्चीकारी का काम किया हुमा है । पदों के पर जो 
महरावें हैं , बे खुली हुई हैं । भवन में जाने को चार दरवाजे हैं जो चौतरफा बीच की 
महराब के नीचे बने हुए है । 

मकबरे के फर्श का बहुत कम हिस्सा लाल पत्थर से जड़ा हुआ है । कुछ 
जगह जहां संगमरमर को जालियां खराब हो गई थी , उन्हें सफेद पत्थर से तब्दील 
कर दिया गया है । 

पूर्वी द्वार से मकबरे में दाखिल हों तो भवन चार- चार खम्भों की कतार द्वारा 
पांच भागों में बंटा दिखाई देता है । पहला और दूसरा भाग खाली है, तीसरे 
में मिरजा अजीज के बड़े भाई युसफ मोहम्मद सां और भतीजे की कजे है , चौथे में 
इसकी अपनी का है और इसके पैरों की तरफ इसके दूसरे भतीजे की । पांचवें 
भाग में इसको बोबो को और उत्तरी कोने में , जो तमाम अन्य कनों से एक कटहरे 
द्वारा अलहदा किया हआ है . मिरजा के एक और भतीजे की का है । अन्य कों 
कुकलताश परिवार की है । सब मिला कर चौंसठ खम्भों में दस कनें हैं । मिरजा अजीज 
की कब्र पर जो कुतुब खुदा हुआ है, उसमें इसका नाम और मृत्यु-तिथि लिखी हुई 
है जो 1634 ई० है, लेकिन यह जो यादगार है वह दस्तकारी 
का एक सास नमूना है । इसकी शक्ल कलमदान जैसी है और उस पर जो फूल 
पत्ती बने हुए हैं वे कमाल के हैं । पत्तियां, कलियां, फूल और कॉपलें सब एक खास 
पसंदगी के नमूने है । यद्यपि मिरजा जहांगीर की कब का तो यह मुकाबला नहीं 
करते, लेकिन चूंकि मौसमी तब्दीलियों से इसकी रक्षा होती रहती है। इसलिए 
यह बेहतर हालत में है और है भी देरपा । 

मकबरे का बाहरी भाग कोई खास दिखावे का नहीं है , लेकिन अन्दर का 
भाग बड़ा प्रभावशाली है । खासकर इसके खम्भों की कला , इसकी महराबों 
की सफाई और इसकी जालियां देखते ही बनती है । मकबरे का अन्दरूनी भाग 
बहुत मुलायम और नाजक है और इस लिहाज से यह लामिसाल है तथा वाहजहां 
के भवनों के मुकाबले में बखूबी टिक सकता है । चौंसठ खम्मे के साए में दिल्ली के 
आखिरी बादशाह बहादुरशाह की बीवियों और लड़कियों की कनें हैं । 


140 


दिल्ली की बोच 


शाहजहां (1627 - 1656 ई० ) 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 1526 ई० की पानीपत की लड़ाई और 
लोदी खानदान की बरबादी के बाद, हिन्दुस्तान की सल्तनत मुगलों के हाथ मा गई 
जिसका पहला बादशाह बाबर था । उसने आगरे को ही राजधानी रखा । बाबर 
की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा हुमायूं भी 1540 ई० तक आगरे में ही रहा । 
शेरशाह ने उसे मुल्क से निकाल दिया और जब 1556 ई. में हुमायूं फिर से 
हिन्दुस्तान का शादशाह बना तो उसने दिल्ली को राजधानी बनाया, मगर छः महीने 
बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ । हुमायू के बाद अकबर ने आगरे को ही राजधानी 
रखा और उसके बाद जहांगीर ने भी अपने बाप का अनुसरण किया । जहांगीर 
के बाद शाहजहां की ताजपोशी भी आगरे में ही हुई और ग्यारह बरस तक वह भी 
वहां राज करता रहा । मगर मागरा वाहर पुराना हो चुका था । वहां जगह की 
तंगी महसूस होने लगी थी । फोज की नकले- हरकत में बड़ी अडचन पड़ती थी क्योंकि 
बाजार संकरे ये । शाहजहाँ चाहता था कि प्रागरे को फिर से बसाया जाए, वहां के 
बाजार चौड़े किए गए , मगर तिजारतपेशा लोग न माने; माखिर दिल्ली को 
राजधानी बनाने का निश्चय हुमा । यह मुसलमानों की बारहवीं और आखिरी 
दिल्ली थी । 


शाहजहां 1627 ई० में तस्त पर बैठा और तीस बरस तक हकूमत करके वह 
1658 ई० में अपने बेटे औरंगजेब के हाथों गिरफ्तार हुमा । शाहजहां का राजतिलक 
बड़ा धूमधाम से मनाया गया था । जब वह तख्त पर बैठा तो देश में प्रायः अमन 
चैन और शान्ति यो इसलिए इसको बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने का अच्छा मौका मिल 
माया जिसका इसे बडा शौक था । इसने ऐसी -ऐसी इमारतें बनवाई कि इसकी रूपाति 
संसारख्यापी हो गई । ताजमहल ही इसकी बनवाई एक ऐसी लामिसाल इमारत है 
जिसने न केवल इसका बल्कि इसकी बीबी का भी , जिसके लिए इसने उसे बनाया 
था , नाम अमर कर दिया । 


शाहजहां की शादी नूरजहां की भतीजो मुमताजमहल से हुई थी । वह अपने 
पति को बहुत चाहती थी । शादी के चौदह बरस बाद जब वह मरने लगी तो उसने 
अपने पति से दो बातें कहीं । एक यह कि वह दूसरी शादी न करे और दूसरी यह कि 
उसका मकवारा ऐसा बनवाए कि दुनिया उसे देखने पाए । शाहजहां ने अपनी बीवी 
की दोनों इच्छाओं को पूर्ण किया । 

शाहजहां के दरबार के ठाट -बाट को कोई हब न थी । उसके जमाने के कामिल 
खां ने उसका हाल लिखा है जो अगले बादशाहों से कहीं बढ़ा - चढ़ा हुआ था । 


मुगल काल की दिल्ली 


इमारतें बनाने में तो इसने हद ही कर दी थी । उसकी बीबी का मकबरा, ताजमहल , 
मागरे के किले की मोती मस्जिद मौर संगमरमर के महनात, दिल्ली पाहजहांचाद 
का लाल किला मौर जामा मस्जिद, ये इमारतें उसकी याद को हरदम ताजा किए 
रहती है । इन इमारतों के अतिरिक्त उसने जनता के लाभ के लिए भी कितने ही 
काम किए. जैसे पश्चिमी जमना नहर । तस्त ताऊस, जिस पर कहते हैं सात करोड़ 
रुपया खर्च हुमा था , इसीने बनवाया था । यद्यपि इन इमारतों और दूसरे कामों पर 
इसने खजाने-के - खजाने खाली कर दिए, फिर भी वाहते हैं कि इसकी मृत्यु के बचत 
इसके सजाने में चौबीस करोड़ रुपया नकद था । जवाहरात और जेवरात तथा दीगर 
सोने- चांदी का सामान उसके अलावा था । इसने तीस बरस हकमत की । इसकी 
हकूमत से सभी सुन्नी और खुशहाल रहे । तख्त ताऊस को एक फांसीसी जौहरी ने 
1665 ई० में देखा था । वह उसे एका पलंग की शक्ल का बताता है - चार फट चौड़ा, 
छः फुट लम्बा, जिसके चार पाए बीस से पच्चीस संच तक ऊंचे खालिस सोने के बने 
हुए थे । इस पर बारह स्तूनों का शामियाना तना रहता था । कटहरे पर भिन्न -भिन्न 
प्रकार के जवाहरात और मोती जड़े हुए थे । 108 बड़े लाल तख्त में जड़े हुए थे और 
11 6 जमरुद । शामियाने के बारह स्तुनों पर बेशकीमत बड़े- बड़े मोतियों की कतारें 
जी हई थीं । कीमत का अंदाजा साठ लाख पोण्ड या । इस पर दो मोर जवाहरात 
के ऐसे बने हुए थे कि असल रंग के मालूम होते थे । इसीलिए इसका नाम तस्त ताऊस 
पड़ा था । 1739 ई० में नादिरशाह इसे लूट कर ले बाया था । 

ताजमहल को बनाने में बराबर बाईस वर्ष तक हजारों आदमी काम करते 
रहे । इस पर चार करोड़ के करीब लागत आई थी । वाहजहां ने आगरे के किले में 
आलीशान महल बनवाया । मौजूदा दिल्ली वाहजहां ने ही भाबाद की और लाल किला 
तथा उसके अन्दर के महलात 1648 ई० में इसीने बनवाए । दिल्ली शहर की 
चारदीवारी 1649 ई . में पहले पत्थर और गारे की चनी गई थी जो बरसात में टिक 
न सकी । फिर वह पुख्ता बना दी गई । 

शाहजहां 1634ई० में कश्मीर जाते वक्त दिल्ली होकर गुजरा था और 
उघर से ही अगले वर्ष वापिस पाया । दिल्ली आगरे के दरम्यान दाराशिकोह 
के लड़का पैदा हुआ । पोते के पैदा होने की खुशी में बादशाह ने तख्त ताऊस 
पर, जो सात बरस में तैयार हुमा या , पहले पहल दरबार किया । इसने सिक्का भी 
चलाया और एक खास किस्म की सोने की मोहर चलाई थी जो सिर्फ अमीरों 
और मनसबदारों को दी जाती थी । 


शाहजहां ने कैद में ही 1 फरवरी, 1666 को चौहत्तर वर्ष की उम्र 
में मत्य पाई और उसे अपनी प्यारी बीबी के पास ताजगंज में दफन किया गया । 


142 


बिल्ली की खोज 


शाहजहाँबाद और लालकिला --किला मोमल्लापुर ( 1636 - 48 ई० ) 

शहर और किले की बिस्मलार करने के लिए बादशाह कई बार दीनपनाह 
( पुराना किला ) देखने यहाँ माया । आखिर नजमियों और ज्योतिषयों की सलाह से 
यह जगह जहाँ अब लाल किला है, किले की तामीर के लिए चुनी गई और किले के 
चारो ओर फिर शहर शाहजहाबाद की बुनियाद डाली गई जिसको आम तौर 
पर दिल्ली कहा जाता है । किला ऐसा बनवाना शुरू किया गया जो आगरे के किले 
से दुगना और लाहौर के किले से कई चन्द बड़ा था । 1636 ई० में बुनियाद का 
पत्थर इक्जतखां की देखभाल में डाला गया । कारीगरों में सबसे बड़े उस्ताद अहमद 
बहामी चुने गए । इजतक्षा की देख -रेख में यह काम पांच महीने दो दिन रहा । इस 
असे में उसने बुनियादें भरवाई और माल- मसाला जमा किया । इक्जतखा को सिब 
जाने का हुक्म मिला और काम पलीबर्दी खां के संपर्द किया गया जिसने 
दो वर्ष एक मास चौदह दिन में किले के गिर्द फसील बारह -बारह गज ऊंची उठवाई । 
इसके बाद अलीबर्दी खां बंगाल का सूबेदार बन गया और उसको जगह काम 
मकार मतखां के सुपुर्द हुआ जिसने नौ साल की लगातार मेहनत से किले की तामीर 
का काम पूरा करवाया । उस वक्त बादशाह काबुल में था । मुकरंमतखां मीर 
इमारत ने बादशाह सलामत को सेवा में निवेदन पत्र भेजा कि किला तैयार है । 
चुनांचे तारीस 24 रबीउलअब्बल, 1648 ई० के दिन बादशाह सलामत हवादार 
अरबी घोड़े पर सवार होकर बड़े समारोह के साथ किला मोमल्ला ( लाल किले ) 
में दरिया के दरवाजे ( हिजरी दरवाजा ) से दाखिल हुए । 

जब तक बादशाह दरवाजे तक नहीं पहुंच गया दाराशिकोह बादशाह के सिर 
पर चांदी और सोने के सिक्के वार कर फेंकता रहा । महलात की सजावट हो चुकी 
थी और सहनों में नायाब कालीन बिचे हुए थे । हर एक नशिस्त पर गहरे लाल रंग 
का कश्मीरी कालीन बिछाया हया था । दीवाने माम की छतों में , दीवारों पर 
और एवानों पर लाता और चीन की मखमल और रेशम टंकी हई थी । बीच में एक 
निहायत पालीशान शामियाना , जिसका नाम दलबादल था और जिसे अहमदाबाद 
केशाही कारखाने में तैयार करवाया गया था और जो 70 गज लम्बा 45 गज चौड़ा 
था तथा जिसकी कीमत एक लाख रुपये यो , लगाया गया था । इसकी तैयारी में सात 
बरस लगे थे । शामियाना चांदी के स्तनों पर खड़ा किया गया था और चांदी का 
कटहरा उसमें लगा हुआ था । 

दीवाने ग्राम में सोने का कटहरा लगाया गया था । तल के ऊपर जो चदर 
छत चो , उसमें मोती लगे हुए थे और वह सोने के खम्भों पर खड़ी थी जिनमें हीरे 
जड़े हुए थे । इस मौके पर बादशाह ने बहुत से अतिये अता फरमाए । बेगम साहिबा 
को एक लाख रुपये नजर किए गए , दाराशिकोह को खास विलमत और 


मुगल काल की दिल्ली 


143 


जवाहरात जड़े हथियार और वीस हजारी का मनसब, एक हाथी और दो लाख रुपये 
अता किए गए । इसी प्रकार दूसरे शाहजादों , बजीरे आजम और दीगर मनसबदारों 
को प्रतिये अता किए गए । मुकर्रमतखा को , जिसकी निगरानी में किला तामीर 
हुआ था , पंचहजारी मनसब अता किया गया । दरबार बड़ी घूम-धाम के साथ 
समाप्त हुआ । 

किला अष्टकोण है । बड़े दो कोण पूर्व और पश्चिम में है और छः बोटे कोण 
उत्तर और दक्षिण में है । किले का रकबा करीब डेढ़ मील है । यह करीब तीन हजार 
फुट लम्बा और करीब 1, 800 फुट चौड़ा है । बरिया की ओर की दीवारें 60 फुट 
ऊंची है । खुशकी की तरफ की दीवार 110 फुट ऊंची है जिसमें 75 फुट संदक की 
सतह से ऊपर और बाकी खंदक की सतह तक है । किले के पूर्व में यमुना नदी थी जो 
किले के साथ बहती थी और तीन तरफ खंदक थी जिसमें रंगबिरंगी मछलियाँ पड़ी हुई 
थी । खंदक के साथ - साथ बागात ये जिनमें तरह -तरह के हर मौसम के फूल पौर 
झाड़ियां लगी हई थी । ये बागात 1857 ई० के गदर तक मौजद थे जो अब गायब 
हो गए है । पूर्व में यमुना और किले के बीच की नशेब की जमीन हाथियों 
की लड़ाई तथा फौज की कवायद करने के काम में आती थी । किले की तामीर की 
लागत का अंदाजा डेढ़ करोड़ रुपया है । लाल पत्थर और संगमरमर जिस राजा के 
इलाके में होता था उसने भेज दिया था । बहुत सा सामान किवितयों द्वारा फतहपुर 
सीकरी से लाया गया था । 

1719 ई० के भूचाल से किले को और शहर को बहुत नुक्सान पहुंचा था । 
1756 ई0 में मरहठों और मोहम्मदशाह दुर्रानी की लड़ाई में भी यहां इमारतों को 
बहुत नुक्सान पहुंचा था । उस वक्त बोलाबारी के कारण दीवाने खास , रंगमहल , 
मोती महल और माह बुज़ को काफी नुक्सान पहुंचा । किने को मजबूती के कारण 
उसको कोई नुक्सान न पहुंच सका । 

गदर के बाद अन्दर की इमारतों का बहुत सा हिस्सा मिसमार करके हटा 
दिया गया । रंगमहल, मुमताजमहल और खुर्दजहां के पश्चिम में स्थित जनाले महलात 
और बागात तथा चांदीमहल , ये सब खत्म कर दिए गए । इसी प्रकार तोशेखाने , 
बावर्चीखाने, जो दीवाने थाम के उत्तर में ये तथा महताब बाग तथा यात बाग का 
बहुत बड़ा हिस्सा हटा कर वहां फौजों के लिए बैरक और परेड का मैदान बना 
दिया गया । हयात बाग के उत्तर में और इसके तथा किले की उत्तरी दीवार के बीच 
में जो शाहजादों के महलात थे, वे भी गिरा दिए गए । 

किले के पांच दरवाजे थे । लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा शहर की 
तरफ और एक दरवाजा दरिया की तरफ सलीमगढ़ में जाने के लिए था । उस तरफ 
जाने के लिए दरिया पर पुल बना हुआ था । चौथी थी खिड़की या दरियाई 


दिल्ली की खोज 


दरबाचा जो मुसम्मन बुर्ज के नीचे है और पांचवां असद बुर्ज के नीचे वा । यह 
दरिया पर जाता था । इस तरफ से किश्ती में सवार होकर आगरे जाते थे । 
किले की चारदीवारी में बीच-बीच में बुर्ज बने हुए हैं । 

लाहौरी दरवाजा सदर दरवाजा था । यह किले की पश्चिमी दीवार के मध्य 
में चांदनी चौक के ऐन सामने पड़ता है । शाहजहां के वक्त में यह दरवाचा सौषा 
चांदनी चौक के सामने पड़ता था । खाई पर से गुजरने के लिए काठ का पुल 
था । दरवाजे के सामने एक खूबसूरत बाग लगा हुमा या और उसके आगे चौक जिसमें 
बादशाह के हिन्दू अंगरक्षक , जिनकी बारी होती थी , ठहरते थे । इस चौक के सामने 
एक बड़ा हौज था जो चांदनी चौक को नहर से मिला हमा था । औरंगजेब ने इस 
दरवाजे और दिल्ली दरवाजे के सामने हिफाजत के लिए घोषस ( पट ) बनवा 
दिया जिससे बाग खत्म हो गया । शाहजहाँ ने आगरे से अपनी कैद के दिनों में इस बारे 
में औरंगजेब को लिखा था कि तुमने घोषस बनवा कर मानो किले की दुल्हन के चेहरे 
पर नकाब डाल दी । दीवारें खड़ी रहने से किले का रास्ता उत्तर की और घूम कर 
आने का हो गया । इसी आगे के हिस्से पर नवे वर्ष तक यूनियन जैक लहराता रहा । 
90 वर्ष बाद घोषस के ऊपर खड़े होकर बी जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त , 
1947 को स्वतन्त्र भारत का संडा फहराया था और देश की भाजादी का ऐलान 
किया था । 

किले के अन्दर जाने का एक महराबदार दरवाजा 40 फुट ऊंचा और 24 
फुट चौड़ा है जिसकी ऊंचाई अहाते की दीवार से आठ फुट अधिक है । इस पर 
मोरचाबन्दी कंगूरा है जिसके दोनों तरफ लाल पत्थर की दो पतली-सतलो मीनारें 
दस फुट ऊंची हैं । लाहौरी दरवाजा बहुत ऊंचा और महराबदार है । इसकी ऊंचाई 
41 फूट और चौड़ाई 24 फुट है । दरवाजे की तीन मंजिलें हैं जिनमें कमरे बने 
हुए हैं । इनमें जिले के रक्षक रहते हैं । गदर से पहले किले की फौज का कमांडर 
इन्हीं में रहता था । बुर्जी पर अष्टकोण छतरियां बनी हुई है । बों के कंगरों के 
बीचोबीच दरवाजे का दरमियानी कंगूरा है । दरवाजे के ऊपर वाले कंगूरे की 
मुंबर पर एक कतार लाल पत्थर की तीन -तीन फुट ऊंची खुली महराबों की है जिन 
पर सात छोटी- छोटी संगमरमर की बजियां महराबों के बराबर -बराबर है । 
1857 ई० के गदर में इसी दरवाजे के सामने मिस्टर फेजर, कप्तान इगलस, पादरी 
यंग मादि अंग्रेज कल्क किए गए थे । 
दिल्ली दरवाजा 

बिल्कुल इसी तरह का दक्षिणी द्वार है जिसको दिल्ली दरवाजा कहते हैं । 
यह जामा मस्जिद की तरफ है । बादशाह इसी दरवाजे से शुक्रवार के दिन 
नमाज पढ़ने जामा मस्जिद आया करते थे । इसी दरवापों के सामने अन्दर की तरफ 


मुगल काल को दिल्ली 


महराब के इधर -उधर 1903 ई० में लार्ड कर्जन ने पत्थर के दो हाथी खड़ 
करवा दिए थे । 
छत्ता लाहौरी दरवाजा 

लाहौरी दरवाजे से दाखिल होकर एक छत्ता 230 फुट लम्बा और 13 
फुट चौड़ा आता है जिसके बीचो-बीच एक चौक है । इसका व्यास 30 फुट है । 
इस चौक के दाएं -बाएं छोटे - छोटे दरवाजे है जो किसी समय किले की बहत आबाद 
जगहों पर निकलते थे । इस चत्ते के दोनों ओर चार फुट ऊंचे चबूतरे पर बत्तीस 
दुकानें हैं । यह किसी जमाने में छत्ता बाजार के नाम से मशहर था और इस बाजार 
में हरकिस्म का सामान बिकता था । अब भी यहां सामान बिकता है । बत्ते की छत 
लदायो की है जिसमें तरह - तरह के लहरे और मोड़ बने हए है । छत्ते के दोनों 
मोर दो मंजिला मकान बने हुए हैं । ऐसा ही छत्ता दिल्ली दरवाजे के सामने भी है । 
नक्कारखाना 

लाहौरी दरवाजे के छत्ते में से गुजरने के बाद हमको एक सजा हुआ चौक 200 
फुट लम्बा और 1 40 फुट चौड़ा मिलता है जिसके गिर्द मकान बने हुए थे । इनमें 
उमरा और मनसबदारों को बैठकें थी । इस चौक के दक्षिण और पश्चिम के कोने 
में कुछ पोर इमारतें थीं जिनमें उच्च अधिकारी राज - कार्य में लगे रहते थे । 
चौक के बीच में एक हौज था जिसमें नहर गिरती थी और जो हर वक्त भरा 
रहता था । यह नहर चौक के बीचोंबीच में से गुजरती थी जिससे इस चौक के दो 
टुकड़े हो गए थे । नहर के बराबर-बराबर दोनों ओर एक चौड़ी सड़क उत्तर से 
दक्षिण को थी जो एक पोर शाही बागों को चली गई थी जिनको यही नहर पानी 
पहुंचाती थी और दक्षिण की ओर दिल्ली दरवाजे से आ मिली थी । हौज के सामने 
और लाहौरी दरवाजे के बाजार के अन्दरूनी दरवाजे के मुकाबले में एक पुख्ता जंगले 
के अन्दर नक्कारखाने की लाल पत्थर की पक्की इमारत थी । अंग्रेजी जमाने में 
फौजी काम के लिए यहां बहुत कुछ टूट -फूट हुई है । अब न इस चौक की दीवारें 
है, न होज , न कोई इमारत बाकी है, न ही वह पत्थर का जंगला रहा , लेकिन नक्कार 
खाने के कमरे और दर खुले हुए थे । अब कई दर बन्द कर दिए गए है । बाजार के 
दरवाजे और नक्कारखाने के बीच की इमारत गिराकर मैदान साफ कर दिया गया है । 
इसलिए यह पता नहीं चलता कि शाहजहां के काल में नक्कारखाने के दोनों ओर क्या 
क्या इमारतें बनी हुई थीं । इस नक्कारखाने के ऊपर हर रोज पांच बार नौबत 
बजा करती थी । इतवार को सारे दिन नौबत बजती थी क्योंकि वह दिन शुभ 
माना जाता था । इसके अतिरिक्त बादशाह की जन्म -तिथि को भी सारे दिन 
नीचत बजती थी । नक्कारखाना तीन फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जो अब 
चबूतरे के इस सिरे स उस सिरे तक बढ़ा दिया गया है । नक्कारखाने का दालान 


146 


दिल्ली की खोज 


70 फुट चौड़ा और 46 फुट ऊंचा है जिसके चारो कोनों पर 10-10 फुट 
ऊंची बुजियां हैं । नक्कारखाने का दरवाजा 29 फुट ऊंचा और 100 फुट 
चौड़ा है जिसके बीच में दोनों ओर दो मंजिला कमरे है । उनके आगे भी महराबें बनी 
हुई हैं और इनके इधर- उधर ऊपर जाने को सीढ़ियां है । उसके ऊपर पंचदरा 
दालान है । इधर- उधर दोनों मोर उसके दर है । इसी दालान में नौचत बजा 
करती थी । छत के उत्तर -पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी कोनों पर चार खम्भों 
की चौकोर बुजियां है जिनके गुंबदों के नीचे एक चौड़ा छज्जा है । यह दरवाजा , 
जो नक्कारखाने के काम में आता था , बास्तब में दीवाने ग्राम के सहन का दरवाजा 


हतियापोल दरवाजा 

नक्कारखाने के दरवाजे को हतियापोल दरवाजा भी कहते थे । कुछ लोगों का यह 
कहना है कि यह नाम इस कारण पड़ा कि दरवाजे के दोनों तरफ दो पत्थर के हाथी खड़े 
थे । कछ यह कहते हैं कि यहाँ हाथी कभी खड़े नहीं हुए क्योंकि सिवा शाही खानदान 
के सदस्यों के सारे उमरा जो हाथी पर सवार होते थे दीवाने ग्राम के सहन में 
दाखिल होने से पूर्व यहीं अदब के ख्याल से हाथियों पर से उतर पड़ते थे । इसलिए 
यह नाम साहर हो गया । नक्कारखाने के दरवाजे में से सिवा शाही खानदान दालों 
के और किसी को सवारी पर बैठ कर जाने का अधिकार न था । राजदूत, मन्त्री , उमरा 
सब-के - सब पैदल ही जाते थे । इस रसम की पाबन्दी आखिरी दम अर्थात बहादुरशाह 
के जमाने तक की जाती रही । चुनांचे अंग्रेज रेजीडेंट मिस्टर होफिज इसी इल्जाम 
पर कि वह शाही अदब कायम नहीं रखता था , मौकूफ कर दिया गया था । यह 
दरवाजा बड़ा ऐतिहासिक है । 1712- 13 ई० में जहांदारशाह को और 
1713- 19 ई० में फरुखसियर को इसी नौबतखाने में कत्ल किया गया था । 
दीवान आम 

जिस जमाने में यह इमारत अपनी असली हालत में थी तो इसकी 
लम्बाई 550 फट और चौड़ाई 300 फूट थी । इसकी चारदीवारी के अन्दर एक 
सिलसिला मकानों और दालानों का था जिनकी बाबत बरनियर ने लिखा है कि 
वह महल इंजिलस्तान के शाही महल से मिलता -जुलता था । केवल इतना अन्तर है 
कि यह दो मंजिला नहीं है और दालान अलहदा-अलहदा है । इस महल के कमरे 
बहुत खुले हुए और चौड़े थे जिनकी कुर्सी 31 फुट थी । इन स्थानों में वे दरबारी और 
उमरा रहते थे जिनकी बैठक होती थी । ईद वगैरह बड़े त्योहार पर ये स्थान बड़ी 
शान के साथ सजाए जाते थे । खम्भों पर कीमखाव और दरों में रेशमी और मखमली 
पद लगाए जाते थे । फर्चा बढ़िया- से- बढ़िया कालीनों से सजाया जाता था । 
1857 ई० के बाद इस महल के अहाते के तमाम मकान और दीवार गिरा कर 


मुगल काला को दिल्ली 


147 


जमीन के बराबर कर दिए गए । अब उनका कोई नामो -निशान बाकी नहीं है । 
अब यहाँ दीवाने ग्राम का बड़ा भारी दालान अकेला खड़ा है यह बास्तव में पूर्वी 
दीवार से मिले हए सहन का मध्य है । इस दालान के सीधी तरफ एक फाटक था जिसमें 
से एक दूसरे नाहन में जा निकलते थे । इसके बाएं हाथ बलीप्रहाई के महलात्त थे 
जिन्हें गिरा कार सपाट मचान कर दिया गया है । दीवाने आम के महल की भी हालत 
खराब हुए बिना न रही । इसका सोने का काम जगह- जगह से खुरच डाला गया और 
पच्चीकारी के काम में जो कीमती पत्थर और नगीने जड़े हए थे ये भी निकाल 
लिए गए , मगर जो बचा है वह भी देखने योग्य है । यह तमाम इमारत लाल पत्थर 
की बनी हुई है । चबुतरा चार फट ऊंचा है और दालान मस्सी फट लम्बा और चालीस 
फुट चौड़ा है । बुजियों की ऊंचाई छोड़ कर छत की ऊंचाई तीस फुट है । यह दालान 
तीन तरफ से खुला हुआ है । केवल एक मोर दीवार है । छत सपाट है जिसके तीन 
पोर चौड़ा बज्जा है । दालान के अन्दर तीन कतारें सात-सात दरों की है । हर एक 
दर में चार- चार खम्भे छः डा फट के अन्तर पर है जिन पर बंगड़ेदार महराजे पछील 
की दीवार से शुरू होकर इमारत तक है । दालान के आगे बरामदे में दस बड़े-बड़े 
सम्मे है जिनकी महराबें इसी प्रकार की हैं । दालान के तीन मोर सीढ़ियां हैं - पांच 
सामने की ओर और सात- सात इधर- उधर । 


सिहासन का स्थान 

पछील की दीवार के मध्य में करीब 21 फुट की चौड़ाई में संगमरमर पर 
पच्चीकारी का काम किया गया है जिसमें भिन्न -भिन्न प्रकार के और रंगों के पत्थर 
जड़े हुए हैं और जहां तरह-तरह की फूल -पत्तियां, बेल -बूटे, गुलदस्ते और चिड़ियों 
की सनसतकारी दिखाई गई है । बीच में एक संगमरमर का चबूतरा आठ फुट ऊंचा 
और सात फुट चौड़ा है जिस पर संगमरमर का कुर्सीदार बंगला चार गज मुरब्बा 
बना हुआ है । इसके चार खम्भे है जिन पर वह बंगला खड़ा है । ये खम्भे संगमरमर 
की खुदाई के काम के है जिन पर सुनहरी कलस चढ़े हुए है । इस बंगले पर और पीछे 
की दीवार पर जो सात गज लम्बी और डाई गज चौड़ी है तरह-तरह के रंगीन और 
बहुमूल्य पत्थर लगे हुए है और बेल-बूटे तराशे हुए हैं । इस दीवार के पीछे शाही महल 
था । उसमें दरवाजे लगे हुए थे । जब कभी दरवारे आम होता था , बादशाह उस 
ओर से आतेचे और तन्त पर बैठते थे और तमाम राज्य अधिकारी हाय बांध कर 
तस्त के सामने खड़े होते थे । तस्त की कुर्सी आदमी के कद से ऊंची है । इस वास्ते 
इस तख्त के आगे संगमरमर का बहुत सुन्दर एक तस्त रखा है । जब किसी को कुछ 
निवेदन करना होता था तो माज्ञा पाकर बजीर खड़ा होकर बादशाह के सामन 
निबेदन पेक्षा करता था । यह तख्त संगमरमर का है और 7 फुट लम्बा, 4 फुट चौडा 
तथा 3 फुट ऊंचा है । इसका सारा काम लोग उखाड़ कर ले गए । चबूतरे के चारों ओर 


दिल्ली की खोज 


भी वैसा ही रंगीन फूल- पत्ती का काम है । संगमरमर का यह चबूतरा और बंगला दालान 
की पूरी चौड़ाई में नहीं है बल्कि चबूतरे के दोनों ओर है । इस बंगले की जमीन के 
बराबर दो संगमरमर की बैठक थीं जो उन उमरा के बैठने के लिए थीं जो बादशाह के 
खास खिदमतगार थे । इस तख्त के तीन और मुलम्मा किया हुआ था और चौथी और 
एकताह का 30X40 का कटहरा था । यह स्थान दरबारी उमरा के लिए 
नियत था । 

बादशाह के दरबार की शान भी अजीब हना करती थी । उस वक्त बड़े 
बड़े राजा, उमरा और मनसबदार दरबार में हाजिर होने के लिए जर्क -वर्क लिबास 
पहने , बड़ी शानो- शौकत के साथ आते थे । मनसबदार घोड़ों पर सवार दो नौकर 
उनके आगे , दो पीछे हटो, बचो कहते चलते थे । राजा और उमरा घोड़ों पर चढ़ कर 
या पालकियों में सवार होकर पाते थे जिन्हें छः मादमी कंधों पर उठाते थे । 
पालकियों में की मखाब के मसनद-तकिए लगे रहते थे , उमरा उनका सहारा लगाए , 
पान चबाते गाते थे । पालकी के एक तरफ एक नौकर चीनी या चांदी का पीकदान । 
उठाए और दूसरी तरफ दो नौकर मोरपंख से हवा करते और मक्खियाँ 
उड़ाते चलते थे । तीन- चार पैदल आगे- आगे हटो , बचो करते चलते थे । पीके चंद 
घुड़सवार अंगरक्षकों के रूप में चलते थे । 

दरबार डेढ़ - दो घंटे होता था । दरबार के शरू में चंद घोडे बादशाह के सामने 
से गुजारे जाते थे ताकि बादशाह देख सकें कि वे अच्छी हालत में रखे जाते हैं या 
नहीं । फिर हायी गजार जात व जिनको खूब सजाया होता था । वसंड उठा कार 
बादशाह को सलाम करते थे । फिर हिरन , नील गाय, भैसे, कुत्ते और फिर परिंदे 
गुजारे जाते थे । इसके बाद किसी-न-किसी अमीर को फौज गुजरती ची । इतना ही 
नहीं, बादशाह खुद अपनी फौज के एक -एक सिपाही का ध्यान रखते थे । सबसे 
वहदमिलते थे और पूछताछ करते थे । जनता को तमाम जिया बादशाह के 
सामने पेश की जाती थीं जिन्हें वह खद सुनते थे । अर्जीरसों दरबार में खुद 
हाजिर होकर दरख्वास्त गुजारता था । बादशाह उसकी शिकायत सन कर हकम 
सादिर फरमाते थे और इन्साफ करते थे । 

यह सब अदब -कायदेफखसिबर के जमाने तक ही जारी रहे । 

दीवाने ग्राम के उत्तर की पोर के दरवाजे से होकर एक सहन को पार करके 
एक और दरवाजा माता था जिसे लाल पर्दा कहते थे । इससे जनानखाने में 
दाखिल होते थे जो दीवाने खास के सामने की तरफ था । इस दरवाजे पर बादशाह 
के अंगरक्षक खड़े रहते थे । मन्तिम सहन के मध्य में और नदी की ओर की 
दीवार के साथ , जिसे जेरस रोखा कहते थे, दीवाने खास , शाही हम्माम और मोती 
मस्जिद की इमारतें तथा बादशाह के निजी मकान थे । इधर से ही रंगमहल 
और जनानखाने को रास्ता था । इसके उत्तर की तरफ ह्यात बच्चा बाग था । 


मुगल काल की दिल्ली 


149 


दीवाने खास 

जिस सहन में लाल पर्दे में से होकर जाते थे, वह दीवाने ग्राम के सहन का चौथाई 
था । दूसरा सहन लम्बाई - चौड़ाई में 210X 180 था । इससे मिले हुए 
शाहजहां का हम्माम और औरंगजेब को मोती मस्जिद है । इस अहाते की 
पश्चिमी दोबार खुद वह सहन था , जिसका जिक ऊपर आ चुका है और दक्षिण 
की ओर महल और रंगमहल था । दीवाने खास को लामिसाल इमारत साढ़े चार फुट 
ऊंचे 240/x18 लम्बे- चौड़े चबूतरे पर बनी हुई है । यह इमारत बिल्कुल सीधी 
खादी संगमरमर की बनी हुई है । इस दालान की लम्बाई 90 फूट और चौड़ाई 
67 फुट है । इसकी छत चपटी और महराबें बंगड़ेदार है । इसमें बत्तीस खम्भों 
की दोहरी कतार है । इनमें 24 तो चार - चार फुट मुरब्बा है और बाको आठ चार फुट 
लम्बे और दो फुट चौड़े है । दालान की पूर्वी दीवार के दो दरों में संगमरमर की 
जालियां लगी है । सारा दालान चबूतरे सहित संगमरमर का बना हुआ है । दालान की 
छत्त के चारों कोनों पर खुली हुई चौकोर बुजिया है,जिन पर छतरियां और चार -चार 
स्तून हैं और ऊपर सुनहरी कलस है । खम्भों पर तरह -तरह के बैल -बूटों, फूल- पत्तियों 
की पच्चीकारी का काम है । तरह -तरह के रंग भरे हए है । दीवाने खास में से एक नहर 
संगमरमर की कोई बारह फुट चौड़ी, जिस पर संगमरमर की सिल ढकी हुई है , 
चलती थी । इसे नहरे बहिश्त कहते थे । इसमें जगह- जगह फब्बारे छूटते रहते थे । 
दालान का अन्दरूनी कमरा 48 फुट लम्बा और 27 फुट चौड़ा है जिसके बारह स्तून है । 
अब भी संगमरमर का वह चौकोर चबूतरा मौजूद है,जिस पर शाहजहां का वह विख्यात 
तख्त ताऊस था , जिसकी ख्याति संसार में फैली हुई थी । इस दालान की कार्नस के 
नीचे कमरे की चौड़ाई में कोने की महराबों पर छोटी -सी संगमरमर की तख्तियों पर 
सादुल्लाखां का मशहूर कुतबा लिखा हुआ है - 

" अगर फरदौस वररुए जमी अस्त 

हमी अस्लो हमीं अस्तो हमी अस्त । " 
( यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहां है, यहां है, यहां है ! ) 

बनियर ने इस दीवान की बाबत लिखा है । इस महल में बादशाह कुर्सी पर 
जुलुस फरमाते है और उमरा उनके गिर्द खड़े रहते हैं । इसी जगह प्रायः ओहदेदार 
एकान्त में मिलते है और बादशाह उनका निवेदन सुनते है और यहीं राज्य के विशेष 
कार्य सम्पन्न होते हैं । 


इस दीवान की छत निरी चांदी की थी , जिसे मरहठे और जाट उखाड़ कर । 
ले गए । रोहिल्लों ने जब दिल्ली पर हमला किया था उस वक्त की गोलाबारी के 


दिल्ली की खोज 


निशान यहां मौजूद है । नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली इसी दीवान में उस 
वक्त के बादशाह से मिले थे । यहीं गुलाम कादिर रोहिल्ले ने शाहआलम की 
आंखें फुड़बाई थीं और यहीं 1803 ई० में लार्ड लेफ ने मरहठों से बादशाह को 
कंद से छड़ा कर अपने तहत में लिया था । 27 दिसम्बर 1857 के दिन इसी जगह 
गदर के बाद ब्रिटिश काल शुरू हया और फिर जनवरी 1858 में इसी जगह 
बहादुरशाह बादशाह पर मुकदमा चलाया गया । 


तख्त ताकस 

नादिरशाह ने जब 1739 ई० में दिल्ली पर कब्जा किया तो तस्त ताऊस को 
तोड़ -ताड़ कर सोना - चांदी और कूल जवाहरात लेकर वह चलता बना । 
बरनियर ने इस तल्त को औरंगजेब के काल में देखा था , जो जश्न के मौके पर लोगों 
को दिखाया जाता था । उसने लिखा है : इस तख्त के ठोस सोने के छः बड़े- बड़े 
भारी-भारी पाए थे,जिन पर लाल , जमुरंद और हीरे जड़े हुए थे । जो बेशुमार अमूल्य 
रत्न इसमें जड़े हुए थे उनके मूल्य का अनुमान इस कारण होना कठिन या क्योंकि तख्त 
के निकट किसी को जाने की हिम्मत नहीं थी कि उनकी गिनती कर सके या 
उनको देख कर कीमत का अंदाजा लगा सके । फिर भी कीमत का अनुमान जार 
करोड स्पया किया जाता है । इसे शाहजहां ने बनवाया था और इस कदर बेश-कीमत 
जबाहरात इसमें इसलिए लगवाए थे ताकि मुगलों की दौलत का लोग अनुमान कर सके 
कि जब तस्त में इतनी दौलत लगी है तो न जाने और कितनी दौलत उनके पास 
होगी । इसमें जो दो मोर है, वे जवाहरात और मोतियों से लिपे हैं । यह एक 
फ्रांसीसी ने बनाए थे । तख्त के नीचे सभी उमरा अपने तड़क -भड़क वाले लिबासों 
में एक निचले तख्त पर जमा होते थे , जिनके चारों ओर चांदी का कटहरा लगा था । 
इस पर किमखाब का शामियाना तना रहता था । भवन के खम्भों पर किमखाब 
और जारी - बूटी की साटन लपेटी जाती थी । तमाम बड़े- बड़े कमरों के सामने 
शामियाने ताने जाते थे । फर्श बेशकीमत कालीनों का होता था या लम्बी- चौड़ी 
दरियों का । भवन से मिला हमा बाहर की तरफ एक शामियाना आधे सहन को घेर 
लेता था , जिसके गिर्द कनातें लगी रहती थी । इन पर चांदी के पतरों के खोल चड़े रहते 
थे । इस शानदार बामियाने का प्रवरा बिल्कुल सख और अन्दर मछली बन्दर को 
निहायत उम्दा छोट का अस्तर या । बामियानों में तरह-तरह के झाड़ और फान्स 
की हांडियां रोशनी के लिए लटकाई जाती थीं । रात को जश्न महताबी होता था , 
जिसमें तमाम चीजें सफेद होती थीं । यह नौ दिन तक चलता था । अकबर सानी के 
जमाने में दीवाने खास की हालत इस कदर खराब हो गई थी कि लोग उसे देख कर 
अफसोस के साथ हाथ मला करते थे । जगह- जगह टूटे सामान का ढेर लगा रहता था । 
कवतरों की बीटों से सब सामान खराब हो गया था । 


मुगल काल की दिल्ली 


151 


हम्माम 

दीवाने खास के उत्तर में शाही हम्माम है । इन दोनों इमारतों के बीच में 47 
फुट चौड़ा संगमरमर का फर्श है । हम्माम की इमारत की दक्षिणी दीवार के 
मध्य में दीवाने खास के मुकाबले में तीन दर का हाल है, जो हम्माम की ड्याड़ी है । 
इस ड्योढ़ी के दोनों ओर दो कमरे है जिनके बीच में से हम्माम में दाखिल होते 
है । हम्माम में संगमरमर के फर्श के तीन बड़े कमरे हैं । इन कमरों का फर्ग , आधी 
आधी दीवारें, हौज , पानी गर्म करने की जगह , इन सब पर पहले रंग -बिरंग के 
कीमती पत्थर जड़े हुए थे और बहुत सुन्दर फूल - पत्तियां और गलदस्ते बने हुए थे । 
दरिया की और के कमरे में पानी के लिए तीन हौज बने हुए हैं । पूर्वी दीवार में 
एक छोटी - सी संगमरमर की बालकनी है, जिसके हर तरफ एक - एक खिड़की 
है । इसमें संगमरमर की जालियां लगी है । दूसरे कमरे में केवल एक ही होज 
है और तीसरे कमरे में पानी गर्म करने का बहुत सुन्दर गर्भा बना है, जिसके पीछे 
एक तवा लगा हुया है जहां से पानी गर्म होकर आता था । हम्माम में जगह- जगह 
नहरें दौड़ती थी , फव्वारे लगे हए थे , जिनसे हर कमरे में पानी पहुंचता रहता था । 
हम्माम में रोशनी पाने के लिए धूपले आइने लगे हुए थे । तस्बीहखाने के दक्षिण 
में हम्माम है ,जिसमें जाने का दरवाजा दीवाने सास की पूर्वी दीवार के सामने है । 
हम्माम की इमारत के इधर- उधर जो कमरे है कहते है वे साहबजादों के हम्माम 
थे । हम्माम की इमारत के तीन बड़े हिस्से हैं । पहला दरजा दरिया की तरफ 
जामा कुन कहलाता है । यहां कपड़े उतारे जाते थे या स्नान के बाद आकर बैठते 
थे और कपड़े पहन कर नाश्ता करते थे । इसमें छोटे - छोटे हौजों में फव्वारे लगे 
है । एक में से गलाब जल निकलता था । इसकी एक खिड़की में बड़ी बारीक काम की 
जाली लगी है और कुछ रंगीन आइने लगे हुए है । दूसरा दरजा उत्तर की ओर है , जिसमें 
बैठने को चौकी है जो संगमरमर की बनी है और उस पर पच्चीकारी का काम किया 
हमा है । इसके पागे एक कमरा है, जिसमें फर्शसे लेकर छत तक तरह- तरह के पत्थर लगे 
हए हैं जैसे कालीन विद्या हो । बीचों -बीच एक होज है । चार कोनों पर चार 
फब्बारे लगे है , जिनकी घारें मिल कर होज में गिरा करती थी । दीवार से मिलो हुई 
एक नहर बनी है । इस स्थान को यह खूबी है कि चाहे उसे ठंडा कर ले चाहे 
गर्म । तीसरा दरजा , जिसके पश्चिम में गर्म पानी के संगमरमर के हौज बने हुए 
है जिनमें सवा सौ मन लकड़ियां जलाई जाती थी । इसके प्रागे एक चौकोर नामरा 
है, जिसके बीच में संगमरमर का चबूतरा है । इस पर बैठ कर स्नान करते थे । 
उत्तर को पोर दूसरे दरजे की तरह हौज बने है जिन्हें चाहे गर्म रख चाहे ठंडा, यह 
खूबी है । यहां भी सब जगह मीनाकारी का काम हया है । हम्माम के हर दरजे 
में रोमानी रंगीन चीजों से आती थी । मुगल बादशाहों को हम्मामों का बड़ा शौक 
बा । यहाँ बैठ कर सल्तनत के बड़े-बड़े काम हया करते थे । 


152 


दिल्ली की खोज 


हीरा महल ( 1824 ई० ) 

इसे बहादुरशाह ने 1824 में बनवाया । यह हम्माम के उत्तर में है । इसमें 
और हम्माम में सहन बटा हमा है और इस सहन में चार गज की चौडाई की एक 
नहर संगमरमर की बनी हुई है । यह वही नहर है जिसका नाम नहरे बहिश्त है और 
दीवाने खास तया रंगमहल में पाई है । इस सहन के बीच में नहर के किनारे पर 
संगमरमर की एक बड़ी बारहदरी 321 फट उत्तर- दक्षिण में और 19 फट पूर्व 
पश्चिम में बहादुरशाह सानी अन्तिम मुगल बादशाह की बनवाई हुई है । इसको 
मिरजा फरवर बलीयहद की बारहदरी कह कर पुकारते थे । हम्माम के पीछे एक 
कुआ बहादुरशाह का बनवाया हमा है । यह महल भी सारा संगमरमर का बहत 
खबसूरत बना हुआ है । नहर के बीच में सुनहरे - रुपहले चौबीस फव्वारे थे, जो सदा 
छूटा करते थे । 
मोती महला 

हीय महल के उत्तर में और हयातबल्या बाग के सामने मोती महल था , जो 
गदर के बाद तोड़ डाला गया और वहां तोपखाने की बैरक बना दी गई । यह महल 
लाल पत्थर का बना हुआ था । इसमें एक हौज और एक नहर थी . जिसमें से एक 
चादर दो गज चौड़ी हयातबा बाग के एक हौज में गिरा करती थी । यह भी 
बहादुरशाह ने बनवाया था । 
मोती मस्जिद ( 1659- 60 ई० ) 

इसे औरंगजेब ने लाल किले में 1659- 60 ई० में एक लाख साठ हजार 
रुपये की लागत से बनवाया था । यह निहायत खूबसूरत और पूरी संगमरमर की 
बनी हुई इमारत है । इसमें बादशाह और बेगमात इबादत करने जाया करते थे । 
1857 ई० में इस पर एक गोला तोप का गिरने से गंबदों को हानि पहंची थी . 
जिसकी बाद में मरम्मत करवा दी गई । लेकिन सुनहरी गुंबद पहले जैसे न बन 
सके । अब सादे हैं । यद्यपि यह एक छोटी - सी मस्जिद है, लेकिन यह हिन्दुस्तान की खास 
मस्जिदों में से एक है । मस्जिद में दाखिल होने का छोटा - सा दरवाजा संगमरमर का है , 
जिस पर पीतल के जड़वां किवाड़ चढे हए है । मस्जिद का सहन 35 फट लम्बा और 
10 फट चौड़ा है , जिसमें संगमरमर की सिलों का फर्श है । चारदीवारी बीस फुट ऊंची 
है । दीवारों में चौड़ी सिलें लगी हुई है , जिनमें दीवारदोज स्तन है और उन पर संगमर 
मर की बुजियां है । अहाते की उत्तरी दीवार में जनाने महल में से पाने का रास्ता 
है. जिघर से बेगमात पाकर नमाज पढ़ती थीं । सहन के बीच में संगमरमर का एक 
हौज 10x8 का है , जो हयात बाग की नहर के पानी से भरा जाता था । मस्जिद 
की लम्बाई 40 फुट पोर चोड़ाई 30 फुट है । इसकी ऊंचाई 25 फट और छत बीच के 
कलस तक 12 फुट और है । मस्जिद के तीन दर हैं, जो बंगडेदार महाबों के है और 


मुगल काल को बिल्ली 


153 


बहुत ऊंचे नहीं हैं । चबूतरे की चार सीढ़ियां है जो 3 फुट ऊंचा है । इन महराबों के 
चार खम्भे हैं , जिनके सिरे और बैठक पर कटाई का काम बना हमा है , बीच के 
भाग साफ है । इधर -उधर की महराचे पाठ फुट चौड़ी हैं और बीच की उससे 
दुगुनी । आगे के दालान के पीछे एक दालान और है । उसके भी तीन ही दर है । 
इस प्रकार इस मस्जिद में स्तनों की दो कतारों में से छ: भाग हो गए है । मस्जिद 
की पछील की दीवार में हस्व मामल दीवारदोज महराब है । बीच के दोनों बाजू 
मीनारें हैं और इधर- उधर की महराबों के सामने हर एक हिस्से में संगमरमर का चौड़ा 
छज्जा है । छत की मुंडेर पर खुदाई का काम है । यह मुंडेर वीच के दर पर महराबदार 
है और बाकी दो दरों पर हमबार । तीनों गुंबद संगमरमर के कमरत की तरह 
बने हुए है, जो सुनहरी थे । इसीलिए कुछ लोग इसे सुनहरी मस्जिद भी कहते हैं । 
मस्जिद के उत्तर में हजरा बना हुआ है, जो प्रार्थना करने के लिए है । 
बाग हयातयात 

यह बाग, जिसका अब कोईनिशान बाकी नहीं रहा, मोती मस्जिद के उत्तर में 
था । 1902 ई० में यह मल्बे के नीचे दबा पड़ा था और बाकी हिस्सा सड़कों 
म मा गया था । इसकी नहर, रविरों , झरने , नालियां , टूट - फूट कर तबाह हो गई थी । 
लार्ड कर्जन ने इसे 1904 ई० में ठीक करवाया था । जब यह अपनी असली हालत 
में था तो इसका नक्शा इस प्रकार था । 

बाग के बीचोंबीच एक बड़ा हौज था । चारों ओर लाल पत्थर की नहरें 
वः गज चौड़ी थीं । हर नहर में तीस-तीस फब्बारे चांदी के छूटते थे और रविश 
में नहर का पानी आता था । हौज़ के दो तरफ जो मकान ये उनको सावन-भादों 
कहते थे । इस बाग की लम्बाई 150 गज और चौड़ाई 125 गज थी । बीच वाले 
होज की लम्बाई 158 फट और चौडाई 153 फुट है । हौज के बीच में 49 फव्वारे 
बांदी के लगे हुए थे, जो हरदम छटा करते थे । इनके अतिरिक्त हौज के चारों ओर 
112 फव्वारे चांदी के हौज की जानिब झुके हुए थे । इन फव्वारों का भी अब 
नाम नहीं रहा । हौज के गिर्द जंगला लगा हुआ था , जिसका ऊपरी हिस्सा शाहजहानी 
काल का नहीं है, बल्कि बहादुरशाह सानी के जमाने का प्रतीत होता है । 
महताब बाग 

हयात बाग के पश्चिम में यह बाग किसी जमाने में देखने योग्य था । मगर 
मुद्दतें हूंई उजड़ गया । इसके चप्पे - चप्पे पर नहर और हौज थे । 
जफरमहल या जलमहल ( 1842 ई० ) 

महताब बाग के हौज के बीचोंबीच बहादुरशाह ने 1842 ई० में यह 
सारा महल लाल पत्थर का बनवाया था इसका एक दरजा है और चारों तरफ गुलाम 


154 


दिल्ली की खोज 


गदिश के तौर पर मकान और कोनों पर हुजरे बने हुए हैं । एक तरफ इस मकान में पान 
जाने का पुल बना हुया था । अब उसका पता नहीं है । दालान की छत भी गिर 
गई है । गदर के बाद फोज के लिए इसे तैरने का हौज बना दिया गया था । 


__ यह हयात बाग के पश्चिम में परेड ग्राउण्ड पर बनी हुई है । यह अपहलू है 
जिसका व्यास 21 फट है । इसी के पास एक तालाब 20 फट मरब्बा है । यह हौजा 
तैरने के लिए बनाया गया है । तालाब के उत्तर और पश्चिम में सीढ़ियां हैं और दोनों 
तरफ कमरे भी बने हुए हैं । अब बावली और तालाब दोनों पर जस्त की चादरें 
जड़ी हुई है । इसीसे अब किले के बागात को पानी दिया जाता है । 


मस्जिद 

यह इत्ता चौक के उत्तर में है । यह 424 फट लम्बी और 24 फट चौडी है । 
यह भी बहादुरशाह की बनवाई हुई है । 
तस्बीह खाना, बायनगृह, बड़ी बैठक 
- हम्मामखाने के बराबर और दीवाने खास के दक्षिण में पूरे संगमरमर के 
बने हए चंद कमरे है , जिनके बीच में से नहर जाती है । इन कमरों और दीवाने 
खास के बीच संगमरमर का एक चबूतरा 46 फुट चौड़ा है । तस्बीहखाना , शयनगृह 
बड़ी बैठक सब एक ही इमारत में है । तस्बीहखाने के तीन कमरे दीवाने खास के 
सामने ही है, जिनके पीछे और तीन कमरे शयनगृह के नाम से मशहूर है और 
शयनगृह से मिला हुमा दालान बड़ी बैठक या तोशाखाना कहलाता है । ये तीनों 
इमारतें मिल कर दीवाने सास के बराबर है । इस चबूतरे के बराबर बादशाह के 
सायनगृह का एक दालान बना हुमा है, जो तस्वीहखाना कहलाता है । कभी-कभी जब 
एकांत की जरूरत पड़ती थी या सास - खास उमरा का दरबार होता था तो बादशाह 
यहां आते थे । इस दीवार के बीच में संगमरमर का तराजू बना हुआ है और वहां 
मेजाने सदल ( न्याय का तराजू ) लिखा हुया है और तारों के झुरमुट में से चांद 
निकलता दिखाया गया है । बहुत- सा सुनहरी काम किया हुआ है । इसी तस्वीहखाने में से 
सायनगृह का रास्ता है, जो खासी ड्योढ़ी कहलाती है । उन सब कमरों में बहुमूल्य 
रंग -बिरंगे पत्थरों को पच्चीकारी का काम था । असली पत्थर लोगों ने निकाल लिए । 
उन गड़ों में रंग भर दिया गया है । बीच के कमरे की उत्तर- दक्षिणी दीवार के 
दरवाजों में संगमरमर की जालिया लगी हई हैं । पश्चिमी कमरे में से दीवाने खास 
को रास्ता जाता है , जिसे ड्योढ़ी खास कहते हैं । इस दालान के बीच में एक हौज 
है, जो संगमरमर का है । इसकी तह में तरह- तरह के रंगीन और बहुमूल्य पत्थरों 
से हजारों गुल- बूटे और पत्तियां बनाई गई है और हर फूल की पंखड़ी में एक सूराव 


मुगल फाल को दिल्ली 


155 


रखा है कि जब पानी छोड़ा जाता था तो उन सूराखों में से फव्वारे छूटते थे । इस 
हौज की पच्चीकारी में हजारों पंखड़ियां हैं । इस दालान के आगे संगमरमर का 
सहन है और नहर बहिश्त ( स्वर्ग की नहर ) बहती और लहराती रंग महल में 
चली जाती है । पश्चिमी रुख के दो कमरों में कुछ सामान सजा कर रखा गया है 
जिसमें शाहजहां की खास तलवार आबदार है । 
बुज तिला या मुसम्मन बुर्ज या खासा महल 

शयनगृह की पूर्वी दीवार से मिला हुआ दरिया की तरफ एक गुंबददार 
बरामदा है । यह एक अष्टकोण कमरा है जिस पर गुंबद है । किसी जमाने में सारे गुंबद 
पर तांबे का झोल चढ़ा हया था , जिस पर सोने का मुलम्मा था । अब उस पर सफेद 
मस्तरकारी है । इस कमरे के तीन कोने तो सपनगह में पा गए है और पांच 
कोने दरिया की तरफ है, जिनमें से चार में संगमरमर की जालियां लगी हुई है । 
इसी प्रकार के मुसम्मन बुर्ज आगरे और लाहौर के किलों में भी बने हुए हैं । यह 
बतौर झरोखे के काम में लिए जाते थे, जहां बादशाह रोज बाहर निकल कर नीचे 
खड़ी हुई अपनी रिआया को दर्शन दिया करता था । मुसम्मन बुर्ज का असली बुर्ज 
अब नहीं रहा । मौजूदा बुर्ज गदर के बाद का बना हुआ है । असली और तरह का था । 
उस पर सोने के पत्तरों का बोल चढ़ा हुमा था । 
खिजरी वरवाजा 

मसम्मन बुर्ज के नीचे चंद सीढ़ियां उत्तर कर दरिया के किनारे पहुंच जाते 
है । यह वही दरबाजा है जिसको कप्तान डगलस 11 मई 1857 को इसलिए 
खुलवाना चाहता था कि बलबइयों से बातें कर सके । 
सलीमगढ़ दरवाजा ( 16221 ) 

सलीमगढ की तरफ उत्तरी फसील के बीच में एक दरवाजा है , जिसका कोई 
खास नाम नहीं है । इस दरवाजे से उत्तर की तरफ थोड़े फासले से जहांगीर का 
बनवाया हया वह पूल था जो उसने 1622 ई० में सलीमगढ़ में जाने के लिए बनवाया 
या । सलीमगड दरवाजे के पास किले की उत्तर-पूर्वी फसील में एक खिड़की है । 
इसका नाम भी कोई नहीं जानता । 
रंगमहल या इमतियाज महल 

दीवाने ग्राम की पुश्त पर शाहजहां के जमाने का यह सबसे बड़ा और माली 
शान महल है , जो उत्तर से दक्षिण की प्रोर 15 फूट और पूर्व से पश्चिम की ओर 
691 फुट है । इस का सहन बहुत चौड़ा था । इसमें नहरे जाती थीं और फव्वारे 
छूटते थे । बाग लगा हुआ था । अब सब बरबाद हो गया है । अगले जमाने में इस महल 
के सहन में एक हौज 50 गज लम्बा और 48 गाज चौड़ा था . जिसमें पांच फच्चारे 


156 


बिल्ली की खोज 


टते थे । एक नहर थी , जिसमें 25 फव्वारे छूटते थे । बगीचा था जो 115 गज नम्बा 
और 100 गज चौड़ा था । उसके गिर्द लाल पत्थर का पैवीलियन था , जिस पर दो हजार 
सुनहरी कलसियां चढ़ी हुई थीं । तीन तरफ उस सहन के सत्तर गज की चौड़ाई का 
मकान बना हुया था । दरिया की तरफ बाग और इमतियाज महल की इमारत थी । 
कुर्सी देकर एक चबूतरा बना है, जिसके नीचे दो बहुत बड़े तहखाने हैं । इस चबूतरे : 
पर पचदरा तिहरा दालान बना है 57X36 गज का । बीच के दर के सामने 
सहन की तरफ एक हौज संगमरमर का है और एक पत्थर का है जिसमें डेढ़ गाज़ की 
ऊंचाई से तीन गज चौडी चादर पड़ती थी और उसमें से उछल कर नीचे के हौज 
में प्राती थी और वहां से नहरें बहती थी । इस महल की रोकार तमाम संगमरमर 
की थी । महल की छत के चारों कोनों पर चार चौखंडियां बनी थीं । इस महल के 
कोनों पर चार बंगले संगीन बने हए थे ताकि मियों में सस लगाई जा सके । 
महल के अन्दर भी महराबदार दर है । एक हौज है, जो खिलाहमा फल प्रतीत होता 
है । यह होज साढ़े सात गज मुरब्बा है । कहते है इस महल की छत निरी चांदी 
की थी । फरुखसियर के वक्त में किसी जरूरत के कारण यह छत उखाड़ी गई और 
उसके बदले में तांबे की छत चटा दी गई । फिर अकबर सानी के वक्त तांबे की छत 
भी उखाड़ ली गई और लकड़ी की चढ़ा दी गई जो अब बोसीदा हो गई है । 
संगमरमर का हौज 

इसका जिक्र ऊपर पाया है । संगमरमर के बिल्कुल बेजोड़ पत्थर में पायों सहित 
तराशा हुमा है, जो शाहजहाँ के वक्त में मकराने की खान से लाया गया था । यह 
होज़ दस फुट दो इंच लम्बा, 90 फुट चौड़ा, और 24 फुट गहरा है । यह चार मुरब्बा 
संगमरमर के पायों पर खड़ा है । इसे बड़ी अहतियात से मकराने से लाकर लाल 
किले के मोती महल में रखा गया था । गदर के बाद इसे कम्पनी बाग में ले जाया 
गया । 1911 में इसे रंगमहल के सामने रखवा दिया गया । 
दरिया महल 

रंगमहल और इमतियाज महल के पास इस नाम का एक महल था । अब 
इसका कोई पता नहीं रहा । 
छोटी बैठक 

इमतियाज महल के दक्षिण में यह भी एक इमारत थी । यह भी और 
इमारतों की तरह बहत सुन्दर थी । अब यह बाकी नहीं है । 
मुमताज महल 

अब इसमें अजायबखाना है । यह उत्तर से दक्षिण को 44 फुट और पूर्व 
से पश्चिम को करीब 2 फुट है । इसका शुमार बड़े महलों में था । गदर के बाद 


मुगल काल को दिल्ली 


157 


इससे कदखाने का काम लिया गया । इसकी छत के चारों कोनों पर सुनहरी 
छतरियां थीं । वे अब नहीं रहीं । 
असद बुर्ज 

_ किले के दक्षिण और पूर्व के कोने में एक बहुत बड़ा बुर्ज है । जब हरनाथ 
चेले ने 1803 ई० में दिल्ली पर हमला किया था तो अखतरलोने ने बहादुरी से 
उसको परास्त किया था । बुज को हमले से बहुत हानि पहुंची थी , लेकिन अकबरवाह 
सानी ने फिर से उसको ठीक करके बनवा दिया था । 
बदर रौ दरवाजा 
_ _ यह किले के दक्षिण तथा पूर्व के कोने में असद बुर्ज के पास है । इस दरवाजे के 
सामने भी घोषस बना हुआ है, जो शायद औरंगजेब ने बनवाया था । 
शाह बर्ज 

किले के तीन मशहूर बुजों में से आखिरी बुर्ज यह है । यह बुर्ज दरिया की 
तरफ हम्माम से थोड़ी दूर किला सलीमगड़ से मिला हना है । यह हीरा महल के 
उत्तर -पूर्व के कोने में है । यह तीन मंजिला था और दरिया पार से इसका दृश्य 
बहुत सुन्दर दिखाई देता था । 1784 ई० में शाह पालम बली अहद जवाबस्त 
अपने बाप के मन्त्रियों की सख्ती से तंग होकर इसी बुर्ज पर से पगड़ियां लटका कर 
भागा था और अंग्रेजों के पास लखनऊ चला गया था । बर्ज उत्तरी भी कहलाता 
है । अब इस बुर्ज की दो ही मंजिलें बाकी हैं । गुंबद गदर में उड गया था । दक्षिण 
की ओर का संगमरमर का बरामदा बहुत सुन्दर है । अब हालत खराब होती 
जा रही है । यह पूर्व से पश्चिम तक 693 फुट और उत्तर से दक्षिण तक 33 फुट 
है । गदर के बाद इसमें फौजी पहरेदार रहा करते थे । 1904 ई . में इसे उनसे 
खाली करा लिया गया । इस दर्ज और हम्माम के बीच में 1911 ई० में एक चबूतरा 
बना कर तला घास लगा दिया गया है । संगमरमर के बरामदे के पीछे गबद के 
नीचे के कमरे की छत पर मोशे लगे हए थे । इस वर्ज का व्यास 100 गज है और 
इसके तीन हिस्से है । पहले हिस्से को जमीन से बारह गज की कुर्सी देकर बनाया है । 
उसकी छत अन्दर से गोल और ऊपर से चपटी है । तमाम इमारत पत्थर की बनी 
हुई है । इजारे तक संगमरमर है, जिसमें रंगबिरंगे पत्थरों की पच्चीकारी है । 
इजारे से छत तक संगपठानी है जिसको पालिश करके सफेद कर दिया है और 
सुनहरी बेल-बूटे बनाए गए हैं । दूसरा हिस्सा अठपहलू है । इसका व्यास पाठ गज 
है । इसमें चार ताक है । ताक की लम्बाई- चौड़ाई उत्तर और पूर्व की चार- चार 
गज है । पश्चिमी और दक्षिणी ताक की लम्बाई चार गज और चौड़ाई तीन गज है । 
तीसरे दरजे के बीच में एक हौज तीन गज न्यास का निहायत खूबसूरत है । पश्चिमी 


158 


दिल्ली की खोज 


ताक में एक आवशार है और छोटे- छोटे महरावदार ताक बने हुए हैं, जिनमें दिल को 
फल और रात को दीपक रखते थे । इस आवशार ( चहर ) के आगे एक 
IX2 का संगमरमर का हौज है । इस हौज से पूर्वी ताक के किनारे तक एक 
नहर डेढ़ गज चौड़ी खालिस संगमरमर की है । इस नहर में से एक नहर निकाल कर 
पश्चिमी हौज के ताक में पड़ती है । उससे बुर्ज की नहर में आकर मुसम्मन हौज 
में से होकर पूर्वी ताक की तरफ बहती है । उसके नीचे दरिया की तरफ एक आवशार 
बनी हुई है । सारे किले में उसी जगह से नहर गई है और हर जगह पानी जाने की 
खिड़किया इसी बुर्ज में बनी हुई हैं । हर एक पर जहां-जहां पानी जाता है उस जगह 
के नाम लिखे हुए हैं । 
नहर बहिणत : 

शाह बुर्ज के पास से यह नहर निकाली गई है, जो तमाम दीवाने बास और 
वायनगह में से होती हई रंगमहल को चली गई है । 
सावन - भादों : 

_ यह दोनों मकान एक ही प्रकार के हैं । ये 484X351 फुट है, जो सिर 
से पैर तक संगमरमर के बने हुए है । हयातबा बाग के उत्तर का मकान सावन 
कहलाता है और दक्षिण का भादों । एक चबूतरा कुसी देकर बनाया गया है और उस पर 
16 खम्भे लगा कर एक दालान बनाया है, जिसमें दो दीवान पूर्व- पश्चिम की ओर 
हैं और दो बंगले हैं । इनके आगे और पीछे बीचोंबीच एक चौखंडी- सी बनी हुई 
है । इसमें एक हौज संगमरमर का है । इस मकान में नहर बहिवत आती है और 
हौज़ में चादर होकर पड़ती है और नहर इसमें से निकल कर आगे एक ओर चादर 
छटती है और नहर में पड़ती है । इसका नाम भादों है । अब इस मकान में पानी 
माने का गौर नादरें घटने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है । इस मकान के 
हौज और चादरों में महराबी छोटे -छोटे ताक बना दिए गए हैं । दिन को उनमें गुलदान 
रखे जाते थे और रात को रोशनी हया करती थी । उसके ऊपर से पानी की चादर 
पड़ती थी । इसकी छत के चारों कोनों पर भी चार बजियां चौखंडी सुनहरी बनी 
हई है । सावन का मकान भी भादों की तरह है । उसी प्रकार की चादर बनी हुई 
है और हौज भी है और उसी तरह गलदान और चिराग रखने के आले हैं । पानी के 
गिरने से जो शोर होता है वह सावन की वर्षा के समान होता है । इसीलिए इसका 
यह नान पड़ा है । 
लालकिला औरंगजेब के जमाने में 

शाहजहां ने बनाए हुए किले का पूर्ण उदय औरंगजेब के काल में हुआ था । 
किले को अधिक रक्षा के लिए औरंगजेब ने किले के लाहौरी और दिल्ली दरवाजों 


मगल काल को दिल्ली 


159 


के सामने घुस का चूंघट बनवा दिया था । इसके अतिरिक्त उसने कई अन्य संगमरमर 
को इमारतें और एक मोती मस्जिद बनवाई । जब दरवाजों के सामने औरंगजेब 
ने पूंघट बनवाए तो कैद से शाहजहां ने उसे एक पत्र लिखा था कि तुमने किले 
को दुल्हन बनाया और उसका चूंघट निकाला । 

औरंगजेब के बाद किसी अन्य बादशाह ने किले को कोई विशेष तरक्की 
नहीं की । इस किले की तबाही से पूर्व इसकी जो हालत थी वह इस प्रकार है : 

लाहौरी दरवाजे से एक लम्बे -चौड़े छज्जे में दाखिल होते है, जिसके बीच 
में एक बड़ा भारी रोशनदान है । इसके दोनों तरफ एक पतली - सी गली 
निकाली गई है । सीधी तरफ की गली एक बाग में जा निकलती थी । इसके 
आगे इमारतों के दो ब्लाक थे, जिनमें से एक सिलसिला इमारतों का , जो दक्षिण 
की ओर घा , दिल्ली दरवाजे तक कुछ ऊपर तीन सौ गज तक चला गया था और दूसरा 
किले के पश्चिम की ओर फतील से पूर्व की मोर डेढ़ सौ गज लम्बा था । 
इन दोनों ब्लाकों की इमारतों में साधारण दरजे के ओहदेदार या तो रहते थे या 
अपनी ड्यटी पर रहा करते थे । बाएं हाथ की गली मागे बढ़ कर एक आम रास्ते 
में मिल जाती थी , जिसमें से और गलियां और चौराहे फूटते थे । किले की उत्तर 
और फसोल को तरफ का सारा मैदान इमारतों से पटा पड़ा था , जिनमें कारखाने 
ये । एक हाल में जरदोज और कारचोबसाज हर वक्त काम में लगे रहते थे । 
जिन पर एक दारोगा निपत था । दूसरी जगह सुनार जेवर गढ़ा करते थे । तीसरे 
में नक्काश , चौथे में रंगसाज , पांचवें में लोहार, बडई, सरादी, दरजी , मोची 

आदि , छठे में जरखपत , किमखाब , रेशमी कपड़ा और बारीक मलमल बनाने 
बाले तथा दूसरा कपड़ा बनाने बाले जैसे पड़ियां, सीले , पटके , दोपटे और हर 
प्रकार के फलदार जनाने कपड़े बनाने वाले । काम वाले लोग अपने - अपने कारखानों 
में बहुत तड़के अपने काम में लग जाते थे और सारा दिन काम में लगे रहते थे । 
वे शाम के करीब अपने अपने घरों को चले जाते थे । छज्जे से ठीक पूर्व में 
नवकारखाना था । एक सडक उत्तर से दक्षिण को जाती थी । उसके बीच में बाने 
जाने से इस बड़े सहन के दो भाग बन गए थे । यह सड़क दक्षिण में ऐन सीच में 
किले के दिल्ली दरवाजे को चली गई थी और उत्तर की पोर मबाहर महताब बाग 
था । वहां से यह किले की उत्तरी फसोल से जा मिली थी । यह सड़क सात 
सौ गज लम्बी थी । इसके दोनों ओर मकान बने थे और सामने दुकानें थी । वास्तव 
में यह एक बाजार था जिससे गमियों और बरसात में बड़ा आराम मिलता था 
क्योंकि सारा बाजार पटा हमा छता है , जिसमें हवा और रोशनी के लिए जगह 
जगह रोशनदान है । नक्कारखाने से दीवाने ग्राम को जाने का यह रास्ता था । दीवाने 
पाम में उत्तर में शाही रसोईघर था और उसी पोर उससे और आगे बढ़ कर . 


- 160 


बिल्ली की खोज 


महताच तथा हयातबख्दा बाग थे । उनके सामने नहर दौड़ती थी , जो सोची पूर्व की 
मोर माह बर्ज को जाती थी औरफिर आगे बढ़ कर किले की उत्तरी चारदीवारी 
से जा मिलती थी । इस हिस्से में शाही घुड़साल थी । दीवाने आम के दक्षिण 
में शाही महल और बड़े उमरायों के महलात का सिलसिला था , जो किले की दक्षिणी 
फसील पर जाकर खत्म होता था । इन दो सड़कों के अतिरिक्त किले में दाएं बाएं 

और बहुत से छोटे-बड़े रास्ते थे, जो राज्य अधिकारियों के मकानों को जाते थे । 
इन उमराओं की बारी हफ्तेवार पाती थी और वे चौबीस घंटे बराबर हाजिर 
रहते थे । इन उमरानों के मकान नी महल थे । हर एक अमीर इसी उधेड़ 
बुन में रहता था कि वह हर बात में दूसरे से बढ़- चढ़ काल रहे । शाही महलात 
में अलहदा- अलहदा खूबसूरत सजे-सजाए कमरे थे, जो बहुत लम्बे -चौड़े और 
मशानदार थे और हर एक बेगम की शान के योग्य थे । हर कमरे में आगे हौज 
और बहता पानी था और हर मोर बाग , साएदार वृक्ष, पानी की नालियां , फव्वारे 
हजरे और तहखाने थे, जिनमें गर्मी में आराम मिल सके । दीवाने माम के सहन 
के उत्तर-पूर्व के कोने में एक महराबदार फाटक था , जिसमें से एक ओर छोटे 
सहन में रास्ता निकालता था । इस सहन के अहाते की पूर्वी दीवार में एक पौर 
दरवाजा दीवाने खास में जाने का था । इसी सहन के उत्तर में मोती मस्जिद, शाही 
हम्माम और इसी मोर कुछ आगे बढ़ वार हयातबरचा बाग , शाही बर्ग और नहर थी । 
इसके आगे फिर माही इमारतों का तांता बराबर किले की उत्तरी दीवार 
तक चला गया था । दीवाने खास के ऐन दक्षिण तथा पश्चिम में और दीवाने पाम से 
मिला हुआ इमतियाज महल और रंगमहल था । किले की दक्षिणी दीवार 
और उन दोनों महलों के अहातों के बीच में जो जगह थी वह सारी शाही महलों से 
भरी पड़ी थी । उन्हीं इमारतों के एक कोने में असद बुर्ज था । यह तमाम इमारतें 
दरिया की ओर थीं । 

मोहम्मचकाह के अहद में किले की अन्दर की इमारतों में बड़ा परिवर्तन 
हमा । नादिरशाह के दिल्ली के कले ग्राम के बाद किले की बेनजीर इमारतें सराव और 
खस्ता हालत में हो गई । जो खाली जगह शाहजहां ने छोड़ दी थी , वहां भी बेकायदा 
मकान बना दिए गए और सब खूबसूरती नष्ट कर दी बाई । लोचा मारा काम खरच कर 
ले गए और सारे कीमती पत्थर उखाड़ कर ले गए । शाही इमारतें उपेक्षा के कारण 
बरबाद हो गई । उस शानो- शौकत का कहीं पता नहीं रहा , जो शाहजहाँ और 

औरंगजेब के जमाने में हुया करती थी । 1857 ई. के गदर के बाद अंग्रेजों ने 
जिले की इमारतों को तोड़ -फोड़ कर अपनी जरूरत के अनुसार बना लिया । 
किले में अब जगह- जगह बैरफ बन गई और किले की काया ही पलट गई । सच 
कुछ बरबाद होकर अब चंद शाही इमारतें देखने को बाकी बची है, जिनको नक्कार 
खाने के दरवाजे से शुरू करके देखने जाते हैं । 


मुगल काल की दिल्ली 


161 


मुसलमानों की बाहरवी दिल्ली 

( मौजूदा दिल्ली वाहजहाँबाद ) 
लाल किले की तामीर के दस बरस बाद 1648 ई० में शाहजहाबाद बाहर 
की बुनियाद पड़ी, जो अपने पुराने नाम दिल्ली से ही मशहूर है । यह उत्तर में 28 ". 38 
भूमध्य रेखा पर पूर्व में 77 . 113 रेखा पर स्थित है जो कन्याकुमारी के करीब 
करीब उत्तर में और काहिरा (मिल ) तथा केंटन दो प्राचीन शहरों की समरेखा पर 
पड़ता है । यह पंजाब प्रदेश के दक्षिण-पूर्व में, यमुना नदी तथा अरावली की पहाड़ियों 
के बीच के भाग में आबाद है । माबादी की शक्ल अर्धनगोलाकार है । पोलियारने 
इसे कमान की शक्ल का बताया है जिसको तांत का सिरा यमुना है । पूर्व का करीब 
करीब आधा भाग किले को समझना चाहिए । इसकी चारदीवारी का घेरा करीब 
5 मील है । बान मालिक ने दिल्ली को भारतवर्ष का रोम कहा है और शहर की 
मस्जिदों, महलों, मंडबों, भवनों, बागों और बादशाहों और उनकी बेगमात की तथा 
मकबरों की बड़ी प्रशंसा की है । फेंकलिन लिखता है कि शहर और इसकी इमारतों 
तया खंडहरात का बेहतरीन दृश्य पहाड़ी पर से होता है, जो बाहर 
से तीन मील पर है । कहा जाता है बाहर सात बरस में बन कर तैयार हुआ 
या । बरनियर, जिसने इस शहर को 1663 ई० में देखा था ,लिखता है : कोई चालीस 
वर्ष पहले औरंगजेब के पिता शाहजहां ने इस शहर को बनाने का इरादा किया । 
इसलिए उस बनाने वाले के नाम पर यह शाहजहाँबाद या जहाँबाद कहलाने लगा । 
शाहजहां ने आगरे को गर्मी से तंग आकर इस शहर को बसाने का इरादा किया । 
दिल्ली बिल्कुल एक नया बाहर है, जो यमुना के किनारे पावाद है और हमारे पाहर 
लायर के जोड़ का है । दरिया पार जाने को किरित्तयों का एक पुल है । शहर के एक 
तरफ तो दरिया रक्षक है , बाकी तीन ओर पत्यरों की फसील है । लेकिन शहर का 
घेरा पूरा नहीं है । क्योंकि न तो खाई है न शहर की रक्षा के लिए और कोई प्रबंध 
किया गया है । अलबत्ता सौ - सौ कदम के अन्तर पर पुराने ढंग का एक - एक वर्ग 
मोर एक - एक मिट्टी का घुस फसील के पीछे एक चबूतरे की शक्ल का बना हमा है । 
फसील की चौडाई चार या पांच फ्रांसीसी फट है । यह फसील न केवल बाहर को 
चारों ओर है बल्कि किले के गिर्द भी है । इस बाहर के आसपास तीन - चार खोटी 
छोटी बस्तियां भी है । अगर इन सबको मिला लिया जाए तो शहर का फैलाव बहुत 
बढ़ जाएगा । " 1803 ई० में जब जनरल लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो 
जनरल आक्टर लोनी ने मरहठों से रक्षा करने को सारी फसील की मरम्मत करवाई 
और सब काम पुख्ता करवा दिया । मोरचों को बढ़ा कर ऐसा कर दिया कि उन पर 
नौ - नौ तोपें चढ़ सकें । 1811 ई० में बुजों और फसील की मरम्मच फिर की गई और 
बड़ी-बड़ी घूघट की दीवारें तोड़ कर छोटे - छोटे मोर्चे बना दिए गए और चारों और खाई 


162 


दिल्ली की खोज 


खोद दी गई । गाजीउद्दीन खां का मकबरा और मदरसा , जो चारदीवारी के बाहर 
अर्थात अजमेरी दरवाजों के बाहर था , उसको भी अन्दर लेकर घरे को पूरा कर दिया 
गया । कहा जाता है कि पुरानी फसील 1650 ई० में डेट लाख रुपये से बनी थी । 
इसमें केवल बन्दु छोड़ने की मोरियां बनाई गई थीं । यह फसील चार वर्ष में तैयार 
हई थी , लेकिन बरसात में यह गिर पड़ी और फिर सात साल में चार लाख की लागत 
से बनाई गई । यह फसील 1. 66 - गज लम्बी , 9 गज ऊंची और 4 गज चोडी ची 
जिसमें तीस - तीस फट व्यास के सत्ताइस बुर्ज , चौदह दरवाजे सौर चौदह खिड़कियाँ 
थीं । फेंकलिन लिखता है कि उत्तर और पश्चिम की ओर पालामार बाग से दक्षिण 
और पूर्व में कुतुब मीनार से और अजमेरी दरवाजे से लेकर कुतुब तक बीस मील का घेरा 
था । इसकी बावत बिशप हेबर ने लिखा है - " यह स्थान बरबादी और तबाही का 
भयानक दृश्य है। जहां तक नजर दौड़ती है, लण्डहर ही खण्डहर , मकबरे ही मकबरे, 
टूटी-फूटी इमारतें, खारे के पत्थरों के ढेर, संगमरमर के टुकड़े इस भूमि पर, जो 
पथरिया और चटियल मैदान है, बिखरे पड़े हैं । " 

यदि हम ( 1 ) कश्मीरी दरवाजे से चले , जो शहर के उत्तर में है, तो नीचे 
बताए रास्ते से शहर का चक्कर लगा सकते है 

( 2) मोरी दरवाजा उत्तर में जो 1867 ई० में डहा कर मैदान बना दिया 
गया , ( 3 ) काबुली दरवाजा पश्चिम में यह भी तोड़ दिया गया , ( 4 ) लाहौरी 
दरवाजा यह भी टूट गया , ( 5 ) अजमेरी दरबाजा – दक्षिण- पश्चिम में , 
( 6 ) तुर्कमान दरवाजा दक्षिण में , ( 7 ) दिल्ली दरवाजा - दक्षिण में , ( 8 ) 
खैराती दरवाजा ( मस्जिद घटा ) पूर्व में , ( 9) राजबाट दरवाजा - पूर्व में दरिया की 
ओर, ( 10) कलकत्ती दरवाजा उत्तर-पूर्व में था जहां से एक रास्ता 1852 में 
निकाला गया था । अब दो छोटे - छोटे दरवाजे रेल के नीचे बने हए है जिन पर इसका 
नाम लिखा है, ( 11 ) केला घाट दरवाजा - उत्तर- पश्चिम में दरिया को मोर 
( 12 ) निगमबोध दरवाजा - उत्तर-पूर्व में दरिया की ओर, (13) पत्थर पार्टी 
दरवाजा तोड़ दिया गया , ( 1-4 ) बदर रौ दरवाजा - उत्तर-पूर्व में । 

इन दरवाजों के अतिरिक्त निम्न 14 खिड़कियां थीं : 

( 1 ) खिड़की जीनत- उल मस्जिद - इस नाम की मस्जिद के नीचे ( मस्जिद 
पटा ), ( 2) खिड़की नवाब अहमद बख्या खां, ( 3) खिड़की नवाब गाजीउद्दीन 
खां , ( 4) खिड़की नसीरांज, ( 5 ) नई खिड़की, ( 6 ) खिड़की शाहगंज, 
( 7 ) खिड़की अजमेरी दरवाजा, ( 8 ) खिड़की सैयद भोला, ( 9 ) खिड़की बुलन्द 
जागा , ( 10) खिड़की फराशखाना , ( 11 ) खिड़की अमीर खां , ( 12 ) खिड़की 
खलील खां , ( 13) खिड़की बहादुर अली खां , ( 14) खिड़की निगम बोध 


मुगल काल की दिल्ली 


163 


दिल्ली शहर भोजला और झोझला नाम की दो पहाड़ियों पर बसाया गया है । 
भोजता पहाड़ी शहर के बीच में है, झोझला उत्तरी- पश्चिमी चारदीवारी से मिली हुई 
ह । शहरजिस भू- भाग पर बसा हुआ है उसका थोड़ा -सा ढलाव पश्चिम से पूर्व की पोर 
है अर्थात् पहाड़ी से यमना की ओर । अली सरदान की नहर काबुली दरवाजे से शहर 
में दाखिल होकर शहर और किले दोनों में दौड़ती थी और फिर दरिया में जा मिलती 
थी । किले की फसील से मिले हुए बहुत -से बागात थे, मगर जब बरनियर आया था तो 
एक ही बाकी बचा था , जिसकी बाबत उसने लिखा है - यह बाग बारह महीने हरे - भरे 
पौवों और फलों से सरसन्न और भरा रहता था , जो किले की फसील के साथ 
एक खास लुत्फ़ दिखाता था । " सादुल्ला खां वजीर आजम शाहजहां का बनाया हुआ 
चौक शाही भी था , जिसका जिक्र बरनियर ने यों किया है - बाग से मिला हमा 
चौक पाही है, जिसका एक रुख किले के दरवाजे की तरफ है और दूसरा सिरा दो बड़े 
बाजारों की तरफ खत्म होता है । इसी चौक के महाते में उन उमरानों के खेमें लगे 
रहते हैं , जिनकी नशिस्त की बारी हर सप्ताह पाती है । इसी मैदान में बहुत सुबह वे 
लोग शाही घोड़ों को टहलाते हैं और यहीं सवारों का बड़ा अफ़सर उन घोड़ों का 
मायना करता है, जो फौज में भरती किए जाते हैं । यहां एक बहुत बड़ा बाजार 
है, जिसमें हर प्रकार की वस्तुएं मिलती है, जैसे पेरिस में पोट नाउफ में । यहां तमाशाई 

और सैलानी जमा रहते हैं । हिन्दू और मुसलमान ज्योतिषी और नमी भी जमा होते 
है । " अब इस चौक का कहीं पता भी नहीं है ।किले के गिर्द दूर-दूर तक सारा मैदान 
साफ कर दिया गया है । लोग कहते हैं कि किले के लाहौरी दरवाजे के दोनों पोर 
अर्थात् उत्तर और दक्षिण में यह बाजार था । शहर के दो बड़े बाजार , जो बाही चौक 
पर आकर खत्म होते थे, उनके बारे में बरनियर लिखता है - "जहां तक निगाह 
दौड़ती है बाजार ही बाजार नजर पाता है, लेकिन वह बाजार , जो, लाहौरी दरवाजे 
की तरफ है (अर्थात् चांदनी चौक ) वह इनसे भी बहुत बड़ा है । दूसरा बाजार शहर 
के दिल्ली दरवाजे से लेकर बाही चौक तक है अर्थात् फेज बाजार ) । बनावट के लिहाज 
से दोनों बाजार एक ही प्रकार के है । सड़क के दोनों ओर ईंट और चूने की पक्की 
दुकानें बनी हुई हैं , जिनके बालासाने ( कमरे ) बैठने का काम देते हैं । इन बाजारों में 
दुकानों के अतिरिक्त और कोई इमारत नहीं है । ये सब दुकाने अलहदा- अलहदा 
है । बीच में पार्टीशन लगे हुए है । बीच में रास्ता नहीं है । दुकानों में दिन के वक्त 
कारीगर लोग अपना-अपना काम करते है, साहूकार लेन- देन व कारोबार 
करते हैं । ताजिर अपना माल - पसबाब , बरतन, इत्यादि दिखलाते हैं । इन 
दुकानों और कारखानों के पिछवाड़े सौदागरों के रहने के घर है, जिनमें सुन्दर गलियां 
बन गई है । ये मकान आवश्यकतानुसार अच्छे-खासे बड़े, हवादार और माराम 
देने वाले मालम लगते हैं , जो सड़क की धूल से दूर हैं । इन मकानो म स दुकानों का 
छतों पर जाने का रास्ता है, जहां लोग रात को सोते हैं लेकिन सारे बाजार में इस 


164 


दिल्ली की खोज 


प्रकार के मकानों का सिलसिला नहीं है । बाजारों के अतिरिक्त शहर के दूसरे हिस्सों 
में दो मंजिला मकान बहुत कम है । (मैगजीनों के मकान नीचे इसलिए बनाए 
गए है ताकि सड़क पर से पूरी तरह दिखाई न दे सकें । " ) 


सादुल्लाह खां के नाम का भी एक चौक था । वह भी अब नहीं रहा । लेकिन 
मालूम हो सकता है कि उसके एक तरफ तो किले का दिल्ली दरवाजा और फौजी 
बाग था और दूसरी तरफ सुनहरी मस्जिद मौर पुराना कब्रिस्तान , जहां अब मेमो 
रियल कास है । इस चौक के दक्षिण की मोर दो और बाजार आकरमिलते थे । फैज 
बाजार उत्तर की ओर शहर के दिल्ली दरवाजे से किले के दिल्ली दरवाजे तक था 

और लास बाजार जामा मस्जिद और किले के दरवाजे के बीच में था । अलबत्ता बीच 
में कुछ थोडा- सा भाग छूटा हुआ था । बरनियर ने जिन दो बाजारों का जिक्र किया 
है, उनमें से एक बड़ा बाजार अर्थात चांदनी चौक तो शहर के लाहौरी दरवाजे से 
किले के लाहौरीदरवाजे तक था और दूसरा पाहर के दिल्ली दरवाजे से किले के लाहौरी 
दरवाजे तक था । इन दोनों बाजारों के भिन्न -भिन्न भाग भिन्न -भिन्न नामों से पुकारे 
जाते थे । वह भाग, जो किले के लाहौरी दरवाजे मोर दरीबे के खूनी दरवाजे के बीच 
में है, उर्दू बाजार कहलाता था । इस नाम का कारण यह प्रतीत होता है कि किसी 
जमाने में शहर के इस भाग में लाकरी लोग रहते थे । खूनी दरवाजे और कोतवाली 
के बीच के भाग को फल की मंडी कहते थे । इस जगह उस जमाने में एक चौक बना 
हया था । कोतवाली और तिराहे के बीच में चौपड़ का बाजार था । तिराहे और 
उसके नजदीक अशरफी का कटरा वास्तव में चांदनी चौक का सबसे पुररौनक भाग 
था । चांदनी चौक में घंटा घर वाली जगह एक हौज था । उससे आगे फतहपरी की 
मस्जिद तक फतहपुरी बाजार कहलाता था । चांदनी चौक के बाजार के तमाम मकान 
ऊंचाई में यकसां थे और दुकानों में महाबदार दरवाजे और रंगीन सायबान थे । 
उत्तरी दरवाजे से रास्ता जहांआरा बेगम की सराय ( मौजूदा कम्पनी बाग ) को 
जाता था और दक्षिणी दरवाजे से एक रास्ता शहर के एक बहुत आबाद और 
गंजान हिस्से को जाता था जो अब नई सड़क कहलाता है । हौज के चारों ओर 
बहुतायत से फल-फसारी, तरकारियां पौर मिठाई की दुकानें थी । धीरे- धीरे 
यह बाजार अपने हिस्सों के साथ चांदनी चौक कहलाने लगा । चांदनी चौक 
बाजार शाहजहाँ की लड़की जहांआरा बेगम ने 1600 ई . में बनवाया था 
और उसके कई बरस बाद इसने एक बाग और सराय भी बनवाई थी । किले के . 
लाहौरी दरवाजे से लेकर चांदनी चौक के आखिर तक यह बाजार 1520 गज लम्बा 
और चालीस गज चौड़ा था जिसके बीचोंबीच अलीमदर्दी की नहर बहती थी । 
उसके दोनों मोर सरसन्ज सायेदार वृक्ष लगे हुए थे । अब न नहर रही न वृक्ष 
( वृक्षों को 1912 में बीडन डिप्टी कमिश्नर ने कटवा दिया । ) चांदनी चौक - 


मुगल काल की दिल्ली 


165 


के पूर्वीसिरे पर किले का लाहौरी दरवाजा था और दूसरे सिरे पर फतहपुरी 
बंगम की मस्जिद । 

बरनियर ने जिस दूसरे बाजार का चित्र किया है, वह किले के लाहौनी दरवाजे 
से लेकर बाहर के दिल्ली दरवाजे तक था । लाहोरी दरवाजे से चौक सादुल्लाह खाँ 
तक इस बाजार का हिस्सा बिल्कुल मामला था । बाकी हिस्सा जो ऐन उत्तरी हद पर 
था , उसका जिक्र चौक के साथ पाएगा । 


एक और दूसरा बड़ा बाजार वह था जो किले के लाहोरी दरवाजे से उन इमारतों 
तक चला गया था , जिनमें से एक इमारत को जनरल लेक ने दिल्ली फतह करने के 
बाद रेजीडेंसी बना लिया था । यह बाजार माघ मील लम्बा और तीस फट चौड़ा था 
और इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक साएदार वृक्ष दोनों मोर ऐसे लगे हुए थे कि एक 
सुन्दर एवेन्य बन गया था । खास बाजार का अब कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा । 1857 
के गदर के बाद जब किले के गिर्द जमीन को इमारतों से साफ किया गया तो चांदनी 
चौक तया खास बाजार भी उसकी भेंट चढ़ गए । एक वह जमाना था कि इन दोनों 
बाजारों में सुबह से रात तक कचे से कंधा चिलता था और दुकानें माल से खचाखच 
भरी रहती थीं , जिनमें हर किस्म का बहुमूल्य सामान रहता था । त्योहारों के दिन 
जामा मस्जिद जब बादशाह की सवारी जाती थी तो इसी बाजार में से गुजरती थी । 
अब भी फैल बाजार का दो -तिहाई भाग वाकी है । बाजार के दोनों ओर दुकानें थीं 
और बोच में से नहर वहतो थी ( अब नहीं रही ) । जगह-जगह बड़ी-बड़ी इमारतों , 
महलों और मस्जिदों के खंडहर नजार माते थे । यह बाजारवाहजहाँ की बेगम अकबरा 
बादी बेगम का बसाया हुआ था , जिसके नाम की एक मस्जिद भी यहाँ मौजूद थी । 
यह बाजार ग्यारह सौ गज लम्बा और तीस गज चौड़ा था । यह और उर्दू बाजार 
साब- ही - साथ और चांदनी चौक बाजार से पहले बने थे । इनमें जो नहर कहती थी 
वह चार फुट चौड़ी और पांच फुट गहरी शाहजहां की बनवाई हुई थी । दिल्ली के 
बाजारों में फैज बाजार को यह गर्व प्राप्त था कि यहां की दुकानों में ईराक, खुरासान और 
दूसरे बन्दरगाहों के वेशमार माल के अतिरिक्त यूरोप की चीजें भी बहुतायत के साथ 
मिलती थीं । बरनियर लिखता है - इस शहर में बेशमार बाजार और पेच-दर-पेच 
गलिया है । बाजारों की दुकानें समय- समय पर भिन्न -भिन्न व्यक्तियों द्वारा बनाई 
बाई है । इसलिए सब यकसां नहीं है । फिर भी कई दुकानें बहुत बड़ी है , जिनकी सीधी 
कतार दूर तक चली गई है । शहर के छत्तीस महल्ले हैं जिनमें से अधिकांश के नाम 
खास - वास शहरियों के नामों पर रखे गए हैं । " बरनियर लिखता है - " इन मुहल्लों 
में जगह - जगह न्यायाधीश, अदालतों के कर्मचारी, मालदार व्यापारी और दूसरे 
लोगों के मवान फैले पड़े हैं । यहां के एक नमूने के मकान के बारे में बनियर लिखता 
है "ऐसे मकान के सहन में हमेशा बाग, वृक्ष, हौज, फब्बारे व बड़ा सदर दरवाजा और 


166 


बिल्ली की खोज 


सुन्दर तहखाने होते हैं, जिनमें बड़े - बड़े फर्राशी पंखे लगे रहते हैं । सबसे बेहतर मकान 
वह समझा जाता है, जो पाहर के बीच में हो , जिसमें एक बड़ा फूल बाग और चार बड़े 
बड़े कद पादम ऊंचे चबूतरे भी हों और चारों तरफ से ऐसी हवा भी आती हो कि 
ठंडक रहे । हर अच्छे मकान में रात को सोने के लिए छतें बनी होती है और कोठों पर 
भी दालान होते हैं ताकि बारिश के वक्त उनमें चले जाएं। उम्दा मकानों में ग्राम तौर पर 
दरियों का फर्श होता है । दीवारों में बड़े- बड़े ताक बने होते हैं, जिनमें चीनी को फूलदान 
गमले लगे होते हैं । छतों में या तो मुलम्मा किया होता है या वे रंगीन होती है, लेकिन 
मकानों में कहीं जानवर की या इन्सान की तसवीर नहीं होती क्योंकि यह मुस्लिम 
धर्म के विरुद्ध है । " 

यो तो शहर में बड़े- बड़े रईसों और अमीरों के बेशमार महल थे, मगर सबसे 
अधिक विख्यात कमरहीन खां , मलो मर्दान , गाजीउद्दीन खां , समादत खां और सफदर 
जंग के महला थे । करनल पालीच 1793 ई० में कुछ अर्सा शाही मुलाजिम रहा । वह भी 
किसी एक महल में रहता था । उसकी बाबत उसने लिखा है, यद्यपि यह महल जस्ता 
और तबाह हालत में है , लेकिन अब भी इसके बनाने वाले की शान का पता चलता 
है । इसकी ऊंची चारदीवारी के अन्दर बहत सारी जमीनघिरी हुई है और मकान के 
सहन में बड़े-बड़े ऊंचे और शानदार दरवापो हैं । इस महल में नौकरों के , कागिर्दै 
पेशा, मेहमानों और मुलाकातियों के रहने के लिए अलग- अलग हिस्से हैं । घोड़ों 

और हाथियों के अस्तबल जुदा-जुदा है । दीवान खाना और जनाना महल मकान के 
यह दो बड़े हिस्से हैं, जिनके बीच में माने -जाने का रास्ता है । हर मकान में हमाम 
और तहखाने का होना जरूरी है । " बरनियर लिखता है कि इन महलात के साथ 
साथ कच्चे और छप्पर के बेशुमार छोटे - छोटे मकान भी होते थे, जिनमें गरीब 
लोग , छोटे दरजे के मुलाजिम, सिपाही , साईस वगैरा रहते थे जिनकी संख्या का 
कुछ ठिकाना न था । छप्परों के कारण बाहर में अक्सर माग लग जाया करती थी । 
इन्हीं कच्चे और फूस के घरों से दिल्ली की बस्ती चंद गांवों का संग्रह था या एक 
छावनी प्रतीत होती थी जिसमें जगह- जगह पर बड़ी-बड़ी इमारतें भी खड़ी थीं । 


जाना मारिजच : ( 1648 ई० ) 

शाहजहां की बनाई हुई दीगर इमारतों में दिल्ली की जामा मस्जिद 
सारे हिन्दुस्तान की मस्जिदों में सबसे बड़ी और सबसे सुन्दर है । शाहजहाँ 
ने इसे 1648 ई० में बनवाया था लेकिन हिसाब से इसकी बुनियाद 
1650ई० में डाली गई । जनरल कनिंघम के अनसार दिल्ली बाहर की इमारतों 
में जामा मस्जिद और जीनत -उल मस्जिद यही दो इमारत बढ़ - चढ़ कर है । जामा 
मस्जिद लाल किले से कोई हजार गज के अन्तर पर भोजला पहाड़ी पर खास बाजार 


मगल काल की दिल्ली 


167 


के पश्चिमी सिरे पर बनी हुई है । मस्जिद लाल पत्थर के एक चबूतरे पर बनी 
हुई है, जो सतह जमीन से कोई तीस फुट ऊंचा और चौदह सौ मुरब्बा गज है । 
इसकी तामीर बादशाह के बजीर सादुल्लाह खां और फजलखा की देख -रेख में 
हुई थी । कहा जाता है कि छः हजार राज , बेलदार , मजदूर और संगतराश छ: 
बरस तक लगातार इसकी तामीर में जुटे रहे और बनाने में दस लाख रुपया खच 
हमा । इसमें पत्थर की कीमत शामिल नहीं है क्योंकि हर किस्म का पत्थर राजाओं 
और नवाबों ने बादशाह को नजर किया था । मस्जिद जब बन कर तैयार हुई तो 
ईदउल -फितर करीच थी । मीर इमारत को याही हवम पहुंचा कि हज़र ईद की नमाज 
मस्जिद में पड़ेगे । हजारों मन मलबा पड़ा हुआ था । जगह- जगह पाड़ें बंधी हुई 
पीं । इतनी जल्दी सफाई होना मुमकिन न था । तुरन्त हुक्म हुआ कि जिसके जो 
चीज हाथ लगे उठा ले जाए । फिर क्या था , जरा - सी देर में मस्जिद साफ हो गई । 
तिनका तक बाकी न रहा । उसी वक्त झाइ-पंछ कर फर्श कर दिया गया और 
सजावट हो गई । बादशाह को सूचना दी गई कि मस्जिद आरास्ता है । सुबह 
ईद की नमाज का वक्त हमा । गादियान बजने लगे । बादशाह की सवारी निकली । 
किले के दरवाजे से मस्जिद के पूर्वी दरवाजे तक सवारों की कतार खड़ी थी । 

आगे - आगे नकीव मोर चोबदार, पीछे-पीछपाहजादे निहायत शान के साथ मस्जिद 
में दाखिल हए । चारों ओर से लोगों की भीड़ लग गई । मस्जिद भर गई । नमाज 
अदा हुई और जमात होने लगी । इमाम , अजान देने वाला, फरश करने वाला , 
सब बादशाह की तरफ से मुकर्रर हो गए । 


मस्जिद के तीन मालीशान दरबाजे पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर में हैं और तीनों 
तरफ बड़ी लम्बी और चौड़ी -चौड़ी सीढ़ियां है । उत्तरी दरवाजे की ओर 39 सीढ़ियाँ 
हैं । कुछ समय पहले तक इन सीढ़ियों पर नानबाई और कबाबी बैठा करते थे ; तमाशे 
बालों और कथाकारों का जमघट लगा रहता था , जिनकी कहानियां सुनने को 
लोगों की टोलियां जमा रहती थीं । दक्षिणी दरबाजे की भोर 33 सोड़ियां हैं जहां 
कपड़ा बेचने वाले अपना फर्श विद्या कर बैठा करते थे । इस मोर एक बड़ा मदरसा 

और एक बड़ा बाजार था , जो गदर के बाद गिरा दिया गया । मस्जिद का पूर्वी 
दरवाजा बादशाह के आने -जाने के लिए मखसूस था । उसकी 35 सौड़ियां 
है । यहां बाम के बक्त मुगियां, कबूतर गादि बिका करते थे । यह गूजरी 
का बाजार कहलाता था । अब भी यहां शाम के वक्त खासी भीड़ रहती 
है । मस्जिद के तीनों तरफ काफी संख्या में दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें पारचा 
फरोश, कबाड़ी, कबाब तथा दीगर सौदा बेचने वाले बैठते है । चबूतरे के पश्चिम 
में मस्जिद की असल इमारत है, जिसके बाकी के तीनों भागों में खुले दालान 
बने हुए हैं और इन्हीं में हर तरफ एक -एक दरवाजा है, जिनमें से लोग माते-जाते 


168 


बिल्ली की खोज 


है । इस मस्जिद का नक्शा परब और कुस्तुनतुनिया की मस्जिदों की तर्ज का है । 
इसकी लम्बाई करीब 261 फुट और चौड़ाई90 फुट है । मस्जिद के तीन 
कमरखनुमा गुंबाद है , जिन पर एक-एक पट्टी संगमूसा की और एक -एक संगमरमर 
की पड़ी हुई है और ऊपर सुनहरी कलस है । यह गुंबद लम्बाई में नब्बे गज 
और चौड़ाई में तीस गज है । मस्जिद के दो बहुत ऊंचे और खूबसूरत मीनार 
लाल पत्थर के हैं , जिन पर खड़ी पट्टियां संगमरमर की है । इनकी ऊंचाई 130 
फुट है । अन्दर बनकरदार जीना है, जिसमें 130 सीढ़ियां है । मीनार के तीन खंड 
है । हर खंड के गिर्द खुला हा बरामदा है । चोटी पर की बुर्जी बारहदरी है । 
मस्जिद के पीछे चार और छोटी - छोटी बीदार मीनारें है । मस्जिद के बडी- बड़ी 
महराबों के सात दर है । मस्जिद के इजारे में तमाम संगमरमर लगा हुमा 
है । आगे के दालान में ग्यारह दर है । दालान 24 फुट चौड़ा है । इनमें की बीच 
की महराब एक दरवाजे की तरह चौड़ी और ऊंची है और उसके दोनों ओर पतली 
पतली अष्टकोण बुजियां है । इन दरों के माथों पर संगमरमर की तख्तियां चार 
फुट लम्बी और ढाई फुट चौड़ी हैं , जिन पर संगमूसा की पच्चीकारी के ग्यारह लेख 
है । इन लेखों में मस्जिद की तामीर के हालात और शाहजहां के राज्य काल की 
देने और शाहजहां के गुणों का बखान है । मध्य की महराब पर केबल रहबर 
खुदा हुआ है । 

असल मस्जिद के दालान मस्जिद के फर्श से पांच फुट ऊंचे चबूतरे 
पर बने हुए हैं , जिनमें पश्चिम , उत्तर और दक्षिण तीनों ओर से तीन-तीन सीढ़ियां 
चढ़ कर अन्दर दाखिल होते हैं । मस्जिद के अन्दरूनी तमाम हिस्से में संगमरमर 
का फर्श है, जिसमें संगमरमर के मुसल्ले ( नमाज पढ़ने के आसन ) संगमूसा का 
हाशिया देकर बनाए गए हैं । हर मासन तीन फूट लम्बा और डेड फट चौडा है । 
इनकी संख्या 411 है । बरनियर कहता है कि मस्जिद के पिछवाड़े जो बड़े 
बड़े पहाड़ी के नाहमवार पत्थर निकले हुए थे उनको छुपाने के लिए सहन मस्जिद 
में भराव करके इमारत को बहुत ऊंची कुर्सी दी गई है, जिससे मस्जिद की पान 
और भी बढ़ गई है । मस्जिद सिर से पैर तक लाल पत्थर की बनी हुई है । बेशक , 
फर्श, महाब और गुंबद संगमरमर के है । 


सम्बर के पास एक बड़ी गहरी महराब है । मम्बर चार सीढ़ियों के संगमरमर 
के एक ही पत्थर में काटा हुआ है । इसमें कहीं जोड़ नहीं है । मस्जिद का सहन 
चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसके हर तरफ महराबदार बीस-बीस चौड़े और 
उतने ही ऊंचे दालान हैं । इन दालानों के कोनों पर बारह -बारह जिलों के बुर्ज 
है , जिन पर संगमरमर के सुनहरी कलस लगे हुए थे । उत्तरी और दक्षिणी दोनों 
दरवाजे एक ही प्रकार के अर्घ मुसम्मननुमा है । दरबाजे 50 फुट ऊंचे और इतने 


मुगल फाल की बिल्ली 


169 


ही चौड़े हैं । इनकी गहराई 33 फुट है । इन दरवाजों के अन्दर एक - एक छोटा 
दरवाजा दोनों मोर दोनों मंजिलों में है । दरवाजों के ऊपर कंगरे और उन 
पर एक कतार छोटी संगमरमर की बुजियों की है, जिसके दोनों सिरों पर निहायत 
सुन्दर और नाजुक मौनार है । मस्जिद का सदर वाजा सहन के पूर्व में है । 
यह दरवाजा बड़ा भारी मुसम्मन शक्ल का गुंबददार 50 फुट ऊंचा, 60 फुट 
चौड़ा और 50 फुट गहरा है । इसकी चौकोर शक्ल अजला को काट कर अष्ट 
पहलू बना दी गई है । बाकी शक्ल-सूरत इस दरवाजे की वैसी ही है जैसी कि दूसरे 
दरवाजों की है । मस्जिद के तीनों दरवाजों के पटों पर पीतल की मोटी -मोटी चादरें 
चढ़ी हुई हैं , जिन पर मुनब्बतकारी का काम है । 


मस्जिद के सहन में लाल पत्थर के बड़े-बड़े चौके बिचे हुए हैं , जो 136 
गज मुरब्बा है । इतना चौड़ा सहन होने पर भी इसमें ढलान इस खूबी से रखी गई है कि 
इधर वर्षा बरसी और उधर पानी निकला । क्या मजाल कि एक बूंद भी पानी खड़ा 
रहे । सहन के बीचोंबीच फर्श से एक हाथ ऊंचा, पन्द्रह गज लम्बा और बारह गप चौड़ा 
सालिस संगमरमर का हौज है । कभी इसमें फव्वारे लगे हुए थे । अब वे काम नहीं 
करते । पहले यह हौज रहट के कुएं से भरा जाता था , जो मस्जिद के उत्तर-पश्चिम 
के कोने में था । यद्यपि इतनी ऊंचाई थी , फिर भी पानी चढ़ता था और अन्दर- ही 
मन्दर मस्जिद के सहन में पहुंच कर उसे लबालब भर देता था । यह कृमा 1803 
ई० में खाक हो गया , जिसकी मरम्मत उस वक्त के ब्रिटिश रेजीडेंट मि० सैटन 
ने करा दी थी । यह कुंआ भी शाहजहां ने पहाड़ी काट कर बनवाया था , जिस पर 
रहट लगा रहता था । अब वह नहीं रहा । अब तो नल द्वारा पानी भरा जाता है । 
कहते हैं कि मस्जिद के मीनार इस कारीगरी से बनाए गए है कि अगर घटनावश 
कोई मीनार गिर जाए तो सहन में गिरे ताकि मस्जिद की छत और गंबदों को किसी 
प्रकार की हानि न पहुंचे । अनुभव से यह बात कई बार प्रमाणित हो चुकी है । 
इस मस्जिद की मरम्मत 1817 ई० में अकबर सानी के काल में हुई थी । दूसरी 
बार 1851 ई० में एक कड़ी ट्ट गई थी । 1833 ई० में मस्जिद के उत्तरी मीनार 
पर बिजली गिरने से मीनार और नीचे का फर्चा टट गया था , मगर इमारत को 
कोई हानि नहीं पहुंची और उसकी मरम्मत ब्रिटिश राज की ओर से हुई । चौथी 
बार 1895 ई० में दक्षिणी मीनार पर बिजली गिरी और बुर्जी को हानि पहुंची, 
लेकिन बाकी इमारत सुरक्षित रही । इस बार नवाब बहाबलपुर ने चौदह हजार 
रुपया लगा कर मीनार की मरम्मत करवाई । 1887 से 1902 ई० के पर्स में 
नवाब रामपुर ने एक लाख पचपन हजार के खर्चे से मस्जिद की पूरी तरह मरम्मत 
करवाई और उसे नया करवा दिया । ऊपर जाकर मीनारों के ऊपर चढ़ कर 
देखने से सारा शहर हथेली में नजर माता है । अलविदा के शुक्रवार को नमाज 


170 


दिल्ली की खोज 


पढ़ने बड़ी भारी खलकत जमा होती है । दूर-दूर से मर्द- औरतें नमाज पढ़ने माते 
हैं । तमाम मस्जिद और तीन तरफ की सीढ़ियां तया रास्ते नमाजियों से पिर 
जाते हैं । यह नजारा देखने योग्य होता है । बस सिर- ही -सिर नजर आते हैं । 
एक कतार में सबका बैठना , उठना और सिजदा करना यह सब एक अजीब दृश्य 
उपस्थित करता है । 

चूंकि अलविदा की नमाज के दिन इस कदर नमाजी जमा होते थे कि मस्जिद 
में नमाज पढ़बाने वाले की आवाज दूर तक नहीं जा सकती थी इसलिए अकबर 
द्वितीय के बेटे शाहजादा सलीम ने 1829 ई० में मस्जिद के मध्य द्वार के सामने एक 
मकबरा संगबासी का बनवा दिया ताकि मावाज दूर तक पहुंच सके । 

मस्जिद के सहन में उत्तर-पश्चिम के कोने में संगमरमर पर भूगोल बना 
हमा है । इसी तरफ के दालान के एक हुजरे में मोहम्मद साहब के स्मृति चिह्न 
रखे हुए हैं । पहले येचिह्न सहन के उत्तर-पश्चिम वाले दालान में मस्जिद के 
बाएं हाथ रखे हुए थे जिसके आगे औरंगजेब के अहद में अलमास अली खां ख्वाजा 
सरा ने नान पत्थर की चौगिर्दा जाली का पर्दा लगवा कर उसे बंद करवा दिया था । 
उस पर तामीर करवाने की तारीख खुदी हुई थी । 1842 ई० में आंधी आने से 
यह पर्दा गिर पड़ा था , जिसको बहादशाह ने फिर से बनवाया और अब वहीं 


_ _ सहन के दक्षिण- पश्चिमी कोने में एक धूप घड़ी बनी हुई है, जो भूगोल 
के बिलमुकाबिल है । स्मृति चिह्न बहुत कदीमी बतलाए जाते है । बाज अमीर 
तैमूर को रोम के बादशाह से मिले और बाज कुस्तुनतुनिया से लाए गए । ये 
इस प्रकार हैं : 

1. कुरान वारीफ के चंद पारे हजरत अली द्वारा लिखित , 2 चंद पारे 
हजरत इमाम हसन द्वारा लिखित, 3. पूरी कुरान शरीफ इमाम हुसैन द्वारा लिखित 
4 चंद पार हजरत इमाम जाफर द्वारा लिखित, 5 . मवे मुबारिफ हजरत मोहम्मद 
साहब , 6. नयतीन बारीफ , 7. कदम दारीफ, 8. गिलाफ मजार हजरत मोहम्मद 
साहब , 9. पंजा पारीफ हजरत मौलबी पली शेरखुदा , 10. चादर हजरत फातिमा , 
11. गिलाफ काचा वारीफ । 

ये सब बस्तुएं औरंगजेब के जमाने में मस्जिद में रखी गई थीं । बादशाह 
सदा इनके दर्शन को आया करते थे और अलविदा के दिन बारह अशरफिया नजार 
करते थे । 

शाहजहाँ के बाद हर बादशाह के जमाने में मस्जिद अच्छी हालत में रही , 
मगज कहते है जफर बहादुरशाह के काल में कुछ बदनामी हो बाई । 1857 के गदर 


मुगल काल की दिल्ली 


171 


में मस्जिद जब्त कर ली गई थी और नमाज बंद हो गई थी । मस्जिद पर पहरा 
बिठा दिया गया था । कई बरस यह हाल रहा । नबम्बर 1862 ई० में अंग्रेजी 
हुकूमत ने इसे मुसलमानों को वापस किया और एक प्रबंधक कमेटी मुकरर 
कर दी । 

मस्जिद के उत्तर में वाही औषधालय था और दक्षिण में शाही विद्यालय । 
ये दोनों इमारतें सत्तावन के गदर से पहले ही खंडहर हो चुकी थीं । गदर के बाद उन्हें 
गिरा दिया गया । ये मस्जिद के साथ- साथ 1650 ई० में तामीर हुई थीं । 

दक्षिणी द्वार के सामने एक बहुत बड़ा और चौड़ा बाजार हुआ करता था , 
जो इस दरवाजे से शुरू होकर तुर्कमान और दिल्ली दरवाजे तक चला गया था । 
बाजार अब भी मौजूद है, मगर उस जमाने की सी हालत अब नहीं रही । 


जहांधारा बेगम का बाग हा मलका बाग ( 1650 ई० ) 

जहांझारा बेगम का बनाया हुआ यह बाग चांदनी चौक के मध्य में स्थित है। 
जिसे 1650 ई० में शाहजहां को इसकी चहेती बेटी ने लगवाया था । अब इसका नाम 
मलका का बाग पड़ गया है । जमाने के उतार- चढ़ाव के कारण इस बाग की बह 
शफल नहीं रही, जो उस वक्त थी । बाग की लम्बाई 970 गाज और चौड़ाई 240 
गज थी । इस बाग की वह चारदीवारी अब नहीं , जिसमें जाबजा बुर्ज बने हुए थे । 
गदर की लूट -खसोट में ये ट्ट - फट गए । ये बुर्ज तीस फुट ऊंचेबे मोर पन्द्रह 
फुट ऊंचे चबूतरे पर बने हुए थे । कटड़ा नील की तरफ बाग की दीवार में अभी तक 
उन बुजों में से एक बाकी दिखाई देता है । शहर दिल्ली की नहर, जो किसी जमाने 
में चांदनी चौक के बीच में से गुजरा करती थी , सारे बाग में फैली हुई थी । अब वह 
बंद हो गई है । इस बाग में तरह-तरह के मकान, सैरगाहें , बारदरियां और नशीमन 
बने हुए थे । वे सब खत्म हो गए हैं । सिर्फ एक कमरा 50X20 का बाकी है, जिसम 
आनरेरी मजिस्ट्रेट की कचहरी होती है । कभी उसमें पुस्तकालय हुआ करता था । 
अब तो उस जमाने के बाग की निशानी ही वाकी रह गई है । नाम तक बदल गया है । 
इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो सड़कों की नजर हो गया है । कितनी ही म्युनिसिपल दफ्तरों 
की इमारतें बन गई है । सैकड़ों पुराने वृक्ष काट दिए गए । सरोली के आमों के पेड़ खास 
मशहर थे, वे अब देखने को भी नहीं मिलते । ले -देवार रेलवे स्टेशन की ओर और 
कमेटी के दफ्तर की इमारत के बीच का भाग कुछ अच्छी हालत में है जहां अब गांधीजी 
की मति लगा दी गई है । बाकी का बाग तो नाम मात्र का ही है । कौड़िया पुल की 
तरफ का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क में मिल गया कुछ पर हाडिग पुस्तकालय बन गया । 
जो हिस्सा गांधी मैदान कहलाता है, वहां अब से पच्चीस तीस वर्ष पहले तक बहुत 
सुन्दर घास लगा मैदान था , जहां क्रिकेट के मैच हुआ करते थे । बड़े- बड़े साएदार 


172 


बिल्ली की सोच 


वृक्ष लगे हुए थे । 5 मार्च 1931 को गांधी इविन पंट के बाद इस मैदान में कई 
लाख की संख्या की एक बड़ी भारी सभा हई थी , जिसमें महात्मा गांधी बोले थे । 
उन दिनों लाउड स्पीकर चले ही थे । मावाज सुन नहीं पाई । तब ही से इस मैदान 
का नाम गांधी ग्राउण्ड पड़ा । अब तो इसमें पाए दिन मेले, तमाशे, नुमायरों , 
सभाएं होती रहती है । इसलिए घास इसमें जमने ही नहीं पाती । स्टेशन की तरफ 
का भी बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पोर स्टेशन बढ़ाने में चला गया । उत्तर-पूर्व के 
कोने में एक कुयां हुआ करता था , वह अब स्टेशन की सड़क के दूसरी तरफ पहुंच 
गया है । स्टेशन के सामने जो मौजूदा सड़क है वह बाग के अन्दर हुमा करती थी पौर 
इस पर आमों के पेड़ लगे हुए थे । फतहपुरी की तरफ का हिस्सा भी कट कर सड़क 
में मिल गया है । घोरे -धीरे यह बाग सिकुड़ता जा रहा है । बाग के 7 दरवाजे 
है - दो चांदनी चौक बाजार की तरफ , तीसरा फतहपुरी बाजार की तरफ , 
अहमदपाई की सराय के सामने , चौथा स्टेशन के सामने, पांचवां काठ के पुल के 
सामने , छठा हाडिग पुस्तकालय के सामने और सातवा फव्वारे की तरफ । इनके 
अतिरिक्त और भी कई छोटे दरवाजे बन गए हैं । 
जहांमारा बेगम को सराय ( 1650 ई० ) 

बेगम के बाग के साथ यह सराय भी बनी थी । बाग तो खैर उजड़ा -उजड़ा 
मौजूद भी है, मगर इस सराय का तो कोई पता ही नहीं रहा । 1857 ई० के गदर 
के बाद सरकार ने इसे डहा कर सारा मैदान करवा दिया । इस सराय के दो दरवाजे 
थे । दक्षिणी द्वार चांदनी चौक के सामने था । दूसरा उत्तर में था , जो बाग का भी दरवाजा 
था । सराय के सहन में दो बड़े- बड़े कुएं और एक मस्जिद थी । सहन के चारों मोर 
दो मंजिला बड़े-बड़े कमरे थे, जिनमें मुसाफिर बड़ी संख्या में उत्तरा करते थे और 
फेरी वाले सौदागर भी दुकानें लगा कर सामान बेचा करते थे । बरनियर ने इस सराय 
का हाल यों लिखा है : " यह कारवान सराय एक बड़ी चौकोर इमारत है , जिसके 
चारो तरफ दो मंजिला कमरे बने हुए है । कमरों के सामने बरामदे हैं । इस सराय 
में विदेश से आने वाले व्यापारी ठहरते है । ये सराय के कमरों में बड़े आराम से रहते 
है और चूकि सराय का दरवाजा रात को बंद हो जाता है इसलिए किसी प्रकार का 
बर भी नहीं रहता । " 
फतहपुरी मस्जिद ( 1650 ई० ) 

1650 ई० में याहजहां की बेगमात में से फतहपुरी बेगम ने इस मस्जिद को 
चांदनी चौक के पश्चिमी सिरे पर बनवाया और उसी के नाम पर इसका नाम 
फतहपुरी मस्जिद पड़ा । सारे बाहर में बस यही मस्जिद एक गुंबद की है, जिसने 
दोनों तरफ ऊंची- ऊंची मीनारें हैं । यह इमारत निहायत खूबसूरत और मजबूत 
बनी हुई है, जिसका बड़ा भारी गुंबद दूर से प्रभावशाली दिखलाई देता है । यह मस्जिद 


मुगल काल को दिल्ली 


173 


पहले जमाने में बड़ी पुररौनक थी और जिस स्थान पर यह बनी हुई है वह भी शहर 
का केन्द्र था । अब भी इसमें काफी संख्या में नमाजी जाते हैं । इसके आगे की मोर 
दोनों तरफ बाजार है, जहां भीड़ लगी रहती है । पूर्व में चांदनी चौक , दक्षिण में 
कटड़ा बड़ियां , उत्तर में खारी बावली और पश्चिम में मस्जिद की पूर्वत । मस्जिद 
के तीन बड़े-बड़े दरवाजे हैं, जिन पर लाल पत्थर का कंगूरा और इधर- उधर बुजियां 
है । दरवाजे से दाखिल होकर अस्सी गज मुरब्बा का सहन आता है , जिसमें 
तमाम लाल पत्थर के चौके बिछे हुए है । उत्तर और पूर्व की तरफ का दरवाजा 
सत्ताइस फुट मुरब्बा और दस फुट गहरा है । इस दरवाजे की ड्य ही आठ फुट 
चौड़ी और ग्यारह फुट ऊंची है । पश्चिम की तरफ असल मस्जिद के दोहरे दालान 
हैं , जिनके दाएं-बाएं बड़े- बड़े कमरे है । मस्जिद के तीन तरफ बाजारों में दुकानों 
का सिलसिला है, जिसमें से पूर्व और उत्तर की तरफ दुकानों के अतिरिक्त दो मंजिला 
बड़े-बड़ेकमरे बने हुए हैं । इनमें व्यापारियों के दफ्तर है । मस्जिद के सहन में एक 
बहुत बड़ा होज 16 गजX14 गज का बना हुआ है । हौज और मस्जिद के दरमियान 
का चबूतरा 130 फुट लम्बा और 90 फुट चौड़ा है । असल मस्जिद फट ऊंचे चबूतरे 
पर बनी हुई है, जिसके दालान 120 फुट फुट के है । सदर महराब बहुत ऊंची है 
मौर गहराई में यह 16 फुट है । इस पर भी कंगूरा और दोनों तरफ बड़ी - बड़ी बुजियां 
है और उसी तरफ मस्जिद को पछील में चार छोटी - छोटी बजियां हैं । महराज 
और बुजियों पर संगमरमर की पट्टियां पड़ी हुई है । मस्जिद का एक ही बड़ा भारी 
गुंबद है, जिस पर अस्तरकारी की हुई है और स्याह तथा सफेद यारियां पड़ी हुई है । 
गुंबद का बुर्ज चुने गच्ची का है । सदर महराब के दोनों तरफ बारह फुट के अन्तर 
से दो - दो दालान तीन-तीन दरों के बंगड़ीदार महराबों के हैं, जो तीस फुट ऊंचे मोर 
दस फुट चौड़े हैं । इनकी छतों पर भी कंगूरा है । मस्जिद के दोनों मीनार अस्सो 
पस्सी फुट ऊंचे हैं , जिनकी जियां चुने गच्ची की बनी हई हैं । मस्जिद के दरवाजे 
सिर्फ बस-दस फुट ऊंचे हैं, जिन पर कामाल बने हुए हैं । कंगूरे के नीचे चौड़ा संगीन छज्जा 
है । मस्जिद की सदर महराब के तथा दूसरे दरों के सामने तीन-तीन सीढ़ियां 
हैं । तमाम खम्भों के ऊपरी और निचले हिस्से पर नक्यो -निगार खदेहए हैं । 
मस्जिद का गुंबद फैला हुमा कोठीदार ढंग का है । गुंबद संगवारा का है , जिस पर 
ऐसी अस्तरकारी की गई है कि दूर से संगमरमर का प्रतीत होता है । मम्बर संगमरमर 
का है जिसकी चार सीढ़ियां हैं । इस मस्जिद में खालिस संगमरमर की यही एक 
वस्तु है । मस्जिद की दोनों तरफ लाल पत्थर के स्तनों की कतारें हैं , जिससे मस्जिद 
के दो तरफ के दो हिस्से अलहदा - अलहदा हो गए है । 


कुछ बहुत समय नहीं हुया कि छत की हालत खराब होती जा रही थी । इसलिए 
पत्थर के स्तूनों की और दो कतारें बीच में बतौर अड़वाड़ लगा कर मजबूती कर 


174 


बिल्ली की खोज 


दी गई है । पुराने स्तून लाल पत्थर के है । नए संगखारा के हैं । मस्जिद का बीच 
का हिस्सा , जो गुंबद के नीचे है, चालीस फुट मुरब्बा है और इसके दोनों तरफ के 
हिस्से कुछ अधिक लम्बे हैं । मस्जिद के उत्तर और दक्षिण में दोनों मोर से आने 
जाने का एक - एक दरवाजा बाद में निकाला गया है, जो 16 फट ऊंचा और 10 
फुट चौड़ा है । 

गदर 1857 में इस मस्जिद में फौजें उतारी गई थी । बाद में यह मस्जिद जब्त 
कर ली गई थी और उन्नीस हजार रुपये में नीलाम कर दी गई थी , जिसको लाला 
छलामल ने खरीद लिया था । 1893 ई० में सरकार ने लाला साहब को एक लाख 
बीस हजार रुपया देकर मुसलमानों को यह मस्जिद वापस दिलवानी चाही , मगर 
लाला साहब ने मंजूर नहीं किया । मगर 1876 ई० में जब दिल्ली में मलका का 
दरबार हुआ तो इसे वापस कर दिया गया । 

मस्जिद के सहन में चंद को हैं , जिनमें हजरत नानशाह और शाह जलाल के 
मजार भी है । हजरत मीरांशाह नानू बानेसर के रहने वाले थे । वह दिल्ली माकर 
मस्जिद के एक कमरे में रहने लगे थे । तकरीबन अस्सी साल की उम्र में उनकी 
मत्य हई और इसी मस्जिद के सहन में दफन किए गए । हजरत बाह जलाल नान 
शाह के खलीफा थे और उन्होंने उसी कमरे में बैठ कर सारी उम्र ईश्चर भक्ति में 
गुजार दी । वह भी यहां ही दफन किए गए । 

मस्जिद में अरबी जबान का एक मदरसा भी चला करता था , जिसमें धार्मिक 
शिक्षा दी जाती थी । मस्जिद का सहन बहुत खुला हुआ है, जिसमें पश्चिम को छोड़ कर 
तीन तरफ दालान बने हुए है । उत्तर में बाजार की तरफ पन्द्रह दर का दो मंजिला 
दालान है, जिसमें मदरसा है । इसके सामने बड़ियों के कटड़े की तरफ दक्षिणी 
दरवाजा है , जिसके दोनों तरफ पाठ- पाठ दर के दालान और कमरे है । पूर्वी द्वार 
चांदनी चौक की तरफ है, जिस पर सफेद संगमरमर की तस्ती पर फतहपुरी लिखा 
हमा है । इस दरवाजे के दोनों तरफ चौदह- चौदह दर के दालान हैं । सहन के 
बीच में संगमरमर का आलीशान हौज है, जिसमें पहले नहर का पानी आता था ; 
अब इसमें नल का पानी भरते हैं । हौजा के पास नानूशाह और जलाल शाह के एक 
अहाते के अन्दर बने हुए मजार है । 
मस्जिद बारहवी ( 1650 ई० ) 

इस मस्जिद को शाहजहां की बेगमात में से सरहदी बेगम ने 1650 ई० में दिल्ली 
शहर के लाहौरी दरबाजे के सामने की तरफ चारी बावली के अन्त में बनवाया था । 
मस्जिद के तीन दर बंगड़ीदार महराबों के हैं जिन पर कंगरा बना हुआ है । मस्जिद 
48 फुट लम्बी पौर 171 फुट ऊंची है और छत की ऊंचाई 22 फुट है । दरों की 


मुगल काल को दिल्ली 


175 


महराबें 19 फुट ऊंची है । छत पर बांगरा है । मस्जिद के तीन गुंबद्ध लाल पत्थर के 
कलसदार हैं । बीच का गुंबद 20 फुट ऊंचा है और इधर-उधर के पन्द्रह-पन्द्रह 
फुट ऊंचे है । मस्जिद पत्थर और चूने की पुस्ता बनी हुई है । अन्दर की दीवारें 
लाल पत्थर की बनी हुई है । जिस चबूतरे पर मस्जिद बनी हुई है उस पर इंटों 
का खजा लगा हुआ है और उस पर प्लास्टर हुआ है । 
मस्जिद अकबराबाद्यो ( 1650 ई० ) 

यह मस्जिद फैज बाजार ( दरियागंज ) में थी, जो गदर के बाद गिरा दी गई । 
उस जगह अब एडवर्ड पार्क बना हुमा है । जिस वक्त बाग की खुदाई की जा रही 
थी तो मस्जिद का चबूतरा और बुनियादें देखने में आई थीं । वे बक दी गई । इस 
मस्जिद को शाहजहां की एक और बेगम एजाजउलनिसा बेगम ने 1650 ई० में 
बनवाया था । इस बेगम का खिताब मकबराबादी महल था । इसी सबब यह 
मस्जिद उस नाम से मशहूर हुई । इस मस्जिद के तीन गुंबद और सात दर थे । 
मस्जिद की इमारत 63 गज लम्बी और 16 गज चौड़ी थी । यह लाल पत्थर की 
बनी हुई थी । अब तो उसका नाम ही बाकी रह गया है । 
रोशनारा बाग ( 1650 ई० ) 

यह बाग शहर के बाहर सब्जी मण्डी की तरफ है । इस बाग को शाहजहां की 
बीबी सरहदी बेगम मोर छोटी लड़की रोशनारा ने बनवाया था । रोशनारा औरंग 
जेब की चहेती बहन थी और अपने भाई दाराशिकोह की जानी दुश्मन बी । बरनियर 
ने लिखा है कि यह अपनी बहन जहांगारा से कम सुन्दर और कम बुद्धिमान थी । 
रोशनारा ने इस बाग को 1650 ई० में उसी समय बनवाया था जब शाहजहां ने 
दिल्ली बसाई और उमरा तथा रिश्तेदारों को इसके हिस्से तकसीम किए । औरंगजेब 
की सल्तनत के तेरहवें वर्ष में 1663 ई० में रोशनारा की मृत्यु दिल्ली में हुई और 
उसे उसके बाग में दफन किया गया । 

बाग में इस असें में भारी परिवर्तन हुआ है । इसका बड़ा हिस्सा रेल की 
नजर हो गया है, जो इसकी पुश्त की तरफ जाती है । इस वक्त इसका रकबा 130 
एकड़ है । पुरानी लंडहर इमारत हटा दी गई हैं लेकिन नहर और बाग का पूर्वी 
द्वार अभी देखने में आता है । बाग में शाही जमाने की कोई चीज देखने में नहीं 
आती, सिना रोशनार के मजार के, जो अभी तक मौजूद है । 

इस मकबरे की छत हमवार है । मकबरे का चबूतरा 159 फुट मुरब्बा 
पौर तीन फुट ऊंचा है । मकबरे के चारों तरफ चार- चार सीड़ियां चढ़ कर चबूतरे 
पर आते है । चबूतरे के गिर्द दो फुट ऊंची मुंडेर है । इस मुंडेर से मकबरा 45 फुट 
के फासले पर है और 69 फुट मुरब्बा तथा 21 फुट ऊंचा है । इसमें छत पर की 


176 


दिल्ली की खोज 


चार फुट ऊंची मुंडेर भी शामिल है । मकबरे के चारों कोनों पर चार मंजिला कमरे 
हैं और बीच का हाल है । इस बीच के हाल तथा कोनों के कमरों के बीच बरामदा 
है । कोनों के कमरों में चारों ओर से रास्ता है और दो मंजिले पर, जिसका जीना 
दीवार में है, इसी किस्म के और भी कमरे हैं । कोनों के कमरों के बीच में चार 
भारी -भारी स्तून है जिन पर बंगड़ीदार महराबें हैं और निहायत उम्दा अस्तरकारी की 
हुई है । स्तुनों की अगली कातार से छः फुट के फासले पर इसी प्रकार के स्तूनों को 
और चार कतारें हैं । छत के चारों कोनों पर चोरुखी बुजियां पांच या छः फुट 
मरब्बा हैं , जिनके कलस पत्थर के है और गिर्द एक चौड़ा इज्जा है । इमारत के 
बीच में एक चौकोर कमरे में रोशनारा बेगम की कब है, जिसका दरवाजा दक्षिण 
की मोर है और बालीन का उत्तर की मोर है । बाकी तरफ पत्थर की जालियां 
लगी हुई हैं , जिन पर अब प्लास्टर किया हुया है । कज वाला कमरा दस फुट मुरब्बा 
है और उसका फर्श संगमरमर का है । कत्र के ताबीज के बीच कच्ची मिट्टी है और 
कब उसी हंग की है जैसी इसकी बहन जहांआरा की है । का 6 फुट 5 इंच लम्बी 
पौर 2 फुट ऊंची है, जिसके सिरहाने संगमरमर का ताक बना हुआ है । बाग 
के फव्वारों और नालियों में , जो किसी जमाने में इसकी सुन्दरता को बढ़ाते होंगे , 
अब सिवा एक बड़े हौज के , जो बाग और मकबरे के पूर्व में है, कुछ बाकी नहीं 
रहा । हौज 277 फुट लम्बा और 124 फुट चौड़ा है । 


बाग के तीन तरफ अब घनी बस्ती हो गई है । बाग में एक बड़ी झील भी 
बन गई है और एक क्लब बना हमा है । बाग में आसपास की बस्तियों के काफी 
सैलानी माते रहते हैं । 


शासामार बाग ( 1653 ई० ) 

यह बाग मौजा आजादपुर और बादली की सराय से आगे जाफर करनाल 
रोड पर बाएं हाथ पड़ता है । इसे शाहजहां ने 1653 ई० में बनवाया था । कपमीर 
जाते वक्त उसका पहला मुकाम इसी बाग में हमा था । इसी बाग में औरंगजेब की 
ताजपोशी का जश्न हुमा या । गदर 1857 में इसे तबाह कर दिया गया । 
1803 ई० के बाद दिल्ली का रेजीडेंट गर्मी के दिनों में इस बाग में रहा करता था । 
बाग के अन्दर अब भी कश्मीर के शालामार बाग के नमूने का एक अन्दाजा देखने 
में माता है । अब यह बीरानगी की हालत में पड़ा हुमा है । लोगों को इस बात का 
पत्ता ही नहीं है कि दिल्ली में भी कभी शालामार बाग था । इसका रवाया 1075 
बीघे का था । 1857 के गदर के बाद इसे नीलाम कर दिया गया था । इसकी 
मौजूदा हालत एक जंगल जैसी है गो दिल्ली के तरह-तरह के फलदार वृक्ष इसमें लगे 
हुए हं - आम , अमरूद, जाम न, यमरस , फालसे आदि । पुराने जमाने की नहर 


मुगल काल को दिल्ली 


177 


और फव्वारे सब टूट फूट गए हैं । सिर्फ एक बारहदरी बाकी है, जो ईंट और लाल 
पत्थर की बनी हुई है । वह भी आज खस्ता हालत में है । 
औरंगजेच का शासनकाल ( 1658 से 1707 ई० ) 

मई 1858 में अपने भाइयों को परास्त करके और अपने बाप को नजरचंद 
करके औरंगजेब ने राज्य का भार अपने हाथ में लिया और अपना लकब मालमगीर 
रखा । उस वक्त उसकी उम चालीस वर्ष की थी । यह मामलात सल्तनत , मुल्की 
और फौजी में निपुण था भौर मजहबी मामलों में कट्टर मुसलमान । इसका राज्यकाल 
अकबर की तरह पचास बरस से केवल एक वर्ष कम रहा । 

औरंगजेब के शासन - काल पर एक नजर डालने से यह प्रतीत होता है कि उसके 
शुरू के इस वर्ष अपने को अच्छी तरह कायम करने में बीते, अगले बीस साल में 
यद्यपि देश में एक प्रकार से अमन रहा , मगर वह हिन्दुओं को कुचलने में लगा रहा 
और इस प्रकार इस अर्से में उसने अपनी द्वेषपूर्ण प्रकृति के कारण अनेक 
शत्रु पैदा कर लिए । नई-नई शक्तियां उसका मुकाबला करने के लिए खड़ी हो गई । 
पाखिर के बीस साल उसके उन बाक्तियों का दमन करने में गुजरे मगर वह सफल न 
हो सका और महान निराशा साथ लेकर इस संसार से विदा हुमा । जिस मुगलिया 
सल्तनत को अकबर ने लोगों के दिलों पर काबू करके इस देश में फैलाया था , यद्यपि 

औरंगजेब ने मुल्की लिहाज से सल्तनत उससे भी अधिक फैलाई, मगर वह लोगों 
के दिनों के टुकड़े करके , और इसलिए उसकी मृत्यु को सौ साल भी बीतने न पाए 
थे कि मुल्क एक गैर कौम के हाथ में चला गया और मुगलिया सल्तनत का ताश के 
पत्तों के घर की तरह खात्मा हो गया । 

औरंगजेब को मव्वल तो अपने बाप की तरह इमारतें बनाने का शौक ही 
न था , मगर जो कुछ उसने बनवाईवे अधिकांश हिन्दुओं के मन्दिरों को तोड़ 
कर । उसका निर्माण मस्जिदें कायम करने तक सीमित रहा । उसने हिन्दुओं के 
उत्तर प्रदेश के अनेक तीर्थस्थानों का खंडन किया और काशी, मबरा, अयोध्या 
आदि स्थानों पर मन्दिरों को तोड़ कर मस्जिद बना डाली । यही उसकी यादगारें 
है । दिल्ली में वह बहुत कम असे ठहर पाया । उसने यहां जो कूछ तामीर किया , 
वह लाल किले में , जिसका जिक ऊपर आ चुका है । और कोई इमारत उसकी 
बनाई हुई यहां देखने में नहीं पाती । चंद यादगार बेशक ऐसी हैं जो उसके जमाने 
में कायम हुई । 
सूफ़ी सरसाद का मजार और हरे भरे की दरगाह ( 1659-60 ई० ) 

जामा मस्जिद के पूर्वी दरवाजे की सीढ़ियों के नीचे उतर कर थोड़ा उत्तर 
में सड़क के किनारे ही नीम के पेड़ के नीचे सूफी सरमद की कन लाल रंग के कटघरे 


( 178 


दिल्ली की खोज 


के अन्दर है और उनके सिरहाने सब्ज रंग के लकड़ी के कटघरे में हरे भरे. साहब की 
कन एक चबतरे पर है । सिरहाने की तरफ एक आला चिराग जलाने को बना 
हमा है । कहते हैं यह सरमद के गुरुये और 1654- 55 ई० में अपने देश सजवार 
से दिल्ली आए थे । सरमद एक यहूदी थे । दिल्ली में जब वे रहते थे तो इन्होंने 
इस्लाम नबूल कर लिया था । ये दारा शिकोह नो भक्त और साथी थे और उन्होंने 
उसकी तारीफ में कई कसीदे लिखे । इनकी कविता दिल्ली वालों में बहुत प्रचलित 
थी । औरंगजेब दाराशिकोह का साथ देने पर इनसे नाराज हो गया और बादशाह 
के हुक्म से हिजरी 1070 में इन पर कुफ का फतवा लगा कर इनका सर कात्तम कर 
दिया गया मोर रिवायत है कि उसी दिन से तमर खानदान का पतन शुरू हो गया । 

कहते है दाराशिकोह के कत्ल के पश्चात जब शहर में अमन कायम हो गया 
तो औरंगजेब ने सरमद को बलवा भेजा और पूछा कि क्या यह सच है कि उसने दिल्ली 
का राज्य दारा को दिलवाने का बचन दिया हुआ है । सरमद ने उत्तर दिया , " हां , 
मंने उसे अनन्त राज्य का बचन दिया हया था । " इनके काल का समाचार सुन कर 
बरनियर ने लिखा था , "में एक असें तक एक नामी फकीर के व्यवहार से बड़ा कुदा 
करता था , जिसका नाम सरमद या गौर जो दिल्ली की गलियों में उसी तरह नंगा 
फिरा करता था जैसा कि बह दुनिया में पैदा होने के समय था । वह औरंगजेब की 
धमकियों और मिन्नतों , दोनों को हिकारत की निगाह से देखता था और आखिर 
कपड़ा न पहनने के जिद्दी इन्कार की सजा उसे मृत्युदंड के रूप में भुगतनी पड़ी । " 
सरमद ईश्वर भक्ति के रंग से रंगा हमा एक पवित्र आत्मा माना जाता था । दिल्ली 
के लोग आज भी उसके मजार पर नजर-नियाज चढ़ाते हैं । 


हरे भरे शाह के मजार के पास दक्षिण की तरफ एक और का है , जो जमीन में 
घंस गई है । इसे सैयद शाह मोहम्मद उर्फ हींगा मदनी की बताते हैं, जो सरमद के 
चलीफा बताए जाते है । 
उर्दू मन्दिर या जैनियों का लाल मन्दिर 

किले के लाहौरी दरवाजे के पास, लाजपत राय मार्केट के सामने , जैनियों 
का जो लाल मन्दिर है , इसका असल नाम उर्दू का मन्दिर हैं । इसे शाहजहां के अहद 
का बताया जाता है । इसे रामचंद जैनी ने बनवाया , बताते हैं । चूंकि यह 
मन्दिर बादशाही जनी फौजियों का था , इसलिए यह उर्दू का मन्दिर कहलाने 
लगा । कहा जाता है कि एक बार मौरंगजेब ने यहाँ की नौक्त बन्द करवा 
दी थी , लेकिन शाही हुक्म के बावजूद नौबत बजती रही , मगर कोई शक्य नौबत्त 
बजाता दिखाई नहीं देता था । बादशाह खुद देखने गया । जब उसे यकीन हो गया 
कि बजाने वाला मन्दिर में नहीं है तो हुक्म मिल गया कि नौबत बिना रोका-टोक 


मुगल काल की दिल्ली 


179 


बजा करे । मन्दिर बनाने की रिवायत्त इस प्रकार है कि यह मन्दिर लशकरी था 
और सिर्फ एक रामोटी में किसी जैनी सिपाही ने अपनी निजी पूजा के लिए एक 
मूर्ति रख ली थी । बाद में यहाँ मन्दिर की इमारत बन गई । जैनी इस मन्दिर को 
बड़ा पवित्र मानते हैं । इसमें बहुत- सी तब्दीलिया हो गई है । बाएं हाथ की तरफ 
जो एक बड़ा मन्दिर बना हुआ है वह सम्बत् 1935 में संगमरमर का बनाया गया 
और उसमें जो मतियां हैं , वे पुरानी नहीं है । जो पुराना मन्दिर है, उसमें तीन 
मूतियां है । बीच बाली पारसनाथ की है । ये तीनों सम्बत् 1548 की है । इस 
मन्दिर के साथ मिला हुमा पक्षियों का एक हस्पताल जैनियों ने खोल दिया है और 
मन्दिर की निचली मंजिल में एक पुस्तकालय है । 
गुरुद्वारा सासगंज ( 15.75 ई० ) 

यह स्थान चांदनी चौक में कोतवाली के पास बना हया है । इसे 1675 ई० 
में गुरु तेगबहादुर की याद में बनाया गया था , जिसमें उनको समाधि है और पंच 
साहब यहां रखे हए ह । गरु तेगबहादर का सिर 11 नवम्बर 1675 ई० पौष सुदी 
पंचमी सम्वत् 1632 में दिन के 11 बजे औरंगजेब के हुक्म से कलम किया गया 
था । मोरंगजेब ने गुरु साहब को चालीस दिन कंद में रखा , मगर ये बराबर ग्रंथ 
साहब का पाठ करते रहे । वे गुरु हरगोविन्द जी के पुत्र और सिखों के नब गरुय । 
गुरु हरिकिशन जी की मृत्यु के बाद बड़े झगड़ों से उन्हें गद्दी पर बिठाया गया था । 
इनका नाम अपने पिता से भी अधिक चमक उठा । गद्दी पर बैठने के लिए इनके 
भतीजे रामराय ने इनका मुकाबला किया था , मगर जब वह सफल न हो सका तो 
उसने बादशाह से जाकर यह चुगली बाई कि तेगबहादुर के इरादे सल्तनत के विरुद्ध 
है । बादशाह ने तेगबहादुर को दिल्ली बुलवा भेजा, लेकिन जयपुर के राजा की 
सिफारिश से उनकी जान बच गई और ये दिल्ली से पटना जाकर पांच - छ: वर्ष 
रहे । इसके बाद ये फिन पंजाब लौटे और औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार करवा कर 
सिर कलम करवा दिया । बड़ का वृक्ष , जहाँ सर कलम हुआ था , उसी जमाने का है । 
नई इमारत बनने पर वृक्ष काट दिया गया , उसका तना मोशे की अलमारी में रखा 
है । गुरु जी का चित्र गुरुद्वारे में लगा हुया है । जहां- जहां उनके खून के कतरे गिरे, 
सिब लोग उस स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं । उनके सिर को उनका एक शिष्य 

औरंगाबाद दक्खन ले गया और घड़रिकाबगंज के नागद्वारे में दफन किया गया, जो 
नई दिल्ली में बना हुआ है । 

गुरुद्वारा सीसगंज को अब करीब-करीब नया ही बना दिया गया है । यह 
बाहर से लाल पत्थर का और अन्दर से संगमरमर का बना हुआ है । सैकड़ों सिख 

और हिन्दू रोज दर्शनों को आते हैं और गुरुद्वारे में भीड़ लगी रहती है । 
संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ कर प्रवेदा द्वार है । सायने बहुत बड़ा दालान है, जिसके 


180 


बिल्ली की खोज 


चारों ओर परिक्रमा है, ऊपर की मंजिल में चौगिरदा सहनची भी बना है । अन्दर 
की सारी इमारत संगमरमर की है । दालान के पश्चिम में चबूतरे पर संथ साहब 
रखे है । ऊपर छतरी बनी है । इस चबूतरे की पुश्त पर सीढ़ियां उतर कर नीचे 
एक छोटी - सी कोठरी है , जिसमें गुरु साहब की समाधि है । गुरु जी का चित्र भी 
उसमें लगा है । 

गदर के समय इस गवारे को मस्जिद बना दिया गया था । बाद में यह 
गुरुद्वारा बना । मौजूदा इमारत कुछ वर्ष हुए बनी है । यह कई मंजिला है । ऊपर 
की बुर्जी पर सुनहरी पानी चढ़ा है । यहां गुरु नानक का जन्म दिन और गुरु 
तेगबहादुर दिवस मनाए जाते हैं । 

वीशगंज गुरुद्वारे के अतिरिक्त दिल्ली में सिखों के माठ अन्य पवित्र स्थान 
हैं . जो मस्लिम काल के ही हैं और जिनकी सिलों में बड़ी मान्यता है । उनका 
विवरण इस प्रकार है । 
गुरुद्वारा रिकाबाज ( 1675 ई० ) 

यह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और लोक - सभा भवन के बिल्कुल नजदीक 
है । यह शीशगंज से चार मील के फासले पर है । इस नाम का यहां गांव था , उस पर ही 
इसका नाम रिकाबगंज पड़ा । 

जैसा कि ऊपर बताया गया है, औरंगजेब ने गरु तेगबहादुर की गरदन उतरवा 
ली थी । उनकी वाहादत के बाद उनके सर को ग्रानंदपुर ले जाया गया , जहां उस पर 
समाधि बन गई और बड़ को यहां रिकाबगंज में लाकर समाधिस्थ किया गया । यह 
कैसे हुया , उसकी भी रिवायत है कि लक्खीशाह नाम का एक व्यापारी गुरु जी का 
भक्त था । इत्तफाक से जिस दिन गुरु साहब का शरीरान्त हमा , वह चांदनी चौक से 
अपना एक काफला लेकर गुजर रहा था , जिसमें बहुत- से माल से भरे छकड़े थे । मौका 
पाकर वह गरु जी के शरीर को अपने एक छकड़े में रख कर रिकाबगंज में अपने घर 
ले आया । शरीर को गुप्त रूप से दफन करने के लिए और कोई निशानी वाकी न रहे 
इसका ध्यान करके उसने अपने घर में आग लगा दी । थोड़ी देर बाद, बादशाह के 
महलकार तहकीकात करने आए मगर वहां मकान को आग लगी देख कर गौर पर 
बालों को रोता देख कर अफसोस जाहिर करते लौट गए । मौजूदा गुरुद्वारा जसी 
घर के स्थान पर बना हुआ है । पहला गुरुद्वारा 1857 के गदर में मिसमार हो गया 
या और मुसलमानों ने यहां मस्जिद बना ली थी । 1861 में हाईकोर्ट के हुक्म के 
अनुसार यह स्थान सिखों को वापिस लौटा दिया गया । अब यह नए सिरे से बन 


इस गुरुद्वारे में 11 एकड़ जमीन है । बीच में आठ फुट ऊंचो कुर्सी देकर 
120 - 120 फुट का चबूतरा बनाया गया है , जिसकी दस सौडियां संगमरमर की 


मगल काल को दिल्ली 


181 


है । चबतरे के मध्य में बड़ी विशाल इमारत बनाई जा रही है, जो अन्दर से 
60X60 फुट है । इसकी ऊंचाई पचास फुट है । अन्दर के भाग में पुराने जमाने 
का समाधि स्थान बना हुआ है, जो एक कमरे की शक्ल का है । उसके चारों पोर 
द्वार है , ऊपर गुंबद है । कमरे में गुरु महाराज की समाधि है । 

पोह बदी सप्तमी को यहां गुरु गोविंदसिंह का जन्म दिन मनाया जाता है । 
गुरु गोविदसिंह के निम्न हथियार यहां रखे हुए हैं : 

एक तलवार, एक दोधारा खंडा, एक खंजर और दो कटारें । ये हथियार 
आनन्दपुर से यहाँ मात्ता साहिबकौर लेकर आई थीं । मृत्यु के समय उन्होंने इन 
हथियारों को माता सुन्दरी को दे दिया और उन्होंने मरते समय जीवन सिंह को 
इन हथियारों को इस गुरुद्वारे में दे दिया । 
गुरुद्वारा बंगला साहब 

दिल्ली में सिखों के नौ पवित्र स्थानों में से दो गुरु नानक देव के माने जाते 
है, दो गुरु तेगबहादुर के , दो गुरु गोविंदसिंह के , दो गुरु हरिकिशन जो के और 
एक माता सुन्दरी का । यह गुरुद्वारा आठवें गुरु हरिकिशन जो का माना जाता है । 
दशीशगंज से यह करीब ढाई मील पड़ता है । कहते हैं गुरु महाराज यहाँ पाकर 
ठहरे थे । इसकी रिवापत इस प्रकार है : 

जब गुरु महाराज यहां आए तो इस स्थान पर अम्बेर के राजा जयसिह का 
महल था । गुरु हरराय ने अपने बड़े लड़के रामराय जी से नाखुश होकर, जो औरंग 
जेब से प्रभावित होकर अपने सही मार्ग से हट गए थे , अपने छोटे लड़के हरिकिशन 
जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था । इस बात से रामराय जी की तमाम 
योजनाएं बेबार हो गई और उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने, जो उन 
पर मेहरबान था , अपना मकदमा पेश किया । सम्राट ने दोनों पक्षों को दिल्ली 
बलाया । रामराय जी तो दिल्ली चले आए मगर हरिकिशान जी को दिल्ली बुलाना 
आसान न था , क्योंकि उनके पिता ने उन्हें सन्नाट से मिलने को मनाही कर दी थी । 
राजा जयसिंह ने इस कठिनाई को इस प्रकार दूर किया कि उन्होंने गरु हरिकिशान 
जो को अपने बंगले पर , जो रायसीना में बा , निमन्त्रित कर लिया । उस वक्त गरु 
जी की आय मुश्किल से पाठ - वर्ष की थी । बादशाह ने उनकी बद्धिमता को परीक्षा 
लनी चाही । चुनांचे जयसिह के महल को महिलामों ने उन्हें घेर लिया, जिनमें 
बांदियों को भी रानियों का लिबास पहना कर बैठा दिया गया । बाल गरु से कहा गया 
कि वह महारानी को छांट कर बता दें । गुरु ने उनके चेहरों की ओर देखा और 
तुरंत ही महारानी को पहचान लिया । बादशाह ने यह देख कर फैसला दे दिया कि 
गुरु बनने की योग्यता हरिकिशनराय में है, रामराय में नहीं है । 


182 


दिल्ली की खोज 


जिन दिनों गुरु महाराज जयसिंह के महल में ठहरे हुए थे, शहर में हैजा 
फैल उठा । बहुत- से लोग बारु महाराज का आशीर्वाद लेने आ पहुंचे । उनको महल 
के कुएं से पानी निकाल कर दिया गया जो अब चोबच्चा साहब कहलाता है । श्रद्धालु 
जन अब भी मानते हैं कि इस कुएं के पानी में बीमारियों को अच्छा करने की शक्ति 


__ जुलाई मास में गुरु हरिकिशन जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है । उनके 
यहां पधारने की तारीख विक्रम संवत् 1721 दी हुई है । गुरुद्वारा करीब पांच 
एकड़ भूमि पर बना हुमा है । डेढ़ एकड़ में गुरुद्वारा है और साढ़े तीन एकड़ में 
स्कूल । यहां भी करीब छ : फुट ऊंची कुर्सी दी गई है । सीड़ी चढ़ कर बड़ा सहन 
पाता है । दाएं हाथ कमरे बने हुए हैं । बाएं हाथ भी इमारतें हैं । आगे जाकर फिर 
छ : सीढियां पाती है . उन्हें चढ कर मख्य द्वार है , जो पचास फुट ऊंचा है । वार 
के दाएं-बाएं दो कमरे बाहर की ओर बने हुए हैं । अन्दर जाकर बड़ा हाल है, जो सौ 
फुट लम्बा पौर पचास फूट चोड़ा है । दालान के दोनों बाजू पर मार - पाठ फुट की 
बालकनी है. जिस पर ऊपर की मंजिल में कमरे बने हए है । दालान के बीच में एक 
चबूतरे पर ग्रंथ साहब रखे हैं , जिनके ऊपर काठ की छतरी बनी है । चबूतरे के 
चारों मोर कटघरा लगा है । मौजूदा इमारत 1954 में बन कर तैयार हुई 
थी । 


गुरुद्वारा बाला साहब 

गर हरिकिशनराय जी के नाम से दूसरा स्थान गुरुद्वारा बाला साहब माना जाता 
है, जो शीमागंज से पांच मील भोगल में निजामुद्दीन स्टेशन के पास पड़ता है । यह 
स्थान कई कारणों से पवित्र समझा जाता है । पहले यह कि गरु हरिकिशन जी के 
जब माता निकाली तो उन्हें यहां लाकर रखा गया और यहीं उनका शरीरान्त हुया । 
जहाँ उनकी चिता जलाई गई थी , वह स्थान अब भी वहां मौजूद है । 

माता साहिबकौर और माता सुन्दरी की , जो गुरु गोविंदसिंह को पत्नियां 
थीं , मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार इस गुरुद्वारे में किया गया । प्रत्येक पूर्णिमा 
के दिन यहाँ गुरु हरिकिशान जी की याद में मेला लगता है, खास कर चैत्र पूर्णिमा 
के दिन । 
- यह गुरुद्वारा भी खुले मैदान में बना हुआ है । यह 1945 में नया ही बना 
है । सीढ़ियां चढ़ कर दालान आता है, जो लगभग 65X 60 फुट का है । बीच में 
चबूतरा है, जहां गुरु महाराज की समाधि है । उस पर छतरी बनी हुई है । दोनों 
ओर बालकनी है । मुख्य द्वार के पास कमरे में वह स्थान है जहां माता साहिबकौर 
की समाधि है । बाहर एक दूसरा दालान है, उसमें माता सुन्दरी की समाधि है । 


मुगल काल की बिल्ली 


183 


गुरुद्वारा दमयमा साहब 

वह स्थान गुरु गोविंदसिंह जो की यादगार है । यह हुमायूं के मकबरे को 
ऐन पुश्ता पर मकवारे से मिला हुआ है । इमारत छोटी -सी है । द्वार से दाखिल होकन 
अन्दर एक सायनान पड़ा है । उसके नीचे जो कमरा है, उसमें गुरु महाराज, बहादुर 
शाह के काल में एक बार आकर ठहरे थे । इस स्थान का नाम इसी लिए दमदमा साहब 
पड़ा, चूंकि गुरु महाराज ने यहां आकर विश्राम लिया था । यहां बादशाह की फौज 
ने अपने कुछ करतब दिखाए थे, जिन्हें बादशाह और गुरु साहब ने बहुत पसंद किया 
या । बादशाह ने कहा, क्या ही अच्छा होता यदि उनकी फौज ने भी अपने कुछ करतब 
दिखाए होते । रिवायत है कि गुरु ने एक मैसे को मंगा भेजा और बादशाह के मस्त 
हाथों से उसका मुकाबला करवा दिया, जिसमें जीत भैसे को हुई । यहां हर वर्ष 
होता मोहल्ला मनाया जाता है । यहां गरु महाराज के बैठने की बैठक है मौर एक 
स्थान में पंथ साहब रखे हैं । 


गुरुद्वारा मोती साहब 

यह स्थान भी गुरु गोबिसिह की याद में कायम हुना है । जब वह यहां ठहरे 
थे , उसकी रिवायत इस प्रकार है कि उनका जफ़रनामा जिसमें हुकूमत की 
मालतियों की बड़े बड़े शब्दों में मालोचना की गई थी , मौरंगजेब ने तब पड़ा, जब कि 
वह दक्षिण में था तो उसने गुरुजी की मुलाकात के लिए दक्षिण में आने के लिए 
आमंत्रित किया । यह बात शुरू सन् 170 ज़ को है । गुरु साहब बादशाह से मिलने 
खाना हो गए । जब वह राजपूताने में बोर मुकाम पर थे तो बादशाह की मृत्य का 
समाचार उन्हें मिला । गुरु साहब ने इस समाचार को सुन कर चपना विचार बदल 
दिया और वह दिल्ली चले पाए । यहां वह पोरंगजेब के बड़े लड़के बहादुरशाह से 
मिले, जो पेशावर से तख्त पर कब्जा करने के लिए लौटा ही था । बादशाह उनके 
मास्तित्व से बड़ा प्रभावित हमा और उनसे मित्रता करनी चाहीं । गरु साहव न 
उस माशीर्वाद दिया और उसको अपने भाई से जो लड़ाई चल रही थी , उसमें उसे 
सफलता मिली । फतह के बाद बादशाह मोर गुरु साहब दिल्ली लौट पाए । गर्मी के 
मौसम में करीब तीन मास तक गुरु साहब दिल्ली में ठहरे पौर बादशाह से सुलह 
सफाई को बातचीत होती रही , मगर बादशाह को फिर दक्षिण जाना पड़ा और 
सुलह में बाबा पड़ गई, लेकिन यह देख कर कि मुलह होनी कठिन है , गुरु साहब 
सितम्बर 1707 में दक्षिण में नरें चले गए । 

गमियों के दिनों गरु साहब के ठहरने की याद में यहाँ बड़ा मेला होता है । 
यह गुरुद्वारा नई दिल्ली से छावनी को जाने वाली सड़क पर पड़ता 


184 


बिल्ली की खोज 


माता सुन्दरी गुरुद्वारा 

यह गद्धारा इरविन हस्पताल की पुक्त पर बना हमा है । यहां गुरु गोविंद 
सिह की दोनों धर्म पत्तियां माता सुन्दरी और माता साहिवनौर रहा करती थीं । 
माता सुन्दरी गोविंदसिंह जी के बड़े लड़के जीतसिह जी की माता थीं और 
माता साहिबकौर ब्रह्मचारिणी ची । इन्हें खालसा की माता कहा जाता है । गुरु 
महाराज ने इन दोनों को , जब उन्होंने मानन्दपुर साहब छोड़ा तो भाई मतीसिंह के 
साथ दिल्ली भेज दिया था । दिल्ली पाकर कुछ असे वे मटिया महल में रहीं । 
यहां ही माता सुन्दरी ने एक छोटे लड़के अजीत सिंह को गोद लिया था , जो बेवफा 
साबित हमा और उसे हटा दिया गया । मटिया महल पाकर माता सुन्दरी यहां 
रहने लगीं और उन्होंने जीवन के बाकी दिन यहां ही गुजारे । उनका स्वर्गवास 
1747 में हुआ । 
_ _ यह गुरुद्वारा भी नया ही बनाया गया है । खुले मैदान में एक बहुत बड़ा चबूतरा 
है । 23 सीढ़ियां चढ़ कर बड़ा द्वार पाता है, उसमें दाखिल होकर 80X100 फुट 
का बड़ा दालान है । सामने चबूतरे पर पंथ साहब रखे हैं । इस दालान में भी दो 
तरफ बालकनी है । चबूतरे के पीछे की तरफ 2 सीढ़ियां उतर कर एक तगरताना 
आता है, जहां एक कमरा बना हुआ है । इसमें माता जी भजन किया करती थी । 
गुरुद्वारा मजनूं का टोला 

यह गुरुद्वारा यमुना के किनारे मैगजी रोड पर बना हुआ है । इसका नाम 
मजनू के टीले के पास होने के कारण पड़ा है । इसकी विशेषता यह है कि यहां गरु 
नानक देब 1505 में सिकंदर लोदी के काल में पाकर ठहरे थे । गुरु महाराज 
कुरुक्षेत्र, पानीपत , आदि स्थानों की यात्रा करते हुए यहां पहुंचे थे । उनकी यह यात्रा 
धर्म प्रचार के लिए हुई थी । मजनूं भी एक संत थे । उनके साथ गुरु महाराज असं 
तक यहां ठहरे थे । वह एक बाग में ठहरे हए थे, पास ही सिकंदर लोदी का मस्तबल 
था । रात को कहते हैं उन्होंने रोने की आवाज सुनी । मरदाना को पता लगाने भेजा । 
पत्ता लगा कि बादशाह का हाथी मर गया है और महाबत रो रहा है कि उसकी नौकरी 
छूट जाएगी । गुरु महाराज ने पानी बिडक कर हाथी को जिन्दा कर दिया । सिकंदर 
को जब पता लगा तो वह दौड़ा पाया मगर उसे यकीन नहीं आया । उसने गुरु महाराज 
से कहा कि हाथी को मार कर फिर जिन्दा करो । गरु महाराज ने ईश्वर के नाम 
पर वैसा हो कर दिखाया । तब बादशाह ने वह स्थान जनकी सेवा के लिए दे डाला । 

छठे गुरु होविंद सिंह भी जब बादशाह जहांगीर से मिलने दिल्ली आए 
ये तो यहां ही ठहरे थे । जहांगीर सिखों की तहरीक को अपने राज्य के लिए खतर . 
नाक समझता था । चुनांचे बादशाह ने उन्हें इसी स्थान से गिरफ्तार करवा लिया 


मगत काल को दिल्ली 


185 


मौर ग्वालियर के किले में बंद कर दिया । 1612 से 1614 तक दो वर्ष वह कैद 
में रहे । बाद में संत मियांमीर के कहने से उन्हें रिहा किया गया । बालियन से 
लौटते वक्त गुरु हरगोविंद जी फिर यहां मजनू के टीले पर ठहरे । गुरु हरराय के 
बड़े लरके रामराय जी भी यहां ठहरे थे , जिनके नाम से यहां एक कृपा बना हमा 


यहां एक दालान बना हुआ है, जो द्वार में प्रवेश करने पर मिलता है । दालान 
में बैठक बनी हुई है । कुछ वर्ष हुए रामसिंह काबली ने पास ही एक बहुत बड़ा दालान 
बनवा दिया है , जो 40X30 फुट का होगा । बीच में पंथ साहब का स्थान है । 
यहां बैसाखी के दिन बड़ा मेला लगता है । 


मजनूं का टीला 

मजनूं का टीला दिल्ली में मशहूर स्थान है । लैला -मजनू की कथा तो माम 
प्रचलित है मगर यह मजनूं ईबबर भक्त हुए है जो गुरु नानक के समकालीन थे, 

और जब नानक देव जी दिल्ली आए तो इनके साथ ही ठहरे थे । यह टीला यमुना के 
किनारे , चंद्रावल वाटर बस के पास है , इस पर एक पचास - साठ फुट ऊंची बुर्जी 
बनी हुई है, इसी को मजन का टीला कहते हैं । 

आजकल यहां एक संत बाचा गोपाल दास शाह रहते हैं, जो सिधी है और 
1948 में पाकिस्तान से दिल्ली आए । उनका यहां दरवेश पाश्रम है । यह रोहड़ी 
जिला सक्कर, सिंघ के रहने वाले हैं । इनके गुरु नेमराजशाह एक बड़े संत हो गए 
है । वह सरकारी स्कूल में मास्टर थे । एक बार लड़कों की परीक्षा के दिन ये 
वह स्कूल जा नहीं सके । मगर जब विद्यार्थी उनसे मिलने आए तो बडे खश थे कि 
उनकी बदौलत सब पास हो गए । वह हैरान कि स्कूल बह गए ही नहीं, यह काम कैसे 
हो गया । हेडमास्टर के पास गए, उसने भी वही बात कही और उनकी हाजरी के 
दस्तश्चत दिखा दिए । उसी वक्त से वह ईश्वर भक्त बन गये और उन्होंने सारा 
जीवन भक्ति में ही काटा । 


आश्रम बड़ा सुन्दर बना रखा है । यमुना पर तीन पक्के घाट बने हुए है । 
यात्रियों के ठहरने के लिए पचास - साठ कमरे हैं , एक मन्दिर है और उसमें एक नीची 
गफा, जिसमें नेमराजजी की मूर्ति है । आश्रम में एक सुन्दर बगीचा है । एक दाफा 
खाना , भंडार पर, प्याऊ आदि कई मकान बने हुए है । सिंधी यहां बहुत आते हैं । 
बैसाची को बड़ा भारी मेला होता है । 16 मई से आठ दिन तक बड़ा भजन-कीर्तन 
होता है । हर शनिवार को भी रात भर कीर्तन होता है । आश्रम के बीच में खुला 
सहन है और चबूतरा है । उसी पर मजनू बाबा की बुर्जी है । 


186 


बिल्ली की खोज 


गुरुद्वारा नानक प्याऊ 

सब्जी मंडी के बाहर यह नानक देव के नाम से प्याऊ बनी हुई है । कहते है 
बगुरु नानक जब दिल्ली आए थे तो वह यहां बैठ कर पानी पिलाया करते थे । मजन के 
टोले से जाते समय बह यहां ठहरे । गर्मी के दिन थे , मसाफिर जो उपर से गुजर 
रहे थे उन्होंने गुरु महाराज से कुएं से पानी निकाल कर पिलाने को कहा । कुछ पर्से 
बह यहां पानी पिलाते रहे । गर्मी में यहां अब भी प्याऊ लगती है । यहां बगीचा भी 


बकवा जहाँनारा ( 1681 ई० ) 

निजामद्दीन मौलिपा की दरगाह के अहाते में कई यादगार है , जिनमें से हर 
एक के चौगिर्दा संगमरमर की जाली लगी हई है । दरवाजे के पास वाली यादगार 
मिरा जहागीर की का है , जो वाही खानदान के शाहजादों में से थे । उसके बिल 
मुकाबिल दिल्ली के बादशाह मोहम्मदशाह रंगीले की यादगार है और इसकी पुस्त 
की तरफ जहांभारा बेगम की कत्र है जो , शाहजहां की चहेती बेटी थी । जहांमारा, 
मोहम्मदशाह और मिरजा जहांगीर, मुगल खानदान की तीन विभिन्न घटनाओं 
के दर्शक है । जहांआरा ने मुगल सल्तनत का उन्नति काल पूर्ण चन्द्र के रूप में देखा , 
मगार जान उसकी मृत्यु हुई तो उसकी अवनति शुरु हो चुकी थी । मोहम्मदशाह 
के मासन काल में नादिरशाह के हमले ने सल्तनत मुगलिया की बुनियाद हिला दी 

और मिरजा जहांगीर के जमाने में बादशाहत सिर्फ नाम की रह गई थी । उसकी 
नशानो-शौकत का पता नहीं था और बादशाहत अपमानजनक खात्मे की ओर 
बढ़ रही थी । 

जहाँआरा बेगम के जीवन को घटनामा को इतिहासकारों ने बहुत तोड़-मरोड़ 
कर बयान किया है । एक तरफ उसको आदर्श महिला के रूप में दिखाया गया है 
और दूसरी ओरवरनियर ने, जो उस जमाने में दरबार शाही में मौजूद रहा करता था , 
उसके जीवन पर कई ऐब लगाए है . जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं है । जब 
ओरंगजेब ने 1658 ई० में दाराशिकोह को प्रागरे से नौ मील के अन्तर पर 
सम्भूगढ़ स्थान पर पराजित करो अपने पिता शाहजहां को गद्दी से उतार कर 
नजरबन्द कर दिया तो शाहजहां की दो लड़कियों में से जहांमारा बाप की तरफ हो 
गई और रोशनमारा अपने भाई की तरफ । बाप के साथ मागरे के किले में जहाभारा 
भी मुकीम रही । रोमनसारा भाई की सलाहकार थी और सदा औरंगजेब को शाहजहां 
के दरबार में जाने से रोकती थी और इसी के सलाह -मशवरे से दाराशिकोह कत्ल 
किया गया और इसने अपने भाई औरंगजेब की सफलताओं में हिस्सा लिया । जहां 
बारा बेगम सुन्दरता मोर बुद्धिमत्ता में अपने काल में मशहूर थी और औरतों में जो 
गुण होने चाहिए, वे सब ईश्वर ने उसमें कूट -कूट कर भर दिए थे । वह औरंगजेब 


मगल काल को दिल्ली 


187 


की हरकात से इस कदर घृणा करती थी ,जितनी एक पौरत अपनी प्रकृति के 
अनुसार करने में समर्थ हो सकती है और वह अपनी नाराजगी का इजहार करने में 
कभी ना चूकती थी । औरंगजेब ने इस अपमान को सहन ना करके जहांमारा की 
संचित सम्पत्ति में कमी कर दी थी । शाहजहां की 1666 ई० में मृत्य हुई । बाप की 
मृत्यु के पांच बरस बाद रोशनमाराका देहान्त हुमा पौर सोलह बरस बाद 1681 ई० 
में जहांआरा का शरीरान्त हमा । यह मालम न हो सका कि आगरे में दिल्ली जहां 
मारा स्वयं चली आई थी या औरंगजेब के हुबम से उसे वहां आना पड़ा , लेकिन 
भाई - बहन को प्रापसी रंजिश का इसमें हाथ जरूर था । 

जहाँपारा ने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही बनवा दिया था । कब 
संगमरमर की बनी हुई है । तावीज़ के बीच में मिट्टी भरी रहती है, जिस पर हरियाली 
उगी हुई है । कन एक संगमरमर की चारदीवारी के अन्दर है और उसमें दाखिल 
होने का एक ही दरवाजा है, जिसके किवाड़ लकड़ी के हैं । हर दीवार में तीन-तीन 
दिले निहायत नफीस संगमरमर की जाली के हैं । जिस दीवार में दरवाजा है उस तरफ 
दो ही दिले है, तीसरे दिले की जगाह दरवाजा है । दीवारों पर संगमरमर का उम्दा 
जालीदार कटघरा था , जो गिर गया । अब सिर्फ एक तरफ की दीवार पर उसका कुछ 
हिस्सा बाकी है , जिससे उसकी नफासत का अनुमान लग सकता है । अहाते के चारा 
कोनों पर छोटी - छोटी बजियां है , जिनमें से दो गिर गई है । अब दो बाकी है । जहांमारा 
की कन अहाते के बीचोबीच है, जिसके सिरहाने एक पतली - सी संगमरमर की तख्ती 
कोई छ फुट लम्बी खड़ी है । इस पर अरवी जबान में संगमसा की पच्चीकारी से बड़े 
सुन्दर अक्षरों में एक लेख लिखा गया है, जिसका मतलब यह है : सिबा सब्बा घास 
के और कुछ मेरी कत्र को ढकने के लिए न लगाया जाए । घास ही मस्कीनों की 
कन्नों को ढकने के लिए सर्वोत्तम वस्तु है । " 
___ जहांआरा की कब के दाहिने हाथ शाह मालम बादशाह के लड़के मिरजा 
नौली की कब है और बाएं हाथ अकबर द्वितीय की लड़की जमालुनिसा की । 
जौनत-उल-मसाजिद ( 1700 ई० ) 

औरंगजेब का जहाँ तक बस चल सका , उसने अपनी लड़कियों और बहनों 
से ब्रह्मचर्य का पालन करवाया और इस बेजा नीति का शिकार होने बालियों में 
औरंगजेब की लड़की जीनत -उल-निसा बेगम थी । 1700 ई० में उसने इस मस्जिद 
की तामीर करवाई और अपने नाम पर इसका नाम रखा, जो जामा मस्जिद के बाद 
अपनी किस्म की दिल्ली की बेहतरीन इमारतों में से एक है । यह दरियागंज म 
खैराती घाट या मस्जिद घाट दरवाजे पर है , जो सड़क के बाएं हाथ बेला रोड पर जाते 
वक्त पड़ती है । किसी जमाने में इस दरवाजे के बाहर यमुना नदी बहा करती थी 
और दरवाजे के सामने ही किक्तियों का पुल पार जाने को बना हुआ था । यमुना के 


188 


दिल्ली की खोज 


उस पार से जिस इमारत का दृश्य दूर से दिखाई देता है, उसमें यह सबसे आगे है । 
यह कोसों दूर से नजर आती है । पहले तो इसकी कुर्सी बहुत ऊंची है, फिर दरिया 
के किनारे इसके आगे कोई इमारत नहीं है । यह मस्जिद शहर की फसील से कोई 
तीस गज के फासले पर दरिया की तरफ , सतह जमीन से चौदह फुट ऊंची है , मगर 
बाहर की तरफ सड़क के बराबर है । यह सारी- को -सारी लाल पत्थर की बनी हुई 
है । इसका सहन 195 फुट लम्बा और 110 फुट चौड़ा है, जिसमें लाल पत्थर के 
चौके बिछे हुए है । बीच में एक हौज है, जो 43 फुट लम्बा और 33 फुट चौड़ा है । 
मस्जिद के तीनों गुंबद संगमरमर के बने हए हैं , जिनमें संगमूसा की धारियां बनाई 
गई हैं । इनके कलस सुनहरे है । मस्जिद 150 फुट लम्बी और 60 फुट चौड़ी 
है । मस्जिद के सात दर हैं । बीच वाला दर बहुत बड़ा है और इधर -उधर के तीन-तीन 
दर छोटे हैं । दरिया के रुख पर जो चबूतरा है, उसमें दो सयदरियां हैं और तीन 
महरावदार हुजरे है और बाकी पत्थर की चौखटों की कोठरिया है । ये कमरे भिका-भिन्न 
लम्बाई- चौड़ाई के हैं और इनमें से कुछ में एक - दूसरे से रास्ता है और कुछ में नहीं । 
इन कमरों के उत्तर तथा दक्षिण में महराबदार दो दरवाजे हैं , जिनमें सतरह-सतरह 
सीढ़ियां बनी हुई है, जो मस्जिद के सहन तक पहुंचती है । कमरों की बुलन्दी सतह 
जमीन से सहन मस्जिद के फर्श तक चौदह फुट है और उसके ऊपर पाठ फुट ऊंचा 
कटघरा है । दक्षिण की पोर का दरवाजा मस्जिद घाट दरवाजा फसील के पास 
है और उत्तर की भोर का बंद कर दिया गया है । इन दोनों दरवाजों में लकड़ी 
के किवाड चड़े हए है । मस्जिद में माने - जाने का सदर दरवाजा दक्षिण की मोर था , 
जो सड़क की तरफ है । अब आने - जाने के वास्ते एक छोटा दरवाजा मस्जिद की 
पछील की दीवार में निकाल लिया गया है, जो शायद पहले खिड़की रही हो । 

जीनत- उल-निसा बेगम ने अपने जीवन काल में ही अपना मजार इस मस्जिद में 
बनवा लिया था , जिसमें उसे 1700 ई० में दफन किया गया । यह मकबरा गादर 
के बाद तुरंत गिरा दिया गया था , संगमरमर की यादगार वहां से हटा दी गई थी और 
कब भी जमीन के साथ मिला दी गई थी । मकबरा मस्जिद के उत्तर में था । यह खारे 
के पत्थर का बना हुआ था , अन्दर के कमरे में संगमरमर का फर्श था और कक्ष के 
गिर्द संगमरमर का एक नीचा फटघरा था । कल के सिरहाने की तरफ एक कुतना 
लिखा हुआ है । 
सरना ( 1700 ई० ) 

कुतुब साहब का झरना उनकी दरगाह के पास है । पहले-पहल फीरोजशाह 
ने यहां एक बंध बनवाया था । चुनाचे मरने की दीवार वही बंध है, जो अब तक 
मौजूद है । हौज शमशी का पानी रोक कर नौलल्ती नाले में डाला गया । वहां से 
यही पानी तुगलकाबाद के किले में पहुंचाया गया था । कछ पसे के बाद बह किला 


मुगल काल की दिल्ली 


189 


वीरान हो गया और पानी वहां जाना बंद हो गया । होज बाममी का पानी इस 
बंध से निकल कर जंगल में बेकार जाने लगा तो 1700 ई० में नबाब गाजीउद्दीन 
खां फीरोजजंग ने इस बंध के आगे हौज और नहर , चादरें और फव्वारे बनवा दिए । 
बरसात के मौसम में अब भी हौज में पानी भर जाता है और चादर छुटने लगती है । 
फूल वालों की सैर के मौके पर यहाँ खूब बहार रहती है । 

पश्चिम की ओर बंध की दीवार से लगा लाल पत्थर का एक संयदरा दालान 
171X3 फुट का बना हुया है । झरना इसी मकान को कहते हैं । दालान की 
बत लदायो की है , जो 111 फट ऊंची है । इसके आगे एक हौल बना हुया है । छत 
पर से लोग करते है और हौज में तैरते है । इस दालान की छत अन्दर से खाली है , 
जिसके छज्जे के नीचे तेरह फव्वारे लगे हुए हैं । इस छत पर भी पानी चढ़ता था 

और फव्वारों में से धारें छट कर हौज में गिरती थीं । इसके नीचे चिराग 
जलाने के ताक बनाए है । हौज 26 फुट मुरब्बा और साढ़े सात फुट गहरा है । 
इसका दहाना 1 फुट 7 इंच का है, जिसमें से इस हौज में पानी आता है । हौज के सामने 
एक नहर बाईस फुट लम्बी, छः फुट चौड़ी और साढ़े तीन फुट गहरी बनी हुई है । 
इस नहर का पानी चादर पर जाकर गिरता है । यही बड़ी चादर है । दो छोटी 
चादरें उत्तर और दक्षिण में आमने-सामने और है, जो डाई फुट चौड़ी है और दो फुट 
की ऊंचाई से गिरती है । इन चादों के आगे साढ़े तीन फुट लम्बे मुनब्बतकारी के 
सलामी पत्थर लगा दिए हैं , जिनके खारों में मछली की तरह पानी जाता है । इन 
तीनों चादरों के सामने नहरें हैं । बड़ी चादर के सामने की नहर बत्तीस फुट लम्बी , 
छ: फुट चौड़ी और फुट भर गहरी है । इस नहर के सामने लाल पत्थर का एक 
बारहदरा मंडवा 12x9 फट का बना हमा है । सहन में कई प्रकार के वृक्ष लगे 
हुए हैं । छोटी नहरों के सामने की नहरें 151 फुट लम्बी, 2 फुट चौड़ी और आठ 
इंच गहरी है । अब चादरें और पाबारे टूट - फूट गए हैं और इस स्थान की एक 
कहानी ही शेष रह गई है । 


उत्तर की ओर एक दोहरादालान पुख्ता और संगीन बना हुआ है, जो 31 फुट 
लम्बा और 24 फुट चौड़ा है । इस दालान को अकबर शाह सानी ने अपने जमाने 
( 1806 - 37 ई० ) में बनवाया था , जो अब भी मौजूद है । इससे मिला हुमा एक 
सयदरा 32X11 फुट का पौर है । 

दक्षिण की पोर एक सयदरा दालान है , जिसकी बगली में दो दर और हैं । 
इसे बाहजी के भाई सैयद मोहम्मद ने शाहमालम सानी ( 1759 - 1806 ई० ) 
के काल में बनवाया था , जिसका निशान अब नहीं है । अलबत्ता बहादुरशाह ने 
( 1837- 57 ई०) जो बारहदरी बनवाई थी , बह मौजूद है । 


190 


दिल्ली को खोज 


पूर्व की ओर कोई मकान नहीं है, उबर पहाड़ है । मगर मोहम्मदशाह 
( 1719 - 48 ई० ) ने एक फिसलबां पत्थर जिस पर लोग फिसनते थे , वहां 
रखवा दिया था । यह पत्थर 184X7 फुट का है । यह भी अब टूट गया है । 

यहीं पास में बहुत-से आम के वृक्ष हैं, जो अमरखा मबाहर है । सरे गुल 
फरोशा के वक्त इसमें झूले पड़ते हैं । 
मकबरा झेबुलनिसा बेगम ( 1702 ई० ) 

जेबुलनिसा पौरंगजेब की बड़ी लड़की थी । इसको मृत्यु 1702 ई० में हुई । 
इसका मकबरा औरंगजेब के जमाने में दिल्ली शहर के काबुली दरवाजे के बाहर, 
जहां तीस हजारी का मैदान है, बनाया गया था , मगर रेल की सड़क निकालने से 
वह मिसमार कर दिया गया । यह पालमगीर की पहलौठी की बेटी थी । इसकी मां 
का नाम नवाब दिलरस बानों बेगम था । इसके जन्म पर शाही तरीके से जशन 
मनाया गया । बेशुमार जवाहरात सुटाए गए । मुहत तक गरीबों को इनाम तकसीम 
किए गए । इसने बड़े होकर फारसी और अरबी में काफी महारत हासिल कर ली 
थी । बह अरबी के शेर कहा करती थी । फिर वह फारसी की तरफ झुक गई । दीवान 
मसफो इसको यादगार है । यह बहुत सादा मिजाज थी और बड़ी मिलनसार थी । 
औरंगजेब अपनी विद्वान् बेटी को बहुत चाहता था । इसने शादी नहीं की । जब 
इसकी मृत्यु हुई तो बाप की आंखों में आंसू निकल ही आए । 
शाहमालम बहादुरशाह ( 1707 - 1712 ई० ) 

मोरंगजेब का मरना था कि उसके लड़कों में खानाजंगी विड गई । उसका 
बेटा शाहजादा मोहम्मद मौजन काबुल से मागरे पान पहुंचा और आगरे के पास 
उसी मुकाम जाजऊ पर , जहां उसके बाप ने दाराशिकोह को पराजित किया था , 
उसकी अपने भाई शाहजादा मोहम्मद आजम सूबेदार दक्वन से भारी लड़ाई हुई । दोनों 
तरफ के लोग मिला कर पैसठ हजार कहे जाते है । मौजान को फतह हुई और यही 
शाहमालम बहादुर के नाम से गद्दी पर बैठा । तीसरे भाई कामबख्श ने चाहा कि 
शाहमालम से राज्य छीन ले, मगर असफल रहा और जल्मी होकर मारा गया । 
इस बादशाह के काल में कोई विशेष बात नहीं हुई । सिखों के साथ ही लड़ाई में 
इसने मुकाबला करते हुए 1712 ई० में लाहौर में वफात पाई । उसके शव को 
दिल्ली लाया गया और कुतुब साहब की दरगाह में दफन किया गया । इसकी बनाई 
हुई एक ही इमारत महरौली की मोती मस्जिद है, जिसे इसने 1709 ई० में 
बनवाया था । 
महरौली की मोती नस्जिद ( 1709 ) 

हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह की उत्तरी दीवार और मौहतिदक्षा के मजार 
को दक्षिणी दीवार के दरमियान जो रास्ता है यह पश्चिमी दरवाजे से निकल कर 


मुगल काल को दिल्ली 


191 


एक अहाते में जा निकलता है । यहीं बाएं हाथ की तरफ मोती मस्जिद है, जिसको 
बाहआलम ने 1709 ई० में तामीर कराया । मस्जिद के सहन में संगमरमर 
के आसन बने हुए हैं, जिन पर संगमूसा का हाशिया है । सहन 45X51 फुट 
है । चबूतरा दो फुट ऊंचा है । मस्जिद सयदरी45X13 फुट की है । मस्जिद के दोनों 
तरफ दो कमरे हैं, जिनमें उत्तर की ओर का कमरा नया बना हुआ है । पहले कमरों 
का रास्ता मस्जिद के अन्दर था । मस्जिद तमाम संगमरमर की निहायत सुन्दर बनी 
हुई है, जिसमें जगह- जगह संगमूसा के लल बड़े सुन्दर प्रतीत होते है । जब यह बनी 
होगी तो संगमरमर बहुत साफ रहा होगा । तब ही इसका नाम मोती मस्जिद पड़ा । 
मस्जिद के तीन गुंबद है, जो कमरख की तर्ज के निहायत खूबसूरत दिखाई देते हैं । 
गामोदुम मीनार छ छ: फुट ऊंचे मस्जिद के इधर- उधर है और इसी तरह छोटी 
छोटी चार बुजियां निहायत्त नाजुक मस्जिद की पछील को दोबार में है । मीनारों पर 
बुजियां थीं , लेकिन पुरानी हो जाने से गिरने का अन्देशा था , इसलिए सराजुद्दीन 
बादशाह ने 1846 ई० में इन्हें उतरवा दी । शाह मालम सानी के काल में मस्जिद का 
बीच का गुंबद बैठ गया था । उसने तुरन्त उसकी मरम्मत करवा दी , जो मालूम भी 
नहीं होती । गुंबदों के कलस टूट गए हैं । मस्जिद में मकबरा नहीं है । मस्जिद की 
दक्षिणी दीवार की तरफ पांच सीढ़ियां चढ़ कर एक पक्का दरवाजा है, जिसके बाहर 
एक अहाता है । उस प्रहाते के पूर्व और पपिचम की तरफ पक्की दीवार है और 
दक्षिण की ओर महराबदार कमरे हैं । उत्तर की पोर एक सहन है, जिसमें दिल्ली के 
बादशाह की करें हैं । उत्तरी महाते का फर्श संगमरमर का है । इसकी लम्बाई 
21 फुट और चौड़ाई 6 फुट है । इस अहाते की संगमरमर की दीवारें दस फुट ऊंची 
हैं । महाते का दक्षिणी द्वार दीवार के पश्चिम में है । 
मकबरा तथा मदरसा गाजीउद्दीन खां ( 1710 ई० ) 

गाजीउद्दीन खां निजामुल मुल्क का लड़का था , जिसने हैदराबाद के निजाम 
खानदान की बुनियाद डाली । यह औरंगजेब और उसके लड़के आलमशाह के 
दरबार के चमीरों में बड़ा रुतबा रखता था । यह मकबरा उसने अपने जीवन काल 
में ही बनवा दिया था और जब महमदाबाद में 1710 ई० में उसकी मृत्यु हुई तो 
उसके शव को दिल्ली लाकर इसमें दफन किया गया था । यह इमारत मजमेरी 
दरवाजे के बाहर दिल्ली की मबाहर और दिलकश इमारतों में है । 

यह इमारत चौकोर और दो मंजिला है । तमाम इमारत लाल पत्थर की बनी हुई 
है, जिसका चौडा पहाता तीन सौ गज मुरब्बा है । इसके तीन दरवाजे बड़े मालीदान 

और सुन्दर बने हुए हैं , खासकर पूर्व की ओर का सदर दरवाजा । सदर दरवाजा 
पूर्व की दीवार में हैं, जिसके दोनों ओर दो छोटे -छोटे दरवाजे है , जिनका 
रास्ता सदर दरवाजे से पा मिलता है । अन्दर जाकर एक सहन 174 फट मुरब्बा 


192 


बिल्ली को क्लोज 


मिलता है, जिसके तीन जानिब दो मंजिला पक्के कमरे बने हुए है । पश्चिम में एक 
निहायत सुन्दर मस्जिद है, जो सिर से पैर तक लाल पत्थर की बनी हुई नजर आती 
है । मस्जिद के तीन दालान हैं और तीन -तीन दर । मस्जिद के चौतरफा पत्थर का 
कटघरा है । मस्जिद की कुर्सी ढाई फुट ऊंची है । मस्जिद का सहन 88 फुट लम्बा 

और 44 फुट चौड़ा है । पूर्व में पांच सीढ़ियां है । मस्जिद के तीन गुंबद चूने गच्ची 
के हैं । बीच का गुंबद बड़ा है और इधर-उधर के छोटे है, जिनके कलस टूट गए हैं । 
सिर्फ बीच के गुंबद का एक कलस बाकी है । मस्जिद के सहन में एक हीच 72 " 
लम्बा - चौड़ा था । वह अब पाट दिया गया है । मस्जिद के उत्तर और दक्षिण में ऊपर 
और नीचे दो चबुतरे दो - दो फुट ऊंचे है । उत्तरी चबूतरे के ऊपरी हिस्से के नीचे 
तहखाना है । ऊपर के चबूतरे के उत्तरी हिस्से में लाल पत्थर का दोहरा दालान तीन 
दर का है । नीचे के चबूतरे पर भी एक दानान है , जो पांच दर का है । यह दालान 
उस्तादों और उलेमा के रहने के थे । ऐसे ही दालान दक्षिण की तरफ भी है । 
दक्षिणी हिस्से के ऊपर के चबूतरे पर संगमरमर का खुला हुआ मकबरा है. जिसके 
जोगिर्दा संगमरमर की चार-चार बारीक काम की जालियां लगी हुई हैं । फर्या 
संगमरमर का है । दो तरफ उत्तर और दक्षिण में खुले हुए दरवाजे हैं । उत्तर का 
दरवाजा मस्जिद की दीवार के करीब है और दक्षिणी दरवाजे के सामने दो सीढ़ियां 
संगमरमर की है । मकबरे के अन्दर का चबुतरा 2 फुट 4 इंच ऊंचा है । इसके 
चारों मोर जालीदार संगमरमर का कटघरा लगा है । अन्दर तीन कने बराबर 
बराबर है, जिनमें बीच की कान मीर शहाबुद्दीन गाजीउद्दीन खां बानी मदरमा की 
है । दाहिनी तरफ उसके बेटे की और बाईं तरफ उसके पोते को को है । 


मदरसे की इमारत में उत्तर और पश्चिम में चालीस- चालीस कमरे है , 
जिनके सामने चौड़ा बरामदा है । पूर्व की ओर बीच में दरवाजा है । बीच में एक 
गुंबदनुमा हाल है , जिसके दाएं और बाएं रुख पर दो मंजिला चालीस कमरों की एक 
कतार थी , जिनकी पहील की दीवार एक ही थी । इनमें से बीस कमरों का रुख 
पूर्व को था और बीस का इमारत के अन्दरबार दक्षिण को । इन कमरों में विद्यार्थी 
रहा करते थे । इमारत के चारों कोनों पर चार बुर्ज है । इस इमारत के सामने एक 
बहुत बड़ा मैदान अजमेरी दरवाजे तक था , उत्तर पश्चिम और दक्षिण की तरफ 
दूसरी शानदार इमारतें और उमरा के मकबरे थे । इन्हीं इमारतों में मौलाना 
फबण्डीन का मदरसा भी था , जहां उन्होंने 1799 ई० में इंतकाल किया । 

1803 ई० में जब लार्ड लेक ने दिल्ली फतह की तो मरहठों के हमलों का 
बडा डर लगा रहता था । ऐसी हालत में इतनी बड़ी इमारत का शहर की फसील से 
बाहर रहना खतरनाक समझा गया । इसलिए मदरसे को और प्रासपास की 
इमारतों को ढहा कर मैदान साफ कर देने का हुक्म हुआ । बहुत- सा हिस्सा बहा 


मुगल काल को बिल्ली 


193 


दिया गया , मगर इमारत पुख्ता थी । आसानी से उह न सकी । इसलिए एक खंदक 
खुदवा कर इसे शहर की हद में ले लिया गया । अब शहर की फसील और बुर्ज तोड़ 
कर मैदान साफ कर दिया गया है । सिर्फ अजमेरी दरवाजा खड़ा है । मस्जिद 
के पीछे एक बुर्ज था , जो मकबर शाह का बुर्ज कहलाता था । 1825ई० में हकमत 
ने इस इमारत में मोरियण्टल कालेज खोला, जो 1842 ई० तक इस इमारत 
में रहा । बाद में कश्मीरी दरवाजे रेजिडेंसी में चला गया । फिर इसमें यूनानी शफा 
खाना खोला गया । गदर के बाद यह इमारत पुलिस को मिल गई । फरवरी 
1890 ई० तक पुलिस लाइन इसमें रही । बाद में इसमें अरबी स्कूल खोल दिया गया , 
जो कालेज बन गया था , मगर 1947 ई० के बलबे में बह खत्म हो गया और अब इसमें 
दिल्ली कालेज है । कम्पाउण्ड के दरवाजे के दोनों ओर संगमरमर की दो तस्तियां 
लगी हुई हैं, जिन पर अंग्रेजी में दाएं हाथ लिखा है , " 1890 ई०से ऐलो- अरेबिक 
स्कूल पुलिस लाइन 1860 से 1890 ईस्वी । बाएं हाथ लिखा है, मकबरा 
फीरोजजंग प्रथम मदरसा 1790 से 1857 ईस्वी । " 
शाहमालम बहादुरशाह की कन ( 1712 ई० ) 

महरौली में कुतुब साहब की दरगाह में मोती मस्जिद के साथ शाहआलम 
को का है, जिसको मृत्यु 1712 ई० में हुई । यह औरंगजेब का सबसे बड़ा लड़का 
या पोर आलमगीर की मृत्यु के बाद तख्त के दावेदारों में सबसे योग्य यही था । 
इसने सिखों का खुब मकाबला किया और मरहठों को भी उभरने न दिया । 
मगलिया सल्तनत इसी के जमाने तक टिकी रही । इसके बाद उसका जवाल शुरू 
हो गया । सत्तर बरस छ : महीने की उम्र में इसका इंतकाल हमा । इसके मकबरे 
को इसके लड़के जहांदार शाह ने बनवाया , जिसकी लम्बाई 18 फूट और चौड़ाई 
141 फूट है । चौगिर्दा संगमरमर के जिले और जालियां लगी हुई हैं । जहांदार 
शाह खुद हुमायू के मकबरे में दफन किए गए । शाहमालम सानी, मोहम्मद 
अकबर सानी दोनों इसी जगह दफन किए गए । इस अहाते में पांच बजें हैं 
1. अकबर शाह सानी , 2 . शाहमालम सानी, 3 . खाली , जो बहादुरशाह जफर ने 
अपने लिए रखाई थी , बहादुरशाह पिसर आलमगीर सानी, 5. मिरजा 
फरवरूवली महद, जिनकी मृत्यु हजे से हुई थी । 

बाहयालम के बाद जहांगीरशाह 1712 ई. में तहत पर बैठे मगर चंद महीने 
ही रहे । इसके बाद फर्रुखसिपर पाए जो 171 3 से 1719 ई० तक रहे । फर्रुखसियर 
ने महरौली में स्वाजा साहब की दरगाह में एक मस्जिद बनवाई थी । 
मौइसउद्दीन मोहम्मद जहांगीरशाह ( 1719-48 ई० ) 

मोहम्मद जहांगीरशाह उर्फ मुहम्मदशाह रंगीले ने 1719 से 1748 ई० 
तक राज्य किया । दिल्ली की मुगल सल्तनत अब तक बहुत कमजोर हो 


194 


बिल्ली की खोज 


गई थी । ईरान के बादशाह नादिरशाह की दिल्ली पर पुरानी निगाह 
थी । 1738 ई० में छत्तीस हजार सवारों का लश्कर लेकर वह दिल्ली के लिए 
चल पड़ा । मोहम्मदशाह की फौज भी दिल्ली से निकाल कर करनाल के मैदान में 
जा पड़ी । नादिरशाह को किसी सख्त मुकाबले का मौका ही न हया , क्योंकि निजा 
मलमूल ने पेशावर और लाहौर को पहले ही गांठ लिया था कि वे उसका मुकाबला 
न करें । करनाल पर दोनों लश्करों का आमना- सामना हमा, मगर चंद दिनों तक 
लड़ाई न हुई । दोनों ओर खामोशी रही । फिर लूटमार दारू हुई, जिसने जंग की 
सूरत मस्तियार कर ली । मोहम्मदशाह की फौज ने , जो दो लाख थी , शिकस्त पाई । 
जब मोहम्मदशाह ने देखा कि निजामुलमल्क का झुकाव नादिरशाह की तरफ है तो 
लाचार होकर उसने नादिरशाह की प्रताइत कबूल कर ली । नादिरशाह ने मोहम्मद 
बाह की उतनी ही इजात को जितनी कि एक बादशाह के योग्य थी , लेकिन सल्तनत 
की तरफ से बेखबरी का ताना देकर उसे आड़े हाथों जरूर लिया । उसको यह 
विश्वास दिलाया कि उसका मंशा राज्य बीनने का नहीं है । लेकिन जब तक तावान 
बसुल न हो जाए, दिल्ली पर उसका कब्जा रहेगा । 9 मार्च, 1739 को पहले 
मोहम्मदशाह शहर में पहुंचा और उसके पीछे नादिरशाह किले में दाखिल हुआ । 
मोहम्मदशाह सिर्फ शाहबुर्ज में रहा, नादिरशाह सारे किले में फैल गया । नादिर 
शाह ने हुक्म दे दिया था कि शहरियों से किसी किस्म का झगड़ा न किया जाए, 
मेकिन दसवीं तारीख की शाम के वक्त पहाड़गंज में बनियों से कुछ दंगा-फिसाद 
हो गया और इसके साथ यह अफवाह उड़ गई कि नादिरशाह मारा गया । फिर 
क्या या दंगे ने बलवे की सूरत अख्तियार कर ली । दूसरे दिन सुबह नादिरशाह 
बलवा रोकने किले से निकल कर चांदनी चौक में कोतवाली के चबूतरे के करीब 
रोशनुनदौला की सुनहरी मस्जिद में पहुंचा । बलवइयों में से किसी ने नादिरशाह 
पर गोली चलाई, मगर वह बाल-बाल बच गया । यह होना था कि नादिरशाह 
गस्से से भर गया और उसने फौरन कत्ले आम का नादिरी हम्म जारी कर दिया । 
जौहरी बाजार से पुरानी ईदगाह तक और जामा मस्जिद के पास चित्तली कम से 
लेकर तेलीबाड़े की मंडी में मिठाई के पुल तक कयामत बर्षा हो गई । सुबह आद 
बजे से शाम के तीन बजे तक बराबर लूटमार , गारतगरी और कत्ल का बाजार 
गर्म रहा । मोहम्मदशाह ने अपना सफीर नादिरशाह की खिदमत में भेजा, जिसने 
जाकर क्षमा मांगी, तब कहीं कत्ल से हाथ रुका । एक लाख से ऊपर जाने तलबार 
के घाट उत्तर चुकी थीं ,जिनमें आटे के साथ घुन भी पिस गया और बहुत सी औरतें 
और बच्चे भी मारे गए । तेरह तारीख को फिर फिसाद हुआ, मगर कम । शहर की 
गलियां मरदों से पट गई । जहां देखो दावों के देर लगे हए थे । शवों को उठाने 
और गलियों को साफ करने में कई दिन लगे । सुनहरी मस्जिद के गिर्द कई बरस 
तक परिच्छा पत्र नहीं मारता था । ऐसा भयानक समां था । उधर से गुजरते 


मुगल काल को बिल्ली 


195 


डर लगता था । दरीबे का दरवाजा तभी से खूनी दरवाजा कहलाने लगा । यहाँ 
से ही कत्ले आम शुरू हुआ था । तावान जंग की रकम नियत करने में कई दिन लगे । 
नादिरशाह की मांग पहले चार करोड़ की थी । मोहम्मदशाह को बदस्तूर बादशाह 
करार नचा, मगर नादिरशाह ने उसे निजामुलमुल्क से खबरदार रहने को कह दिया । 
नादिरशाह के बेटे की शादी औरंगजेब की पोती से रचाई गई । महर में मातम 
मचा हुआ था । मगर जबरदस्त मारे और रोने न दे । लोगों को बमधाम में बारीक 
होना पड़ा । पांच मई को नादिरशाह दिल्ली से दफा हमा । उसने ईरान का रुख 
किया और पहली मंजिल शालामार बाग में हई । जो माल अस्बाब नादिरशाह 
लूट कर ले गया , उसका अंदाजा अस्सी करोड़ किया गया । तल्ल ताकस जो ले 
गया, वह इसके अतिरिक्त बा । दरिया सिघ का पश्चिमी इलाका भी उसकी नजर 
किया गया । माल-दौलत के अलावा सब मिलाकर दो लाख जाने पटडा हो गई । 
नादिरशाह ने दिल्ली वालों को निचोड़ लिया और नाकों चने चबवा दिए । जब 
लोगों ने सुना कि यह बरला यहां से दफा हुई तो उनकी जान-में -जान आई । मोहम्मद 
शाह ने इससे भी सबक हासिल न किया । धीरे- धीरे बंगाल , बिहार , उड़ीसा 
और रुहेलखंड सब अपनी - अपनी जगह आजाद हो गए । 

नादिरशाह की बला कठिनाई से टली थी कि उत्तर से एक दूसरा हमला 
दुर्रानी अफगान अहमदशाह अब्दाली ने 1747 ई० में हिन्दुस्तान पर कर दिया । 
इसके मुकाबले पर नबाब मंसूरथली सफदरजंग सिपहसालार बन कर गया , मगर वह 
असफल रहा । नबाब कमन्द्दीन खां बजीर पाम गोली लगने से मारे गए । वजीर का 
मरना था कि बादशाह का दाहिना हाथ टूट गया और उसे ऐसा सदमा हुपा कि वह 
गश खाकर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ । यह घटना मप्रैल, 1748 में हुई । 
इसको दरगाह हजरत निजामुद्दीन में दफन किया गया । 

इस बादशाह के शासन काल में जन्तर- मन्तर बनाया गया और इसकी बेगम 
कुदसिया ने कश्मीरी दरवाजे के बाहर एक बाग मय इमारत के बनवाया । 
रोशनजद्दौला को पहली सुनहरी मस्जिद ( 1721 ई ) 

यह छोटी - सी मस्जिद चांदनी चौक में कोतवाली के साथ रोमानउद्दौला 
( जफरखा ) की बनवाई हुई है, जिसे उसने 1721 ई० में शाहभीक के लिए बनवाया 
चा । इसी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ कर नादिरशाह ने अपनी तलवार निकाली 
थी और कत्ले आम का हुक्म दिया था । यह मस्जिद 48 फुट लम्बी और 19 फुट 
चौड़ी है । इसका चबूतरा जमीन की सतह से 11 फुट ऊंचा है । यह सड़क के किनारे 
बनी हुई है । कोतवाली के पश्चिम में यह मस्जिद और पूर्व में सिखों का गुरुद्वारा है । 
मस्जिद का दरवाजा कोतवाली के अहाते में से होकर जाता है । यहां से आठ तंग 


196 


दिल्ली की खोज 


सीढ़ियां चढ़ कर मस्जिद के सहन में जाते हैं , जहां भरे पत्थर के चौके बिछ है । मस्जिद 
का - सहन पचास फुट लम्बा और बाइस फुट चौड़ा है । मस्जिद के तीन महराबदार 
दर है । बीच की महराब के इधर- उधर पतले दो मीनार हैं । ऊपर अष्टकोण बुजियां 
और कलस है , जो सुनहरी है । मस्जिद के दोनों तरफ पैतीस-पंतीस फुट बुलन्द 
मीनार है , जिनके कलस सुनहरे हैं । मस्जिद के बालान के तीन भाग है और तीनों 
दालानों पर तीन मनहरी गंबद है, जिनमें बीच का गंबद अन्य दोनों से बड़ा है । 
बीच का गुंबद मस्जिद की छत से अठारह फुट ऊंचा है और इधर - उधर के पन्द्रह 
पन्द्रह फुट बुलन्द है । 

यद्यपि यह मस्जिद नवाब रोशनउद्दौला की बनाई हुई है, मगर उन्होंने 
इस मस्जिद को और इसी नाम की एक दूसरी मस्जिद को , जो फैज बाजार में है , 
शाह मीर के नाम पर बनवाया था । रोशनउद्दौला का असल नाम स्वाजा मुजफ्फर 
चा । यह शाह पालम के लड़के रफीउलशान की मुलाजमत में दाखिल हए थे । बढ़ते 
बढ़ते जफरखा का खिताब मिला । बाद में मुलाजमत छोड़ कर शाहभीक की तरफ 
रजू हो गया और उनके हुक्म से फर्रुखसियर के पास चले गए, जिसने इन्हें रोशन 
उद्दौला का खिताब दिया । इनके नाम का एक कटड़ा भी कोतवाली के पीछे की 
तरफ किनारी बाजार में है । इनका देहान्त 1736- 37 में हया । शाहभीक का 
असली नाम सैयद मोहम्मद सईद था । यह बड़े करामाती थे । रोशनउद्दौला 
इनके भक्तों में थे । 
जन्तर- मन्तर ( 1724 ई . ) 

इसको आम्बेर के राजा जयसिंह ने 1724 ई० में बनवाया था । यह नई 
दिल्ली में पालियामेंट स्ट्रीट पर कनाट प्लेस से नजदीक ही स्थित है । जामा मस्जिद 
से यह कोई दो मील के फासले पर पड़ता है । महाराज जयसिह को बेवक्त मत्स् 
के कारण इसका काम पूरा नहीं हो सका । बनने से पचास बरस के अन्दर - ही - अन्दर 
जाटों ने इसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया । उन्होंने न केवल लूट मचाई , 
बल्कि जो यंत्र बचे हुए थे उनको भी तोड़- फोड़ डाला । नई दिल्ली बनने के बाद 
अब इसकी शक्ल बदल गई है । पहले जो जयसिहपुरा था , वह तो अब नहीं रहा । 

इसको अलग कर दिया गया है । इसमें ग्रहों और नक्षत्रों 
को देखने के लिए छः यन्त्र लगे हुए हैं , जिनमें से एक का नाम समाट यन्त्र 
है । दो का नाम है राम यन्त्र , दो का जयप्रकाश यंत्र और एक का मित्रा यन्त्र । इनके 
अतिरिक्त एक चक्रनियत काम का है । एक का नाम कर्कराशि वलय है और 
एक यंत्र का नाम है दक्षिणोकृति । सितारों की बलन्दी, नक्षत्रों की चाल , ग्रह का 
पता इन यन्त्रों से लग जाता है । ज्योतिष के जानने वालों के लिए यह बहुत दिलचस्पी 
की चीज है । 


मुगल काल की दिल्ली 


197 


हनुमान जी का मन्दिर 

जन्तर - मन्नार के प्रासपास का सारा इलाका जयपुर महाराज की मिलकियत्त 
था और जयसिंहपुरा कहलाता था । इरविन रोड पर जो हनुमान जी का मन्दिर है , 
वह भी उसी जमाने का बना प्रतीत होता है । यद्यपि हनुमान जी की मूर्ति को महा 
भारत काल की बताते है । मौजूदा मन्दिर गदर के बाद का बना प्रतीत होता है । 
जब से दिल्ली में शरणार्थी आए हैं , इस मन्दिर की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है । हर मंगलबार 
को यहां मेला लगता है और खूब रौनक रहती है । 

__ मंदिर के बाहर मैदान है, चंद दुकानें बनी हुई हैं । मन्दिर के आगे कौलोनेज 
पड़ा हुआ है । मुख्य द्वार दो है । द्वारों के दोनों तरफ बाहर चबूतरे बने हुए हैं । 

आठ सीढ़ियां चढ़ कर मन्दिर में प्रवेश करते हैं । बीच में सहन है और चारों ओर 
दालान बने हुए है । सहन के बीच में वृक्ष लगा है । दाएं हाथ के दालान में हनुमान 
जी का मन्दिर है । दालान की लम्बाई 20 फुट और चौड़ाई 10 फुट है । दालान 
में सामने की दीवार के साथ तीन मन्दिर है , पहला मन्दिर राधाकृष्ण का , बीच में 
राम, लक्ष्मण, सीता जी का , और फिर हनुमान का । पहले दो मन्दिरों की मूर्तियां 
संगमरमर की है । हनुमान की मूर्ति सिंदूर से ढकी हुई है । तीनों मन्दिरों के मागे 
चांदी के चौखटे लगे हुए हैं । 
कालो का मन्दिर 

इसी इलाके में बेयर्ड रोड पर सड़क के साथ ही एक प्राचीन काली का 
मन्दिर भी है, जो छोटा - सा है । यह संगमरमर का बना हमा है । साथ में छोटी - सी 
बागीची है । माजकल इस मन्दिर की मान्यता भी अधिक है । 
फक्षकल मस्जिद ( 1728- 29 ई० ) 

कम्मीरी दरवाजे के पास बाजार में यह मस्जिद सड़क के किनारे पर 
है । यह मस्जिद कनेज फातमाह उर्फ फखरूलनिसा बेगम ने अपने पति माजाप्रत 
खां की यादगार में 1728- 29 ई० में बनवाई थी । जामतखां औरंगजेब के अहद 
में बड़े उमरानों में से थे । इसका असल नाम रोद अंदाज बेग था । गुजामतखां का 
इसे खिताब मिला था । यह अफगानों की लड़ाई में मारा गया था । 

मस्जिद का चबूतरा 40X41 फुट का है और आठ फुट ऊंचा है । मस्जिद 
के पूर्व की ओर पांच दुकानें सड़क की तरफ बनी हई है । सहन में संगमरमर का फर्चा 
है, जिसके गिर्द एक बोटी - सी मुडेर है । सहन तीन मोर से घिरा हया है और चौथी 
और पश्चिम में मस्जिद बनी हई है । उत्तर और दक्षिण में सपरियां 
23X 18 फुट की है, और आठ फुट ऊंची है । इन सबरियों में एक 
हुजन ॥ भी है । सहन से मस्जिद ढाई फुट ऊंची है । इसके तीन दर बंगड़ीदार 


198 


दिल्ली की खोज 


महराबों के हैं । मस्जिद के आगे के भाग में तमाम संगमरमर लगा हा है , 
जिसमें लाल पत्थर की पट्टियां पड़ी है । छत्त के मागे भी संगमरमर का कंगूरा 
है । मस्जिद के दो मीनार हैं । इन पर अठपहलू बुजियां और सुनहरी कलस है । 
मस्जिद के अन्दर का फर्श संगमरमर का है और मुसल्लों पर लाल पत्थर की 
तहरीर है । फर्श जमीन से 41 फुट तक दीवारों में संगमरमर लगा हुआ 
है । इससे ऊपर भूरा पत्थर है । 1857 ई० के गदर में चंकि कश्मीरी दरवाजे पर 
बड़ा मारका था और यह मस्जिद वहीं करीब में है इसलिए गोलों की मार से यह 
बच न सकी । मस्जिद का सदर फाटक उत्तर-पूर्व के कोने में है । मस्जिद की पाठ 
सीढ़ियां है । कुछ सीढ़ियां दरवाजे की छत में आ गई है । दरवाजे की बीच की 
महराब पर मस्जिद का नाम और एक कुतबा लिखाहुआ है । 
मस्जिद पानीपतियां 

यह छोटे कश्मीरी दरवाजा बाजार की सड़क के दाएं हाथ है, जो नसीरगंज 
की सड़क कहलाती है । यह मस्जिद पहले एक ग्रहाते के अन्दर बी । इस मस्जिद 
को जुत्क - उल्लाह खां सादिक ने 1725- 26 ई० में बनवाया था । अब तो यह पक्की 
बन गई है । इस मस्जिद में मदरसा अमोनियां नाम का मुस्लिम बामिल स्कूल चलता 


महलदारता का बाग ( 1728- 29 ई० ) 

दिल्ली के उत्तर- पश्चिम में कोई नार मील पर सब्जीमंडी से आगे 
महलदार खां का बाग था , जिसमें किसी जमाने में ईद के बाद टर का मेला लगा करता 
था । महलदार खां मोहम्मदशाह के जमाने में सम्मानित ओहदेदार था । उसने 
इस बाग को 1728- 29 ई० में बनवाया था , जो करनाल सड़क के बिल्कुल किनारे 
था । बाग बहुत बड़ा कई एकड़ जमीन में फैला हुआ था । सदर दरवाजा सड़क के 
किनारे था , जिसकी दो महरावे 14 फुट ऊंनी, 9 फुट चौड़ी और 35 फुट गहरी थीं । 
इसकी चले में दो - दो कमरे इधर - उपर बने हए थे । दरवाजा पुरा लाल पत्थर का 
बना हुमा बा । बारहदरी के चारों कोनों पर वार कमरे थे और उनके बीच में तीन 
तीन दरों के दालान थे जिनके बीच में एक चौकोर कमरा था । बारहदरी का 
बेहतरीन हिस्सा लाल पत्थर का बना हमा था । चतरे के चारों तरफ सीढ़ियां थीं । 
छत्ते की मुंडेर के अलावा चारों तरफ चौड़ा छज्जा था । बारहदरी के पास ही लाल 
पत्थर का एक गहरा होज 90 फट मरब्बा था । इसमें दिल्ली की नहर से पानी पाया 
करता था । यह बाग महलदारखां के बाजार की पूर्वी हद पर था । बाग और बाजार 
के दरमियान एक बहुत चोड़ा पहाता था । इसकी उत्तरी और दक्षिणी दीवारों में 
तीन दरवाजे थे जो तिरपोलिया के नाम से मशहूर थे । उत्तरी दरवाजा अब तक 
करनाल को सड़क पर मौजूद है,जिसको देख कर लोग समझते हैं कि शहर सुरू हो 


मुगल काल की दिल्ली 


199 


गाया । इसके जोड़ का दूसरा दरवाजा सड़क से हटा हुआ बाएं हाथ कुछ फासले 
पर है । पहले और दूसरे दरवाजे के बीच 250 गज का फासला है । इन दरवाजों 
पर संगमरमर की तख्ती पर संगमूसा की पच्चीकारी से लिखा हुआ एक कुतबा है । 
दुसरा दरवाजा भी कुछ थोड़े फर्क से इसी प्रकार का बना हुआ है । सिर्फ फक 
इतना है कि दरवाजों में जो कमरे हैं उनमें से एक -दूसरे में जाने- माने के रास्ते 
भिन्न -भिन्न प्रकार से बनाए गए थे । इस दूसरे दरवाजे की बगली में दो छोटे - छोटे 
मीनार भी थे, जो पहले दरवाजे में नहीं है । अब इस बान की जगह इमारतें बन 
गई है । 
शेख कलीमउल्लाह शाह का मजार ( 1729 ई० ) 

यह मजार जामा मस्जिद और किले के बीच में है । मौलाना आजाद को कन्न 
में एक सब्ज चोटी कटहरा नजर पाता है । कान दोहरे चबूतरे पर है । ऊपर के 
चबूतरे पर शेख साहब की कब है । कल तादीज़ संगमरमर का है । ये एक फकीर 

आदमी थे । अभी हाल में इनके मजार की फिर से मरम्मत हो गई है । आजकल 
इनकी बड़ी मान्यता है । इनका उर्स भी होने लगा है । 
रोशनउद्दौला को दूसरो सुनहरी मस्जिद ( 1744-45 ई० ) 

यह मस्जिद फैज बाजार के उत्तरी भाग मौहल्ला काजी बाड़े में सड़क के 
किनारे बनी हुई है , जिसे रोशनउटौला ने इसी नाम की चांदनी चौक बाली मस्जिद 
के चौबीस बरस बाद 1744- 45 ई० में बनाया था । यह फैज बाजार की सड़क 
से नौ फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है , जो 57332 फुट है । सदर दरवाजा 
पूर्वी दीवार में 11 फुट ऊंचा, 16 फुट चौड़ा और 6 फुट गहरा है । सात 
सोडियों का दोतरफा जीना चढ़कर मस्जिद के सहन में दाखिल होते है , जो चुने 
गच्ची का है । छत पर चढ़ने का जीना है । मस्जिद के उत्तर और दक्षिण में विद्यार्थियों 
के रहने के दालान बने हुए थे । मस्जिद तीन दर की है , जिसके दोनों तरफ दो 
कमरे थे । मस्जिद के तीन गुंबद है - बीच का बड़ा , इधर- उधर के छोटे । गुंबदों 
पर सुनहरी पत्तर का तोल बड़ा हना था । इसी से सुनहरी नाम पड़ा । यह खोल 
उतार कर कोतवाली के पास बाली मोती मस्जिद पर जड़ दिया गया और गंबद 
नृचे- खुचे रह गए । मस्जिद बहुत खस्ता हालत में हैं । 
कुदसिया बाग ( 1748 ई० ) 

- यह बाग कश्मीरी दरवाजे के बाहर यमुना के किनारे बना हुआ था । 
अब यमना दूर चली गई है और उसकी जगह रिंग रोड है । बाग बहुत लम्बा चौड़ा 
और बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ है । इसे नवाब कुदसिया बेगम महल मोहम्मद 
शाह बादशाह ने जो अहमदशाह बादशाह की माता थी , 1748 ई० में बनवाया 


200 


बिल्ली की खोज 


था । उसका असली नाम उघमबाई था । यह बेगम बड़ी बुद्धिशाली थी , मगर 
मोहम्मदशाह की ऐसापसन्दी ने इसे भी गारत कर दिया । कहा जाता है कि 
बेगम साहबा को यह बाग बना -बनाया मिल गया था , जिसको उन्होंने अपने शौक 

और सलीके से खूब बनाया-संबारा । आलीशान इमारतें बनवा कर खड़ी कर दीं । 
नहरें और फब्बारे बनवाए, जिनके बम्बों के निशानात अब भी दिखाई देते हैं । 
अब तो न वह महल रहे न वे इमारतें और न बारहदरी । एक सदर दरवाजा और 
दो बारहदरियां और चंद गिरी पड़ी कोठड़ियां बेशक पुराने जमाने की याद दिलाती 
है । दरवाजा जो पश्चिम में बना हुआ है 39 फुट ऊंचा, 74 फुट लम्बा और 55 
फुट चौड़ा है । पूर्व की ओर एक मस्जिद बनी हुई है — जिसका मुंह रिंग रोड की 
ओर है । 

किसी जमाने में यमुना का पानी बाग के साथ टकराया करता था । अब 
वह बहुत दूर चली गई है । इस बाग में अंग्रेजों ने की मैसन लाज बनबाई 
श्री जो अभी मौजूद है । उसकी इमारत बाग के बीच वाले दरवाजे के नजदीका 
ही है । 

1748 ई०से 1806 ई० तक की यादगार 
नाजिर का बाग ( 1748 ई . ) 

यह बाग कुतुब साहब के झरने के पास है । इसमें मकान बने हए हैं । 
फूल बालों की सैर में हजारों भादमियों का जमघटा वहां रहता है । उस बाग को 
नाजिर रोज अफज ने मोहम्मदशाह बादशाह के काल में बनवाया था । इस बाग के 
गिर्दागिर्द फसीलनुमा कंगूरेदार निहायत मजबूत चारदीवारी है और अन्दर चारों 
तरफ मकान लाल पत्थर के बने हुए है । एक मकान बाग के बीचोंबीच 
बना हुआ है । सदर दरवाजा पश्चिम में है , जिसकी ऊंचाई 22 फुट है । दो तरफ 
छब्बीस - छब्बीस सीढ़ियों का जीना है । दरवाजे के अन्दर दो तरफा दो मंजिला 
सयदरी है । अब यह उजड़ चुका है । नाम ही बाकी रह गया है । 

चरनदास को बागीचो - मुगल बादशाह मोहम्मदशाह के जमाने में दिल्ली 
में चरनदास जी एक बहुत पहुंचे हुए संत हुए हैं , जिनका जन्म बिक्रम सं0 170 
में हया और मत्यु 1829 में । ये शुकदेव जी के अनुयायी थे । कहते हैं इन्हें उनके 
दर्शन भी हुए थे । नादिरशाह के आने की खबर छः मास पहले से ही इन्होंने बादशाह 
को दे दी थी । इनकी ख्याति मुन कर नादिरशाह इनसे मिला भी था और कहते है 
इनसे प्रभावित होकर वह ईरान लौट गया । 

हौज काजी के पास एक गाली में अन्दर जाकर मुहल्ला दस्सा में इनकी समाधि 
है । द्वार में प्रवेश करके एक बड़ा अहाता आता है । ड्योड़ी पार करके चार सीढ़ी 
उतर कर आंगन में बाएं हाथ एक अष्ट पहलू छतरी बनी हुई है, जिसके दो द्वार 


मगल काल की दिल्ली 


1201 


है । छतरी के बीच तीन फुट चबूतरी पर श्री याकदेव जी और चरनदास जी के 
चरन बने हुए हैं । यही उनकी समाधि है । छतरी की छत में मीनाकारी हुई है । द्वार पर 
छत्तरी बनाने का संवत् 1840 लिखा हुआ है । इस पर 1100 रुपये लागत पाई । 
सहन के दाएं हाथ फूलों की क्यारी है और बाएं हाथ एक चबूतरा है । सामने की ओर 
सीढ़ी चढ़ कर एक पचास- साठ फुट लम्बा दालान है, जिसके अगले भाग में आठ फुट 
चौड़ा सायबान पड़ा है । फर्ण पक्का है । फिर दोहरा दालान है । अन्दर के भाग 
के तीन हिस्से है । बीच में चरनदासजी की गही है , जिस पर छोटा- सा मन्दिर बना 
हमा है । दाएं -बाएं तीन -तीन दर की दो बैठकें बनी है । मंदिर में श्री वाकदेव जी 
तथा चरनदास जी के चित्र है । दो - ढाई - फूट ऊंची चबूतरी पर मन्दिर है , जिसमें गद्दी 
बिछी है और तकिए रखे है इस पर चरनदास जी की चौगोसी टोपी रखी है , जो वह 
पहना करते थे इसके अतिरिक्त उनकी माला तया कुबड़ी , जिसके सहारे वह बैठते थे , 

और मृग छाला भी है । सायबान में एक सूखे वृक्ष का तना है । कहते हैं उन्होंने 
दो दातुन जमीन में लगा दिए थे जो हरे होकर वृक्ष बन गए थे । चरनदास जी का 
चोगा भी है । वह उनके शिष्य गुलाबदास जी के पास है । सहन में पीपल , शहतूत 
और बट के वृक्ष लगे हैं । मन्दिर में एक कुमां भी है , जिस पर प्याऊ लगी हुई है । 
चरनदास जी का पंथ चलता है । उनके अनुयायी चरनदासिए कहलाते हैं । 

भूतेबवर महादेव का मन्दिर - समाधि के साथ ही एक बैठक में बाहर की 
तरफ गली में भूतेश्वर महादेव का मन्दिर है । यह संगमरमर का बना है । मूर्ति 
भी संगमरमर की है । यह मन्दिर अभी हाल में बना बताते हैं । 

चौमुखा महादेव - इसी गली के पास ही एक और पुराना मंदिर चौमुख 
महादेव जी का है । यह एक छोटा सा मन्दिर हैं । सीढ़ी चढ़ कर मन्दिर में प्रवेश 
करते हैं । दाएं हाथ एक बैठक में नीचे चौमुखी शिवजी की पिडी है । 
मोहम्मववाह का मकबरा ( 1718t ) 

निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जहांमारा के मकबरे के पूर्व में मोहम्मदशाह 
बादशाह का मकबरा है । जिसकी मृत्यु 1748 में हुई । इसकी कब का अहाता 
चौबीस फुट लम्बा और सोलह फुट चौड़ा है । चारदीवारी आठ फुट से कुछ ऊंची 
है , जिसके चारों कोनों पर संगमरमर की छोटी- छोटी मीनारें है । दरवाजा और उसके 
सामने के जिले भी संगमरमर के हैं । दीवारों में संगमरमर की जालियां हैं । इन्हीं के 
बीच दरवाजा है,जिसके किवाद भी संगमरमर के है । इस अहाते में छः कन्ने हैं । सबसे 
बड़ी मोहम्मदशाह बादशाह की है । दाहिनी ओर इनकी बेगम की उनके पास नादिर 
शाह की बहू की , दाहिनी तरफ उसकी मासुम लड़की की । एक कलमिरजा जहांगीर 
मोहम्मदशाह के पोते की और एक मिरजा पाशोरी की है । यह मकबरा मोहम्मदशाह 
ने खुद अपने जीवनकाल में तैयार करवाया था । 


दिल्ली की खोज 


मोहम्मदशाह रंगीले के बाद अरमद शाह ( 1748 से 1754 ई० ) , पालम 
गीर द्वितीय ( 1754 से 1759 ई० ) , जलालुद्दीन ( 1759 से 1806 ई० ) 
बादशाह हए । पर वे सब बहुत सीमित क्षेत्र के राजा थे और दिल्ली का प्रभाव उन 
दिनों बहुत कम हो गया था । 
सुनहरी मस्जिद ( 1751 ई० ) 

अहमदशाह के काल में , जब मुगलिया सल्तनत का चिराग टिमटिमा रहा था , 
जावेदखां नामी एक मशहर और प्रभावशाली अमीर हुआ है । यह कुदसिया 
वेगम का , जो अहमदशाह की मां और मोहम्मदशाह की बीबी थी , सलाहकार था । 
उसने अहमदशाह के जमाने में बड़ा महत्व पाया । यह मस्जिद उसने 1751 ई० 
में लाल किले के दिल्ली दरवाजे के बाहर कोई सौ गज के फासले पर बनवाई थी । 
इसके गुंबद और मीनारों पर पीतल की चादरें चड़ी हुई है । इसीसे इसका नाम 
सुनहरी मस्जिद पड़ा । यह इस नाम की तीसरी मस्जिद है। दो का जिक्र ऊपर आ 


मस्जिद सिर से पैर तक संगवासी की बनी हुई है । दोनों मीनार भी उसी 
पत्थर के है । तीन गुंबद हैं । ये लकड़ी के बना कर, उनके ऊपर मोटी - मोटी 
चादरें चलाई गई थीं और चादरों पर सोने के पत्ते मढ़ दिए गए थे । बुजियां और 
कललियां भी इसी तरह सुनहरी हैं । इसी तरह अन्दर की दीवार पर भी 
पत्ते चढ़े हुए थे । वर्षा के कारण गुंबदों का काठ गल कर बुज टेढ़े पड़ गए थे । 
1852 ई० में बहादशाह सानी के हुक्म से ये बुज उतार कर पुख्ता ने गच्ची 
के बनवा दिए गए । बुजियां वैसी ही बनी हुई है । यद्यपि यह एक छोटी - सी मस्जिद 
है, पूर्व से पश्चिम तक 50 फुट और उत्तर से दक्षिण तक 15 फुट, मगर सुन्दरता में 
यह लाजवाब है । यह मगलिया काल की इमारतों का एक माखिरी नमूना है । 
तीन गुंबदों के इधर -उधर तीन खंड की दो मीनारे साठ - साठ फुट ऊंची बनी हुई है । 
जिन पर अष्टकोण सोने के कलस की बुजियां है । किसी जमाने में यह आबादी में 
होगी । अब तो यह अकेली सड़क के किनारे तिराहे पर खड़ी हैं । इसका दरवाजा 
पूर्व की ओर है । दरवाजे की महराब पर संगत्राशी का उम्दा काम बना हमा है । 
दरवाजे के बीच में नौ सीढ़िया है, जिन पर चढ़ कर मस्जिद के सहन में पहुंचते हैं । 
दालान के तीन हिस्से हैं । हर हिस्से पर गुंबद बना है, जिस पर सुनहरी कलस 
चड़ा है । सहन में पत्थर के चौने बिचे है । 
सफदरजंगा का मकबरा ( 1753 ई . ) 

अवल मंसुरखा , जिसको सफदरजंग के लकब से पुकारा जाता था , अवध 
के वायत्तराय सबादतअली खां का भतीजा और जानशीन था । पैदायश से वह 


मुगल काल की दिल्ली 


ईरानी था और अपने चचा के बुलाने पर, जिसकी लड़की से इसने शादी की , वह 
हिन्दुस्तान पाया था । जब नादिरशाह के हमले के बाद हिन्दुस्तान में शान्ति स्थापित 
हुई,मंसूरखां दिल्ली के दरबारियों में बारसूख बन गया और जब निजामुलमुल्क नै 
बादशाह अहमदशाह का बजीर बनने से इन्कार कर दिया , तो मंसूरखां को बतौर 
बनाया गया और सफदरजंग का खिताब दिया गया । बह हकूमत के मामलात में 
साधारण योग्यता का आदमी था , लेकिन जिन नालायकों ने वादशाह को उसे वजीर 
बनाने की सलाह दी थी , उनमें बह बुदिशाली माना जाता था । वायद वह मक्कारी 
कम जानता था , अपने बिषी निजामुलमुल्क के लड़के गाजीउद्दीन खा से तो बिलाशक 
वह उन्नीस साबित हमा । इसलिए मजबरन उसे दिल्ली में अपना सम्मान का स्थान 
छोड़ना पड़ा और मृत्य तक , जो 1753 ई० में हुई, वह साजिशों का शिकार बना 
रहा । उसे कुतुब के रास्ते में दिल्ली से कोई छ - सात मील मकबरा सफ़दरजंग 
में दान किया गया । यह मकबरा बहुत- सी बातों में हुमायू के मकबरे जैसा ही 
है और खयाल भी यही था कि हूबहू इसे वैसा ही बनाया जाए । यह एक बहुत बड़े 
बाग के द्वामियान में एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है,जिसके नीचे महाबदार 
कोठरियां हैं । इसका गुंबद संगमरमर का है, जिसके चारों ओर कोनों पर चार 
बुजियां है , लेकिन यह मकबरा शानो- शौकत में हुमायू के मकवरे से कम है । मिस्टर 
केन ने कहा है कि " यह मुगलों की इमारत बनाने की कला का अन्तिम प्रयत्न है " । 

यह मकबरा दिल्ली से कुतुब जाते हुए करीब छः मील पर सड़क के दाएं 
हाथ पड़ता है । बाग, जिसमें मकबरा बना हुआ है , करीब तीन सौ गज मुरब्बा 
है । मकबरे का दरवाजा बाग के पूर्व में है , जिसमें मकबरे की निगहबानी करने 
वालों के लिए कमरे बने हए हैं । महाते की तीन तरफ की दीवारों के बीच में दालान 
बने हुए हैं , जो दर्शकों के लिए आरामगाह का काम देते हैं । बाग के चारों कोनों 
पर पठपहलू बुर्ज बने हुए हैं, जिनके चारो तरफ दरवाजे को छोड़ कर लाल पत्थर 
की जालियां लगी हुई है । दरवाजे की पुश्त पर जरा उत्तर की तरफ तीन गुंबदों 
को एक मस्जिद है , जिसके तीन महराबदार दरवाजे हैं । ये पूरे लाल पत्थर के बने 


चबूतरा, जिस पर मकबरा बना हुआ है, बाग की सतह से 10 फुट ऊंचा 
है और 1 10 फुट मुरब्बा है । चबूतने के बीच में एक तहखाना है,जिसमें सफ़दरजंग 
की कब है । कब के ऊपर की इमारत 60 फुट मुरब्बा और नब्बे फुट ऊंची है । 
इसके दरमियान में 20 फुट मुरब्बा का एक कमरा है , जिसमें कला का खूबसूरत तावीज 
है । ताबीज संगमरमर का बना है । इसका पत्थर निहायत साफ और पच्चीकारी के 
काम से आरास्ता है । दरमियानी कमरे के गिदं आठ कमरे और हैं , जिनमें चार चौकोर 
और चार अपहलू हैं । गुंबद के अन्दर का फर्श और दीवारें रजारे तक संगमरमर 


दिल्ली की खोज 


की है । बीच के कमरे पर बो गुंबद है, वह अन्दर की ओर 40 फुट ऊंचा है । जिस 
तरह पहली मंजिल में कमरे हैं , उसी के जोड़ के कमरे ऊपर की मंजिल में भी हैं । 
मुंबद कोठीदार संगमरमर का है, जिसके कोनों पर संगमरमर की मीनारें है । गबद 
चारों ओर एक ही प्रकार के और एक ही तरह की सजावट के हैं , जिनमें संगमरमर 
की पट्टियां पड़ी हुई है । गुंबद के सामने एक पक्की संगवस्त की नहर अब भी मौजूद 
है, जिसके फच्चारे टूट गए है । 

यह मकबरा सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला नायब सल्तनत अवध ने मोहम्मदखा 
की निगरानी में तीन लाख रुपये की लागत से बनवाया था । मकबरे के पूर्व की 
तरफ के गुंबद पर एक कुतबा लिखा हुआ है । 

मकबरे का बाग अच्छी हालत में रखा हुआ है । इसका नाम मदरसा भी 
है । इसके पास ही वेलिंगडन हबाई अहा भी बन गया है । मकबरे के सामने से एक 
सीधी सड़क हुमायू के मकबरे को गई है । जब कुतुब की सैर करने वाले पैदल कुतुब 
की सड़क पर जाया करते थे , तो आराम के लिए यहां ठहर जाते थे । अब तो यहां 
सामने की तरफ खासी मच्छी बस्ती हो गई है । बहुत - सी कोठियां बन गई है । 
पुराने जमाने की एक पियाऊ का मकान सब भी सड़क के किनारे बना हुमा है । 
आलमगीर द्वितीय ( 1756- 59 ई० ) के समय की कोई यादगार नहीं है । 


आपा गंगाधर का शिवालय ( 1761 ई० ) 

यह शिवालय जलालउद्दीन के जमाने का लाल किले के नजदीक जैनियों के लाल 
मन्दिर से मिला हुआ चांदनी चौक के दक्षिण हाथ को बना हया है । दिल्ली पर जब 
मराठों का कब्जा था , उस वक्त यह बना था । इसे सिंधिया महाराज की मुलाजमत 
करने वाले एक मराठे ब्राह्मण आपा गंगाधर ने बनवाया था । दिल्ली वालों के 
लिए यह एक ही प्रतिष्ठित मन्दिर है । दिल्ली में यों तो हिन्द्रओं के सैकड़ों मन्दिर 
हैं , मगर कोई प्राचीन मन्दिर ऐसा नहीं है , जिसकी विशेषता रही हो , क्योंकि इस 
बाहर को जब शाहजहां ने बसाया तो उससे पहले के मन्दिरों का कोई जिन देखने 
में नहीं माता । यह मन्दिर गौरीशंकर के नाम से मशहर है । 

मन्दिर सड़क के किनारे पर है । मन्दिर एक मंजिल चढ़कर है । इसके दो दरवाजे 
है । सीढ़ियां चढ़ कर अन्दर जाते है । दक्षिण की ओर चार मन्दिर बने हुए है । 
बीच में एक बड़ा कमरा है,जिसके दो भाग है । अन्दर के हिस्से में गौरीशंकर का मंदिर 
है । एक चबूतरे पर , जो चार फुट ऊंचा है , सफेद पत्थर की शिव और पार्वती 
की मूर्तियां हैं । चबूतरे के सामने कमरे के बीच में शिलिग की पिडी, पार्वती, 
गणपत्ति , नन्दी तथा गरुड़ की मूर्तियां है । एक पाले में हनुमान जी की मूर्ति है । 
इस कमरे में तीन तरफ शीशेकारी का काम है । बाहर के हिस्से में दर्शनार्थी खड़े 


मुगल काल की दिल्ली 


205 


होते हैं । कमरे के तीन मोर दरवाजे है । सामने की और चौड़ा चबूतरा है, जिस 
पर सायबान पड़ा हुआ है । मन्दिर का और चबूतरे का फर्श संगमरमर या संगमूसा 
का है । इस मन्दिर को दाहिनी तरफ एक छोटा - सा मन्दिर राधाकृष्ण का बना हमा 
है । बाएं हाथ यमुना जी का मंदिर है और एक नया मंदिर सत्यनारायणजी का बना 
है । इस मंदिर की बड़ी मान्यता है । भक्त लोग इसमें कुछ न कुछ बनवाते रहते 
हैं । अपने- अपने नाम से संगमरमर की शिलाएं तो जगह- जगह लगाते ही रहते 
है । अब सड़क की तरफ एक कमरा गीता भवन का बन रहा है । दस्तकारी के 
लिहाज से इसमें कोई विशेषता नहीं है । श्रावण के दिनों में यहां बड़ी भीड़ रहती है । 
प्रबंध के लिए एक कमेटी बनी हुई है । 
लाल बंगला ( 1779 ई० ) 

जो इमारत बूल्जले रोड पर गोल्फ क्लब में खड़ी है, वह लाल बंगले के नाम से 
मबाहर है । यह पता नहीं चलता कि इसे किसने और किस लिए बनवाया था । मगर 
शाह मालम बादशाह की माता लाल कंवर का जब देहान्त हुना, तो उन्हें इस इमारत के 
एक गुंबद में दफन किया गया, तब ही से यह लाल बंगला कहलाने लगा । इसके बाद 
उनकी बेटी बेगम जान का देहान्त हुमा तो उसे इस इमारत के दूसरे गुंबद में दफन 
किया गया । फिर तो तैमूरिया खानदान की बहुत- सी को इस इमारत में बनीं । 

चुनांचे मिरजा सुल्तान परबेज , मिरजा दाराबरून , मिरजा दाऊद, नवाब 
फतहाबादी, मिरजा बुलाकी और बहादुरशाह के कितने ही कुटुम्बी यहां दफन 
किए गए । 

दोनों गुंबद लाल पत्थर के बने हुए हैं, जिनके चारों ओर चारदीवारी है । 
महाते की लम्बाई 177 फुट और चौड़ाई 160 फुट है , दीवार करीब 9 फुट 
बुलन्द है । बंगले का दरवाजा अहाते के उत्तर पूर्वी कोने में है और उसके आगे एक 
घोषस बना हुमा है । दोनों गुंबद दरवाजे के पास है । पहला शाह आलम की माता 
का है, जो लाल पत्थर के 521 फुट मुरब्बा और एक फुट ऊचे चबूतरे पर बना हुआ 
है । यह गंबद 30 फुट मुरब्बा है , जिसके चारों कोनों पर एक - एक कोठरी छ:- छः फूट 
मरच्चा है । इन कोटड़ियों के बीच में सयदरिया है , जो दो संगीन और दो दीवार 
दोज स्तूनों पर कायम है । इमारत का बीच का कमरा 12 फुट मुरब्बा है । इस कमरे 
में तीन कारें हैं और एक पश्चिमी कमरे में हैं । 
नजफखां का मकबरा ( 1781 ई० ) 

नादिरशाह के हमले के बाद ( 1739ई० ) मुगलिया खानदान की बुनियाद 
ऐसी हिल गई कि कोई इन्सानी ताकत उसे बहाल नहीं कर सकती थी । 
ले- दे-के नजफखां ही एक ऐसा व्यक्ति रह गया था , जिससे कुछ माशा बंधी हुई थी । 
उसके मरने से वह उम्मीद भी खत्म हो गई । इसमें शक नहीं कि मुगल 


206 


दिल्ली की खोज 


राज्य के अन्तिम दिनों में जो नाम नजफखां ने पैदा किया, वह किसी को 
नसीब न हुआ । यह बड़ा योग्य व्यक्ति था । पैदायश से वह ईरानी था और 
खानदान का संसद था । मिस्टर केन ने अपनी किताब मुगल एम्पायर में लिखा 
है कि राज्य के तमाम काम और ताकत उसके हाथ में थी , जिसको उसके गणों 
और बुद्धिमत्ता ने संभाल रखा था । वह नायाब बीर था और फौज का कमांडर 
इन - चीफ भी । तमाम राजस्व का प्रबंध उसके नीचे था और मालगजारी बसूल 
करना , दाखिल- खारिज सब उसके अधीन था । इसके अलावा जिला अलवर 
और कुछ हिस्सा ऊपरी दोभाबे का भी उसके सुपुर्द था । उसकी मृत्यु 1782 में 
हुई बताई जाती है, मगर कन्न पर 1781 ई०लिखा हुआ है । 

सफदरजंग के मकबरे से थोड़ा आगे बढ़ कर कुतुब रोड के बाएं हाथ की तरफ 
अलीगंज की बस्ती में नजफलां का मकबरा हैं । यह नब्बे फुट मुरब्बा है और 
दो फुट ऊंचे चबूतरे पर लाल पत्थर का बना हुआ है । इमारत की छत 
दस फुट ऊंची है, जिस पर एक अठपहलू गुंबद 12 फुट व्यास के चारों कोनों पर 
बने हुए हैं । बत सपाट है और कब अन्दर तहखाने में बनी हुई है । नजफखां की 
का के दाएं हाथ उसकी लड़की फातमा की का है । दोनों के ताबीज संगमरमर के 
है, जो दो फुट ऊंचे, नौ फुट लम्बे और पाठ फट चौड़े है । सिरहाने की तरफ जो 
संगमरमर के पत्थर लगे हैं , उन पर खुतचेलिखे हैं । 

नजफखां की मृत्यु के पच्चीस वर्ष के अन्दर हो तथाकथित दिल्ली 
की बादशाहत हिन्दुस्तान में कायमशुदा अंग्रेजों की सल्तनत में मिल पाई और 
उसकी खुद मुखतारी का टिमटिमाता हुआ दीपक भी बुझ गया । जनरल 
लेक, जिसने दिल्ली के बादशाह को सिधिया के चंगुल से निकाला था और फांस वालों 
के अपमान से बचाया था , उसे राजधानी में ब्रिटिश हकमत का पेंशनबार बना 
कर छोड़ गया और दिल्ली को फतह करने के तेरह दिन बाद 24 सितम्बर, 1803 
को करनल माक्टर लोनी को दिल्ली का दीवानी और फोजी हाकिम नियुक्त 
किया गया । इस प्रकार मौरंगजेब को मृत्यू को सौ वर्ष भी होने न पाए ये कि 
मुगलिया सल्तनत का इस जल्दी से खात्मा हो गया , जिसका कोई अनुमान 
भी नहीं कर सकता था । 
शाह आलम सानी की कला ( 1806 ई० ) 

शाह पालम को महरौली में कुतुब साहब की दरगाह में दफनाया गया था । 
मोती मस्जिद के पास शाह पालम बहादुर जिस अहाते में दफन है, इसी में 
इसको भी 1806 ई० में दफन किया गया । इस के दाहिनी तरफ इसके बेटे 
अकबर सानी की का है । इसकी कन छः फुट लम्बी 1- 11 फुट चौड़ी और 


मुगल काल की दिल्ली 


207 


1- 11 फुट ऊंची है । मकबरा संगमरमर का बना हया है और कल भी 
संगमरमर की ही है । कन के सिरहाने एक खुतबा लिखा हुआ है और कत्र के 
ताबीज पर कुरान की आयतें दर्ज है । इसकी का और अकबर शाह सानी की कन्न 
के बीच में बहादुरशाह की कान के लिए , जो मगलिया खानदान के आखिरी बादशाह 
बे, जगह छटी हुई थी , लेकिन 1857 ई० के गदर के हालात के परिणामस्वरूप 
बादशाह गद्दी से उतार कर रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई और 
उसे दफन किया गया । 

इस प्रकार शाहजहां के काल से, जब कि मौजूदा दिल्ली भाबाद हुई, और 
शाह आलम के जमाने तक , जब कि दिल्ली अंग्रेजों के हाथों में चली गई, हालात 
देखने से पता चलता है कि शाहजहां तो औरंगजेब द्वारा कंदकिए जाने तक दिल्ली 
में ही रहता रहा । औरंगजेब अपनी सल्तनत के शुरू काल में दिल्ली में रहा । 
उसके दरबार में दो विदेशी बरनियर और टेवनियर पाए जिन्होंने दिल्ती का 
हाल लिखा है और उसी जमाने में अर्थात् 1666 ई० के करीब शिवाजी दिल्ली 
आए जो मुगल सल्तनत के सही बर्बाद करने वाले कहे जा सकते हैं । चांदनी 
चौक ने यदि कोई सब से बढ़कर दर्दनाक और शोकप्रद दृश्य देखा है, तो दारा 
शिकोह की गिरफ्तारी के बाद उसकी नुमाइश का , और उससे भी बड़कर उसके 
शव के दर्दनाक प्रदर्शन का । 
अकबरशाह सानी ( 1806- 1837 ई . ) 

- स्वाजा साहब की दरगाह में मोती मस्जिद के पास अकबरशाह सानी को 
अपने बाप शाह आलम बहादर की कन के पास दफन किया गया । इसकी कन्न 
का ताबीज़ संगमसा का है । यह तावीज़ पहले कासममली हरली की कल का था , 
जिसके पांवों की तरफ ख्वाजा कासममली खुदा हुआ था । उसे छोल दिया गया । 
कब 5 फुट लम्बी , 1 फुट 7 इंच चौड़ी और पांच इंच ऊंचाई में है । तावीज पर 
कुरान की चंद यायतें तथा दोख सादी का एक शेर लिया हया है । 

लाल किले के सामने से एक पैदल का रास्ता उत्तर की तरफ यमुना को चला 
गया है । पहले यह गाड़ी का रास्ता था । पुराने जमाने में यमुना स्नान के लिए शहर 
से लोग इसी रास्ते से आया करते थे । बाहर के मुरदे भी इधर ही से जाया करते है । 
यह रास्ता उस नहर के नीचे से होकर गाया है , जो किले में जाती थी । वहां सड़क पर 
दरवाजा बना हुआ है । इस मोर दाएं -बाएं कई मन्दिर , बागीचियाँ और धर्मशालाएँ 
थीं । इनमें माधोदास की बागीची खास कर बहत प्राचीन है । यह मन्दिर 
कोई दो सौ बरस पुराना कहा जाता है । इस मन्दिर में चरन है । कहा 

ता है कि अकबर शाह सानी एक बार माधोदास के पास पाया और देखा 
कि बहुत- सी चक्कियां स्वयं चल रही है । बादशाह को यह करामात देख कर बहुत 


208 


दिल्ली की खोज 


आश्चर्य हुआ और उसने महात्मा जी को कुछ देना चाहा, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं 
किया । मन्दिर में बागीची तो नहीं है, मगर कई मन्दिर बने हुए हैं । कई सौड़ियां 
चढ़ कर मन्दिर में दाखिल होते हैं , जिसकी चारदीबारी है और एक दरवाजा पुस्त 
की तरफ है । सहन में कई मन्दिर है । एक रामजी का मन्दिर है, जिसमें लक्ष्मण और 
सीताजी की मूतियां भी हैं । रामजी की मूति काले पत्थर की और दूसरी दो संगमरमर 
की हैं । रामजी के मन्दिर के सामने रामेश्वर महादेव का मन्दिर है, जिसमें पार्वती 
और नन्दी की मतियों के अलावा शिलिग की पिण्डी भी है । महन्त माधोदास की 
गद्दी है, जिसमें बलराम और रेवती की मूर्तियां है । बलराम की मूर्ति बहुत सुन्दर बनी 
हई है । चौथा मन्दिर यमुना का है, फिर सत्यनारायण और गंगा का मन्दिर है । 


सेंट जेम्स का गिरजा ( 1826- 36 ई० ) 

इसे जेम्स स्किनर ने 1826- 36 ई० में बनवाया था । यह शख्स पहले महाराजा 
वालियर की मताजमत में था । जब महाराजा बालियर अंग्रेजों से लड़ने को तैयार 
हुए तो इसने उनकी नौकरी छोड़ दी और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मुलाजमत कर 
ली । गिरजा 1826 से 1836 तक दस वर्ष में नब्बे हजार की लागत से बन कर तैयार 
हुमा । इमारत बहुत सुन्दर बनी हुई है । गुम्बद कमरखी है । उस पर सुनहरी सलीज 
लगी है । कमरों में संगमरमर का फर्श है । गदर में गोलाबारी से गुम्बद को नुक्सान 
पहुंचा था और वह गिर गया था । 1865 में उसे दुरस्त करवाया गया । पादर म 
गिरणा पर एक तांबे का गोला लगा हुआ था , जो 1883 ई० में उतार कर नीचे रख 
दिया गाया । इसमें 79 सूराख गोलियों के हैं और सलीब में चौदह है । यह एक 
चबूतरे पर रखा हुआ है । 

गिरजा के सहन में कमिश्नर फेजर की कल है, जो 1 835 ई० में कतल हुना 
था । यह कब संगमरमर की है, जिस पर वो शेर बैठे हैं और लोहे का कटघरा चारों ओर 
लगा है ।फेजर को कब से मिली हुई पीचे की सड़क पर एक चबूतरे पर गदर में कतल 
किए गए अन्य व्यक्तियों को यादगार है । गिरजे के उत्तर-पूर्वी कोने में मटकाफ की 
सन्न है । यह बादर के जमाने में मजिस्ट्रेट था । इसी ने मटकाफ़ हाऊत बनवाया था । 
इसके अतिरिक्त स्किनर खानदान बालों की कई कने इस गिरजे को सहन में बनी हुई 


गिरजे के पीछे फसील के साथ के मकान सवा डेढ़ सी बरस के बने हुए है । 
फचहरी के साथ चाला मकान 1845 ई० में स्मिथ का मकान कहलाता था । इसमें 
डिस्टिक्ट बोर्ड का दफ्तर था । इस मकान में काई ताहसाने हैं । सेंट जेम्स के बुर्ज के पास 
दिल्ली गजट की इमारत थी ,जिसमें दिल्ली गजट प्रखबार उपता था । यहीं से इण्डियन 
पंच भी निकला था । इस मकान के सामने जो खुला या मैदान था , वह रेजिडेंसी 


मगल काल की दिल्ली 


209 


का नाग था । बाद में यहां गवर्नमेंट कालेज और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल बना । 
पव पोलीटंचनीक स्कूल है । कश्मीरी दरवाजे से मिला हुआनिकलसन रोड के साथ जो 
मकान है, उसमें बंगाल बैंक हुमा करता था । यहां सेंट स्टीफेन कालेज था और उसके 
पीछे अहमदपली खां का मकान था । 

गिरजे से आगे बढ़ें तो बाएं हाथ को , फिर एक सड़क पाती है । यह चौराहा 
है । बीच में एक छोटा पार्क है । सड़क के बाएं हाथ स्टीफेन कालेज का बोडिग हाउस 
था और दाहिने हाथ कालेज की इमारत । पहले जो कालेज था , उसकीइमारत 1877 
में तोड़ दी गई थी । यह कालेज 1890 ई० में कायम हुआ । पहले अलनट पादरी ने 
इसे बनवाया । फिर सी० एफ० ऐन्ड ज साहव रहे , फिर कद्रा साहब प्रिसिपल रहे । 
इस कालेज की दाएं हाथ की दो मंजिला इमारत में जो सड़क के साथ हैं , गदा साहब 
रहा करते थे । उस जमाने में 1915 से 1921 तक ऊपर के कमरे में रखा साहब के 
साथ महात्मा गांधी ठहरते रहे । अब यह कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय में चला 
गया है । यहाँ पोलीटेक्नीक स्कूल है । 


मोहम्मद बहादुरशाह सानी ( 1837- 1857 ई. ) 

बहादुरशाह मुगल खानदान के आखिरी बादशाह थे । इन्हीं के जमा 
में 1857 ई० का गदर हुया, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुए और इन्हें रंगून में 
भेज दिया गया, जहां इनको मृत्यु हुई और वहीं ये दफन किए गए । ये उसी वर्ष 
( 1837 ई . ) तख्त पर बैठे, जिस वर्ष लंबन की मलिका विक्टोरिया वहां के 
तख्त पर बैठी थीं । ये तो नाम के ही बादशाह थे , बाकी हुकूमत अंग्रेजों की थी । 
वर्ष में दो मास ये महरौली में स्वाजा साहब की दरगाह के पास जाकर रहा करते थे , 
जहां इनका महल था । अब तो वह सब खंडहर बन गया है । उसका सदर 
दरवाजा अभी मौजूद है, जो बहुत बुलंद है और लाल पत्थर का बना हुमा हैं । इनके 
गुरु मौलाना मोहमद फखरुद्दीन बे, जिनका संगमरमर का मजार स्वाजा साहब की 
दरगाह में बना हुआ है । जब ये जलावतन किए गए और रंगून भेजे गए तो जाते 
वक्त उन्होंने अपनी बेकसी को यो बयान किया था - 

न किसी की भांख का नूरहूँ, न किसी के दिल का करार हूं 
जो किसी के काम न आ सके , वह में एक मुश्ते गुबारहूं । 
मैं नहीं है नगमाए जा फिक्षा, मेरी सुन के कोई करेगा गया 
में बड़े वियोगी की हूं सदा , और बड़े दुखी की पुकार हूं । 
न किसी का हूँ मैं दिलल्या, न किसी के दिल में बसा हमा 
में जमीं की पीठ का बोझ हूं, और फालक के दिल का गुबार हूं । 


210 


दिल्ली की खोज 


मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया , मेरा रूप - रंग बिगड़ गया 
जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूं । 
पै फातिहा कोई आए क्यों , कोई शमां ला के जलाए क्यों 
कोई चार फूल चढ़ाए क्यों , मैं तो वेकसी का मजार हूँ । 
न अख्तर मैं अपना हबीब हूं , न अख्तरों का रकीब हूँ 
जो बिगड़ गया वह नसीब हूं , जो उजड़ गया वह दयान हूं । 


माधोदास को बागीची 

बहादुरशाह के काल की सबसे बड़ी यादगार तो 1857 का बादर है जिसने 
हिन्दुस्तान की सल्तनत का तस्ता ही पलट दिया था । बरना उस जमाने की इंट 
पत्थर की कोई बास यादगार नहीं है । अलबत्ता मुगल काल के चंद हिन्दू और जैन 
मन्दिर अवश्य है जिनका सही काल अनुमान से ही किया गया है । उन्न में से कुछ 
एक का वर्णन यहाँ दिया जाता है । 


झंडेवाली देवी का मन्दिर 

मौजूदा देशबन्ध रोड को चढ़ाई चढ़ कर बाएं हाथ की सड़क जाकर यह मन्दिर 
आता है । यह मन्दिर एक प्राचीन देवी का मन्दिर है, जिसे अंडेवाला मन्दिर कह 
कर पुकारते है । यह झंडेवाली पहाड़ी पर बना हुआ है । चारदीवारी के अन्दर प्रवेमा 
करके एक बागीचा है,जिसमें कई मकान बने हुए हैं । बाएं हाथ एक बहुत पुराना कुआं 
है , जिसका ठंडा पानी मबाहर है । सीढ़ियां चढ़ कर एक पक्का चबूतरा बना है, जिस 
पर बीच में देवी का मन्दिर है । मन्दिर अठपहल है । देवी की मूर्ति संगमरगर की है। 
जो चबूतरे पर बैठी है । चबूतरे की चार सीढ़ियां हैं । मन्दिर के आगे एक दालान बना 
हमा है । मन्दिर की परिक्रमा भी है । मन्दिर डेढ़ सौ वर्ष पुराना बताया जाता है । 


मन्दिर के साथ कई धर्मशालाएं बनी हुई है । एक हनुमान का मन्दिर भी है । 
इस देवी की मान्यता बहत है । बहुत से दर्शनार्थी रोज ही यहां आते है , खासकर 
अष्टमी के दिन तो बासी भीड़ हो जाती है । उसमें भी नौरात्रों में और भी अधिक 
इस इलाके का नाम मोतिया खान भी है । पुराने जमाने में यहां पहले दो मेले हुआ 
करते थे - पाडी पणिमा के दिन पवन परीक्षा का मेला, बरसात कसी होगी , 
इसकी खास परीक्षा की जाती थी । दुसरा मेला होता चा श्रावण शुक्ला तीज को , जो 
तीजों का मेला कहलाता था । यह लड़कियों का मेला था । यहां झले डालकर 
लड़कियां झला करती थीं । पाकिस्तान बनने के बाद यहां पर मेले होने बन्द हो 
गए । अब ये मेले रामलीला के मैदान में होने लगे है । 


मुगल काल की दिल्ली 


चंद्रगुप्त का मंदिर 

चंद्रगुप्त रोड पर एक अहाते में यह चंद्रगुप्त का एक पुराना मन्दिर है । 
द्वार से प्रवेश करके सहन है । बीच में दालान बना है । उसमें पाले में चंद्रगुप्त की 
मूर्ति रखी हैं । कायस्थों में इसकी मान्यता अधिक है । 

घंटेश्वर महादेवः - कटड़ा नील में घटेश्वर महादेव जी का मठ एक मन्दिर 
है जो काफी पुराना है । इस में महादेवजी की पिण्डी है । 

राजा उगार सेन की बावली: हेली रोड की एक गली में यह बावली पठान 
काल की बताई जाती है । यह कब बनी, इसका सही पता नहीं है, मगर अनुमान है कि 
सिकंदर लोदी के जमाने में यह बनी थी । कुछ लोग इसे हजार वर्ष पहले की बनी 
बताते हैं । अब तो यह पुराने खंडहरात में शुमार है । 

बाबली सारे के पत्थर की बनी हुई है । करीब दस गज चौड़ी और पचास 
गज़ लम्बी होगी । इस को कोई पचास सीढ़ियां है । सामने की और पुख्ता कुआं है । 
पानी इसका आजकल हरा है । इसमें लोग तैरना सीखने जाते है । राजा उजगर सेन 
ने इसे बनवाया , बताते हैं । बावली के ऊपर एक चबूतरा और बैठक भी बनी हुई है । 

विष्णु पदः - तीमारपुर में जो चन्द्राबल की पहाड़ी है, उसमें मेगजीन रोड 
की तरफ एक स्थान पर चरन चिह्न बने हुए है । कुतुब की लाट के पास जो लोहे 
की कीली है, उस पर खुदे हुए लेख में जिस विष्णु पद पहाड़ी का जिक्र है, कि यह 
लौह-स्तम्भ उस पर लगा हुआ था , कहते हैं यह स्थान बहीं है । इस पहाड़ी का नाम 
विष्णु पद था । इसको 1600 वर्ष हो चुके हैं । 

दिल्ली में गदर से पहले के कितने ही जैन मन्दिर भी मौजूद हैं , जिनमें से कई 
तो अच्छे मशहूर है । 

दिगम्बर जैन मन्दिर, दिल्ली गेट : - यह एक गली में स्थित है । इसे लाल 
मन्दिर भी कहते हैं । इसमें सबसे प्राचीन मूर्ति 1773 की बताई जाती है । मन्दिर 
में चित्रकारी की हुई है । कहा जाता है कि किले के पास वाले लाल मन्दिर के बन 
जाने के बाद जैन समाज में कुछ मतभेद हो गया था , इस कारणं इस मन्दिर की स्थापना 
हुई । मन्दिर की इमारत पक्की है । 

श्वेताम्बर जैन मन्दिर, नौ घरा: - यह मन्दिर किनारी बाजार, मुहल्ला नौघरा 
में स्थित है । इसे शाहजहां के काल का बना हुया बताते हैं । श्वेताम्बरों का यह सबसे 
प्राचीन मन्दिर माना जाता है । इसका पुननिर्माण सन् 1709 में हुआ था । प्रतिमा 
सुमति नाथ जी की है । भवन में स्वर्ण चित्रकारी का काम है । 


212 


दिल्ली को खोज 


महावीर दिगम्बर जैन मन्दिर: - यह नई सड़क से जाकर वैद्यबाड़े में स्थित 
है । इसका निर्माण 1741 में हुआ बताते हैं । मंदिर में लगभग 200 - 250 
मूर्तियां हैं । मन्दिर के शास्त्र भंडार में कई हस्तलिखित ग्रंथ है । 

जैन पंचायती मन्दिरः — यह गली मस्जिद खजूर में स्थित है । इसका निर्माण 
मोहम्मद शाह द्वितीय के सैनिक माज्ञामल ने 1743 में करवाया , बताया जाता है । 
यह पांडेजी का मन्दिर भी कहलाता है । इसमें पारसनाथ जी की श्यामवर्ण मूति 
है, जो 4 फुट 6 इंच ऊंची और तीन फूट पांच इंच चौड़ी है । कई रत्न प्रतिमाएं भी हैं । 
सबसे प्राचीन मूर्ति सन् 1346 की और अन्य दस-बारह मुत्तियां 1491 की 
कही जाती है । 


मन्दिर में करीब 3, 000 अप्राप्य हस्तलिखित शास्त्रों का तथा अन्य मुद्रित 
ग्रंथों का संग्रह है । 

जन नया मन्दिर धर्मपुराः - इसे राजा हरसुखराय जी ने , जो शाही खजांची 
थे और भरतपुर महाराज के दरबारी थे, सन् 1800 में आठ लाख की लागत से 
बनवाया था । यह सात वर्ष में बन कर पूरा हुमा । मन्दिर में आदि नाथ जी की सन् 
1607 की मूति है । 

मन्दिर की वेदी मकराना के संगमरमर की बनी है, जिसमें सच्चे बहुमूल्य 
पाषाण की पच्चीकारी का और बेल -बूटों का काम बड़ी कारीगरी का बना हमा है । 
जिस कमल पर प्रतिमा विराजमान है, उसकी लागत दस हजार बताई जाती है और 
मन्दिर की लागत सवा लाख बताई जाती है । यहां के पच्चीकारी के काम को कितने 

बाहर वाले भी देखने आते है । शास्त्र भंडार में लगभग 1800 हस्तलिखित ग्रंथ 


जैन बड़ा मच्चिर कूचा सेठः - इस मन्दिर का निर्माण सन् 1828 से 1834 
में हुआ बताते हैं । मूर्ति भगवान ऋषभदेव की है । मूर्ति की प्रतिष्ठा सन् 1194 
की मानी जाती है । मन्दिर की इमारत पक्की बनी हुई है । सीढ़ियां चढ़ कर 
मन्दिर में प्रवेश होता है । शास्त्र भंडार में 1400 हस्तलिखित ग्रंथ है । 

इन मन्दिरों के अतिरिक्त जैनियों के दसियों अन्य मन्दिर , चैत्यालय, स्थानक 
आदि तीर्थ स्थान दिल्ली में स्थित है ,जिनमें से कई काफी प्राचीन है । 
जैन पार्श्व मन्दिर : 

इरविन रोड से जो अन्दर की ओर जैन मन्दिर रोड गई है, यह मन्दिर उसी 
सड़क पर योड़ा अन्दर जाकर पड़ता है । यह इलाका भी जयसिंह पुरा ही कहलाता 
था । यह खंडेलबाग्ल अषवा बड़े मन्दिर के नाम से मशहूर है । 


मगल काल की दिल्ली 


213 


इस मन्दिर की सही निर्माण तिथि का तो पता चल नहीं पाता मगर रिवायत 
है कि यह पाच नाव मन्दिर है, जहां सन् 1659 ई० में अजित पुराण की रचना 
की थी और जिसकी अन्तिम प्रशस्ति में इस मन्दिर का भी उल्लेख है । यह भी 
कहा जाता है कि इसी मन्दिर में सांगानेर निवासी श्री खुशहाल चंद जी काला 
ने स्थानीय श्री गोकुलचंद जी ज्ञानी के उपदेश से सन् 1723 से 1743 तक हरिवंश 
पुराण आदि अनेक ग्रंथों की रचना की थी । अनुमान है कि यह स्थान औरंगजेब के 
समय के पूर्व निर्मित हया था । 

मन्दिर में प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की है , जो भट्टारक जिनचंद्र द्वारा 
प्रतिष्ठित की गई है । इसके अतिरिक्त अन्य भी कई प्राचीन मूर्तियां यहां प्रतिष्ठित 
है । मन्दिर बहुत बड़ा है । महाते में कुछ मकान रिहायशी बने हुए है । प्रवेश द्वार 
पत्यार का बना हुआ है । अन्दर जाकर बड़ा चौक है । उसके चारों ओर दालान 
है । उनमें से दो में मन्दिर है । 
अग्रवाल विगम्बर जैन मन्दिर 

यह मन्दिर पार्च मन्दिर से लगा हुआ है और छोटे मन्दिर के नाम से पुकारा 
जाता है । इसका निर्माण राजा हरसुखराय के सुपुत्र राजा सगुनचन्द्र ने 1807 
में करवाया था । मन्दिर में मूर्ति अष्टम तीर्थकर भगवान चंद्रप्रभु की है । मन्दिर 
में स्वर्ण चित्रकारी बहुत सुन्दर की हुई है । इस मन्दिर में लगभग एक हजार मुद्रित 
ग्रंथों का जैन शास्त्र भंडार है । 
जैन निशी मन्दिर 
___ यह हाडिग रोड पर स्थित है । यह निशी अथवा नशियांजी के नाम से प्रसिद्ध 
है । इसका निर्माण भी मुगल काल में हुआ । इसके चारों और परकोटा है और चार 
कोनों पर गुम्बद हैं । पश्चिमी दीवार से लगा गुम्बदरूप मन्दिर है, जिसके तीन 
भाग है । मध्य भाग में एक पक्की बेदी बनी हुई है, जिसमें प्रतिमा बिराजी 
जाती है । पूर्वकाल में अबवाल मन्दिर से मूर्ति लाकर वर्ष में तीन बार यहां स्थापित 
की जाती थी । 
बाबा बाड़ी 
यह कुतुब साहब में अशोक बिहार के नजदीक सड़क से अन्दर जाकर जैनियों का 
तीर्य है । यहां पाठ सौ वर्ष हुए , सन् 1166 में श्री जिनचंद्र सूरी का , जो जैनियों 
के गरु थे, अचिन संस्कार हुआ था । एक बहुत बड़ी बागीची में उनका मंदिर है । 
और भी कई मन्दिर, धर्मशाला, कुआं आदि स्थान है । 

पंचकुई मार्ग होकर झंडे बाले जाते हुए पुराने जमाने के चंद 
अन्य हिन्दू मन्दिर देखने को मिलते हैं , जिनकी नई दिल्ली के बनने से शक्ल बदल 


214 


दिल्ली की खोज 


बगाई हैं । पंचकुई रोड पर पहले पांच कुएं हा करते थे । अब भी वहाँ कम्युनिटी 
हाल के पास एक बागीची है और एक पुराना मन्दिर है । सिंघाड़े पर मरघट के पास 
पहाड़ी पर भरों का एक मन्दिर है, जो काल भैरों का मन्दिर कहलाता है और 52 
भैरों में से है । और भी कई मन्दिर इधर -उधर देखने को प्राते हैं । इनमें से एक 
मन्दिर सती केला का है । कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के काल में एक राजपूत यहाँ 
लड़ाई में मारा गया था , उसकी पत्नी ढाला सती हुई थी । 
बिल्ली की बर्बादी : 1857 ई०- फा गवद : 

अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वाधीनता की पहली लड़ाई ,जिसे अंग्रेजों ने बगावत 
और गदर कह कर मशहूर किया, दस मई 1857 ई० के दिन मेरठ से शुरू हुई । इसका 
लम्बा इतिहास है . जो अनेक लेखकों ने प्रायः मंगेजों कोसा करने के लिए लिखा है , 
मगर सही हालात अब लिखे जा रहे हैं । इसके कारण अनेक बताए जाते हैं, मगर यह 
बास्तविकता है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने जमाने में हिन्दुस्थान में बसने वालों 
के साथ जो - जो जल्म किए उनका परिणाम यदि गदर हमा तो कछ भी माश्चर्य की 
बात न थी । दिल्ली में जो घटनाएं घटी , वे संक्षेप में इस प्रकार है 

10 मई के दिन मेरठ में फोज के सिपाहियों ने बगावत की और अपने अफसरों 
को मार डाला और वहां से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए । चुपके - चपके सब तैयारियां 
पहले से ही हो चुकी थी । 11 मई मकर की गई थी , गदर एक दिन पहले शुरू हुना । 
बगावत मार होने का कारण यह बताया गया कि पचास सिपाहियों को इस बात पर 
सजाएं दी गई थीं कि उन्होंने परेड के वक्त कारतूस मुंह से काटने से इन्कार कर 
दिया था ; क्योंकि उनको पता चला था कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी 
लगाई गई थी , यह बात आग की तरह चारों ओर फैल गई कि चर्बी उनका ईमान खोने 
और जात बिगाड़ने को जानबूझ कर मिलाई गई थी । इस बात से फौजी एकदम 
भड़क उठे और खुल्लमखुल्ला गदर मच गया । दिल्ली के चारों और ऊधम मच 
गया और शहर पर बागियों का कब्जा हो गया । 11 मई की सुबह तक दिल्ली में 
कोई गैर-मामूली घटना नहीं घटी, न किसी प्रकार का भय था । गर्मी के दिन थे । 
कारोबार हस्बमामूल जारी था । यकायक यह खबर फैली कि बागी मेरठ से पान 
पहुंचेहैं और उन्होंने यमुना का किश्ती का पुल तोड़ दिया है तथा चुगी को चौकी जला दी 
है । उनको रोकने के लिए कलकत्ती दरवाजा बन्द कर दिया गया है । मटकाफ़ , जो उस 
वक्त मजिस्ट्रेट था , छावनी की तरफ, जो पहाड़ी के पीछे थी , इमदाद के लिए दौड़ा 
मगर गोरों की फौज यहाँ यी ही नहीं । ब्रिगेडियर प्रेविज ने दो तोप और एक इंफट्री 
बलवा रोकने को भेजी । जितने सिविल अफसर थे, उन्होंने बलबाइयों को शान्त 
करने का प्रयत्न किया । बागी राजघाट के रास्ते शहर में पहले ही दाखिल हो चुके 
थे । उन पर समझाने-बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे इन पर टूट पड़े और 


मुगल काल की दिल्ली 


215 


यह पार्टी किले के लाहौरी दरवाजे की तरफ भागी । मटकाफ़ तो बच कर निकल 
गया , बाकी तीन जख्मी हुए और किले में ले जाकर उनका काम तमाम कर दिया गया । 
अब बागी सिपाही मकानों में घुस गए और पादरी जनिग तथा उसकी लड़की को एक 
पोर महिला सहित कत्ल कर दिया । उधर कश्मीरी दरवाजे पर जो अंग्रेज थे , उनको 
बागियों ने खत्म कर दिया और जो हिन्दुस्तानी सिपाही ये वह बागियों के साथ आ 
मिले । इस वक्त सुबह के नौ बजे थे । चार बजे तक छावनी और सिविल लाइन में 
कुछ गड़बड़ी न थी । छोटी - मोटी टुकड़ियां फौज की कश्मीरी दरवाजे से लेकर छावनी 
तक मा - जा रही थीं । शहर में बलवे को रोकने का कोई प्रबंध नहीं था । जो अंग्रेज 
दरियागंज में रहते थे , वे सब मारे गए । जो पकड़ लिए गए थे , वे भी पांचवें दिन 
किले के नक्कारखाने के सहन में एक छोटे से हौज के पास एक वृक्ष के नीचे समाप्त 
कर दिए गए । बारुदखाने का इंचार्ज बलीबी था । उसके पास थोड़े मादमी थे । 
उसका खयाल था कि मेरठ से मदद आ जाएगी , लेकिन यदि न आ सकी और बास्द 
साना बलवाइयों के हाथ पड़ गया तो बड़ी हानि होगी । उधर बलवाई भी मेरठ से 
मदद मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे । इतने में खबर लगी की मेरठ से अंग्रेजों की 
मदद को कोई नहीं पा रहा । इस खबर के मिलते ही बलवाइयों के हौसले बढ़ गए 
और वे एकदम टूट पड़े । अब बारुदखाने बालों को बचने की कोई आशा न रही 
और उन्होंने उसमें आग लगा दी । बड़े पडाके के साथ बारुदखाना उड़ गया और 
साथ ही रक्षक अंग्रेज भी । बाहर हिल गया । लोगों के दिल हिल गए । बलवाइयों 
ने यह देख कर छावनी का रुख किया । कारमीरी दरवाजे की तरफ अग्रेज अधिक रहते 
थे । उन पर गोलियां बरसने लगीं । बलवाई यदि कचहरी के खजाने को लूटने में 
न लग जाते तो सब अंग्रेजों को साफ कर दिया होता । अंग्रेज बड़ी बेताबी से मेरठ 
की तरफ मदद की आशा में आँखें लगाए बैठे थे । उधर बाहर में तिलंगों ने लूट मचा 
दी और वहां जो अंग्रेज मिला उसे काट गिराया । सारे बंगलों को फूक दिया । 
मटकाफ हाउस भी भाग की नजर हुमा । मम्बाले का तार खुला था , उसके जरिए 
यहां के हालात उपर भेजे गए । शिमले तक तार न था । एक आदमी तार लेकर 
कमाण्डर-इन- चीफ के पास शिमले गया । तार देख कर वह चौक पड़ा, मगर मामले की 
गम्भीरता पर उसका ध्यान नहीं गया । वह मेरठ पर भरोसा किए बैठा रहा । 
जब वहां से पूरे समाचार आए तब वह चेता और उसने पंजाब से फोजें 
दिल्ली की तरफ रवाना करनी शुरू की । उधर मेरठ से भी लवकर रवाना 
हुआ और गाजीउद्दीन नगर पहुंचा, जो अब गाजियाबाद कहलाता है । 
गाजियाबाद में 30 मई को बागियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें उनको काफी हानि 
पहुंची । 4 जून को अंग्रेजी फौज ने अम्बाले के लश्कर से मिलने की गर्ज से 
अलीपुर की तरफ कूच किया , जो दिल्ली से 12 मील के अन्तर पर है । 6 को 
फिल्लौर से और 7 को मेरठ से फौज पान पहुंची और सब ने मिल कर दिल्ली की 


216 


बिल्ली की खोज 


तरफ कूच किया । 8 जून को यह लक्कर , जिसमें सात सौ सबार, वाई हजार पैदल 
और वाईस तोप बों , अपने कैम्प से चल कर पौ फटते बादली की सराय पर मान 
पहुंचा और बागियों से मकाबला हुआ, जिसमें बागियों की हार हई । 9को फिर 
लड़ाई हई और 10 तथा 11 जून को भी हमले हुए । 12 तारीख को बागियों ने बड़े 
जोर का हमला किया , मगर ऐन वक्त पर अंग्रेजों की मदद पान पहंची पोर बागियों 
को सफलता नहीं मिली । मटकाफ हाउस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया । इस 
प्रकार हर रोज एक दूसरे पर हमले होने लगे । कभी अंग्रेजों का पांसा भारी हो जाता , 
कभी बागियों का । 16 तारीख को बागियों ने अंग्रेजी फौज़ को भारी नुक्सान पहुंचाया । 
21 तारीख को वागियों को जालन्धर और फिल्लौर से मदद मिली और अंग्रेजों का 
पांसा नीचे रहा । 23 जून 1857 को पत्तासी की लड़ाई को पूरे सौ साल हो चले थे 

और यह मशहूर था कि उस दिन अंग्रेजों की सल्तनत का खात्मा हो जाएगा । इसलिए 
उस दिन सब्जीमंडी में बड़ी भारी लड़ाई हुई और अंग्रेजों की जान पर बन आई । 
रोजाना मुठभेड़ हो रही थी । बागियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी । पहली 
जुलाई को व्हेलखण्ड के बागी यमुना पार करके प्रान पहुंचे । अब बागियों की संख्या 
पन्द्रह हजार हो गई थी और अंग्रेज साढ़े पांच- छः हजार थे । अंग्रेजों के साथ जो 
हिन्दुस्तानी सिपाही ये, उन पर विश्वास नहीं था कि वे उनका साथ देते रहेंगे । उनका 
बागियों के साथ मिलने का खतरा लगा रहता था । जुलाई को नहर और नजफगढ़ 
के नाले पर कई पुल उड़ा दिए गए । सारी जुलाई इसी प्रकार हमलों में गुजरी । अगस्त 
के शुरू में लड़ाई का मैदान जोर पकड़ गया । 7 अगस्त को बागियों का कारतूसों 
का कारखाना उड़ गया , जिससे उनको बहुत नुक्सान पहुंचा । उसी दिन जोन 
निकलसन जो पंजाब की फोज का कमाण्डर था , मान पहचा । उसने हालात को 
देखा और 11 को वापस चला गया । बागियों ने पाठ तारीख को मटकाफ 
हाउस पर गोलाबारी शुरू कर दी । 12 को अंग्रेजों के तरफदारों ने लडलो 
केसल के पास पड़े हुए बागियों को तलवार के घाट उतार दिया मगर 
इससे बागियों की हिम्मत पस्त नहीं हुई । उन्होंने बमों की बौछार शुरू 
कर दी और गोलियां बरसाते रहे । एक सप्ताह बाद उन्होंने दरिया के पार 
भारी तोपों का तोपखाना जमा किया, जो अंग्रेजी तोपखाने की मार से सुरक्षित था । 
14 अगस्त को निकलसन अपनी फौज लेकर लौट पाया । 24 को बागियों 
ने फिर जोर पकड़ा । वे बड़ी संख्या में मकाबले के लिए निकले । उनकी संख्या छ : 
हजार बी और तो उनके साथ थीं । अंग्रेजों को जब इसका पता चला तो उपर से 
निकलसन, फौज के एक बड़े दस्ते को लेकर आजादपुर की तरफ पहुंचा, जो पांबारी 
के नहर के पुल के उस पार था । मसलाधार पानी पड रहा था । वर्षा के कारण 
चलना बहुत कठिन था । शाम के वक्त एक बाग के नजदीक दोनों फौजों का मुकाबला 
हुमा और बाग अंग्रेजों के हाथ मा गया । 26 की सुबह को बागियों ने फिर बाहर से 


मुगल काल की दिल्ली 


217 


निकल कर अंग्रेजी कैम्प पर हमला किया । इस प्रकार तमाम अगस्त मुकाबला 
करते बीता मगर कोई नतीजा नहीं निकला । कभी अंग्रेज हाबी हो जाते, कभी बागी । 
अब अंग्रेजों ने वाहर का घेरा डालने की तैयारियां शुरू कर दी और सामान जमा करने 
लगे । फीरोजपुर से फौज के आने की प्रतीक्षा थी । 4 सितम्बर को घेरा डालने के 
लिए तो भान पहुंची, जिन्हें हाथी घसीट कर ला रहे थे । अब पूरी तैयारी हो चुकी 
थी । काई देशी रियासतों की फौजें अंग्रेजों का साथ देने आ चुकी थीं । इधर की फौज 
का संख्या बारह हजार हो चुकी थी । 7 की रात से तोपें चल 
मोरनाल था । मगर बागियों की तरफ से कोई खास जवाब नहीं दिया गया । 
रातों - रात कुदसिया बाग और लुडलो कैसल पर कब्जा कर लिया गया । 
की सुबह को मोरी दरवाजे के बुर्ज से मुकाबले में तो दगने लगी । अब बागी भी 
मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे । शहर की फसीलों पर तोपें चढ़ी हुई 
थीं । अंग्रेजी फौज का सारा जोर कायमीरी दरवाजे की तरफ से या पौर वे इस दरवाजे 
को उड़ा कर इधर से शहर में दाखिल होने की पूरी तयारी कर रहे । 11 सितम्बर 
की सुबह किला शिकन तोपों से गोलाबारी शरू कर दी गई । फसील जगह- जगह से 
टूटने लगी, मगर बागी बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहे थे । उधर मोरी 
दरखाचे और काबुली दरवाजे पर जंग जारी थी । दो दिन इसी प्रकार और गुजरे । 
12 की रात को अंग्रेजों ने देख लिया की अब हमला किया जा सकता है । चुनाचे 
13 की सुबह अभी पौ फटने न पाई थी कि हमले की तैयारी शुरू हो गई । कालम 
बनने लगे । हर कालम में एक हजार सिपाही थे । हमला कश्मीरी दरवाजे पर तीन 
तरफ से वारूहमा । निकलसन कमाण्डर था । कश्मीरी दरवाजे को उड़ा दिया गया 
और अंग्रेजी सेना शहर में घुस गई । मगर बागी अपनी जगह से नहीं हिले । वे बड़ी 
बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे थे । गवर्नमेंट कालेज, नबाब महमद अली खां के 
महल और स्कीनर साहब के मकान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था , मगर मैगजीन 
पर बागियों का कब्जा था और उन्होंने हर एक गली पर, जिधर से अंग्रेजी फौज के घुसने 
का डर था , तोप लगा रखी थी । कालम नम्बर तीन जामा मस्जिद तक पहुंच गया था 
मगर चांदनी चौक की तरफ से बागियों ने मान कर उसे उड़ा दिया । कालम नम्बर 
एक और दो काबली दरवाजे की फसील के गिर्द से मागे न बढ़ सके और यहां ही 
निकलसन सख्त जख्मी होकर गिरा । चौथा कालम बिल्कुल असफल रहा । उस 
दिन अंग्रेजों की तरफ के ग्यारह सौ सत्तर भादमी काम आए । मगर नुक्सान इसी तरह 
होता रहता तो अंग्रेजों को घेरा उठाना पड़ता और उनके कदम उखड़ जाते । पांच 
दिन बराबर लड़ाई जारीरही । अंग्रेज भारी तोपें शहर में ले आए और गोलाबारी शुरू 
कर दी । सोलह की सुबह अंग्रेजों ने मैगजीन पर कब्जा कर लिया और किशनगंज 
को बागियों ने खाली कर दिया । 17 सितम्बर को दिल्ली बैंक ( चांदनी चौक ) 
पर गोलाबारी हुई । फोजी नाका के बीच जो भी मकान आते थे, ढहा दिए जाते थे । 


218 


बिल्ली की खोज 


माहिस्ता- माहिस्ता प्राधे शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया । अब बागियों के पैर 
उखड़ गए । कहां तक मुकाबला करते । वे बहत संगठित तो ये नहीं । उनका 
कोई डंग का कमाण्डर भी न था । फिर भी वे कदम -कदम पर लड़े । अब शहर में 
भगदड़ पड़ गई । जिसे देखो, बाहर छोड़ कर भागने लगा । 19 की बाम 
को लाहौरी दरवाजे के बाहरी हिस्से बने बेस्टन पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया । 
दीवाने खास में हैड क्वार्टर बनाया गया । इक्कीस सितम्बर की सुबह दिल्ली फतह 
होने का ऐलान कर दिया गया । इस प्रकार सवा चार महीने तक भारतीय स्वतन्त्रता 
के बहादुर सिपाही अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जानों की आहुति 
देते रहे, मगर देशद्रोहियों की कमी न थी , इसलिए उन्हें सफलता न मिल सकी और 
देश पर अंग्रेजों का राज्य कायम हो गया । 

बहादुरशाह बादशाह भी बागियों के साथ शहर छोड़ कर निकल खड़े हुए 
और हुमायू के मकबरे में जा बैठे । उसी दिन अर्थात् 21 सितम्बर को हडसन 
ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । यद्यपि सारा मकबरा बादशाह के साथियों से और 
हथियारबन्द सिपाहियों से खचाखच भरा हया था , लेकिन अंग्रेजों के काल पचास सवारों 
ने बादशाह को घेर लिया और आत्म -समर्पण करने को कहा गया । वह पहले ही 
मधमए हो रहे थे , किसी ने उनका साथ न दिया । क्या करते , अपने को अंग्रेजों के 
हवाले करना पड़ा । उन्हें चुपचाप किले में पहुंचा दिया गया । 

अगला दिन प्रलयंकारी था । हडसन फिर मकबरे में पहुंचा और तीन शाहजादों 
मिरजा मगल , मिरजा खिजर सलतान और मिरजा अबकर को गिरफ्तार करके उन्हें 

हरासत में किले भेज दिया और खुद बादशाह के साथियों से हथियार लेने 
ठहर गया । अब विरोध करने वाला था ही कौन ? अपना काम पूरा करके हडसन 
किले की तरफ मड़ा । मगर रास्ते में देखा कि शाहजादों को ले जाने वाले सिपाहियों 
को खलकत ने घेर रखा है । इस ख्याल से कि खलकत उन्हें छडा न ले , तीनों वाहजादों 
को तमंचा मार कर हडसन ने वहीं ही खत्म कर दिया । कहते है कि उनके दावों को 
कोतवाली के चबूतरे के सामने लटका दिया गया । मगर सही बात यह है कि उनके 
सिरों को काट कर एक थाली में लगा कर बादशाह के सामने भेजा गया था । 

दिल्ली को फतह करने के बाद यहां मार्शल ला ( फौजी कानून ) जारी किया गया 
पोर एक फौजी गवर्नर मकर हमा । सारे शहर में घर- घर तलाशियां होने लगीं । 
हजारों लोग गिरफ्तार हुए और फांसी पर चढ़ाए गए । सैकड़ों को काले पानी भेजा 
गया । कोतवाली के सामने फांसियां लगी हुई थीं । तैमर और नादिरशाह ने 
कत्लेयाम करके एकदम खात्मा कर दिया था , इसके विपरीत अंग्रेजों ने काफी 
समय यह सिलसिला जारी रखा । जिन देशी सिपाहियों ने अपने देश के साथ गद्दारी 
की थी , उनको छः छः महीने का वेतन भत्ते के रूप में इनाम दिया गया, जिसका 


मुगल काल को बिल्ली 


219 


एक हिस्सा केवल अड़तीस रुपये हुआ । बहुत से लोग लूले , लंगड़े और लुंजे हो गए । 
एक जख्मी सिपाही ने चाक मिट्टी से दीवार पर लिख दिया था : 

___ "दिल्ली फतह हो गई, हिन्दुस्तान बचा लिया गया । कितने में केवल 
अड़तीस रुपये में या एक रुपया क्यारह माने माठ पाई में । " 

शहर के तमाम बाशिन्दों को गोरों को मार डालने के इलजाम में शहर से बाहर 
निकाल दिया गया । कुछ दिनों इस बात पर बहस चलती रहीं कि क्यों न सारे शहर 
को या कम- से -कम जामा मस्जिद और लाल किले को मिसमार करके जमीन के साथ 
मिला दिया जाए । मगर दिल्ली मिसमार होने से बच गई । 

यद्यपि दिल्ली फतह हो गई थी , मगर मल्क में अभी अमन कायम नही हमा 
चा और बागी जहां-तहां अपना काम कर रहे थे । 1859 ई० में हिन्दुस्तानी फौज 
की छावनी दरियागंज में बना दी गई और किले में गोरों की पलटन और तोपखाने 
के लिए बैरक बना दी गई । पांच -पांच सौ गज का मैदान इमारते नहा कर साफ 
कर दिया गया । 


220 


विल्ली की खोज 


मुगल काल की यादगार 


हुमायूं काल की पावगारें : 
1 . जमाली कमाली की मस्जिद और दरगाह 
2. पुराना किला दीनपनाह , 
3. बोरगढ़ अथवा शेरशाह की दिल्ली 
4. मस्जिद किला कोहना 
5. शेरमंडल 
6. शेर शाही दिल्ली का दरवाजा 
7. सलीमगढ़ या नूरगढ़ . 
8. ईसाखां की मस्जिद और मकबरा 
9 . अरब की सराय 


1528 ई० 
1533 ई० 
1540ई० 
1541 ई० 
1541 ई . 


1546 ई० 
1547 ई० 
1560 ई० 


अकबर काल की यादगारें : 
10. खैर उलमनाजिल 

1561 ई० 
11. अघम खां का मकबरा या भूल -भूलैया और मस्जिद 1561 ई० 
12. हुमायूं का मकबरा 

1565 ई० 
13. मकबरा नौबत खा - नीली छतरी . 

1565 ई० 
14. आजम खां का मकबरा , 

1566 ई० 
15. दरगाह ख्वाजा बाकी बिला 

160380 
जहांगीर काल की यादगार : 
16. फरीदा खां की कारवां सराय ( पुरानी दिल्ली जेल तोड़ कर 
___ आजाद मैडिकल कालेज बना दिया गया ) : 

1608 ई० 
17. बारह पुला 

1612 ई० 
18 . फरीदबुखारी का मकबरा 

1615 ई० 
19. मकबरा फाहिम खां या नीर 

1624ई० 
20. मकबरा अजीज कुकलता 

1624 ई० 
या चौसठ खम्भा 
21, मकबरा खान - बाना 

1626 ई० 
शाहजहां और औरंगजेच काल की यादगारें : 
22. लाल किला . 

1636- 48 ई० 
2.3... दिल्ली दरवाजा 


मुगल काल की दिल्ली 


221 


1824 ई० 


1659 - 60 ई० 


182 ई० 


24. लाहौरी दरवाजा 
25. नक्कार साना 
26 . हयिया पोल दरवाजा 
27 . दीवाने माम . 
28, सिंहासन का स्थान 
29. दीवाने खास 
30. तस्त ताउस . 
31. हम्माम 
32. हीरामहल 
33. मोती महल 
34. मोती मस्जिद ( औरंगजेब द्वारा ) . 
35. बाग हयाबल्दा 
36. महताब बाग 
37. जफर महल या जलमहल . ( बहादुरशाह द्वारा ) 
38 . बावती 
39. मस्जिद 

( बहादुरशाह द्वारा ) 
40. तस्बीहखाना, शयनगृह, बड़ी बैठक . 
41. बुर्जेतिला या मुसम्न बुर्ज या खास महल 
42. सिजरी दरवाजा 
43. सलीम गढ़ दरवाजा 
44. रंगमहल या इमतियाज महल 
45 . संगमरमर का होज 
46. दरिया महल 
47. बोटी बैठक 
48. मुमताज महल 
19, असद बुर्ष 
50. बदर रो दरवाजा 
51. शाह बुर्ज 
52. नहर बहिश्त 
53. सावन भादों , 
54. जामा मस्जिद 
55. जहांमारा बेगम का बाग या मलका का बाग 
56 फतहपुरी मस्जिद 
57. मस्जिद सरहदी 


1648 ई० 
1650 ई० 


1650ई० 


1650 ई० 


बिल्ली की खोज 


58. मस्जिद अकबराबादी 

1650ई० 
59 . रोशनारा बाग 

1650 ई० 
60. शालामार बाग 

1653 ई . 
61. सूफी सरमद का मजार और हरे भरे की दरगाह 
62, उर्दु मन्दिर या जैनियों का लाल मन्दिर 

- 1659- 60ई० 
63. गुरुद्वारा शीशगंज 

1675 ई० 
64. गुरुद्वारा रिकाबगंज 

1675 ई० 
65, गुरुद्वारा बंगला साहब 
66. गुरुद्वारा बाला साहब 
67 . गुरुद्धारा दमदमा साहब . 
68. गुरुद्वारा मोती साहब 
69. गुरुद्वारा माता सुन्दरी 
70. गुरुद्वारा मजनूं का टीला 
71. मजन का टीला 
72. गुरुद्वारा नानक प्याऊ 
73. मकबरा जहांआरा 

1681 ई० 
74. जीनत उसमसाजिद 

1700ई० 
75 . झरना 

1700 ई० 
76 . मकबरा जेबुलनिसा बेगम 

1702 ई० 
शाह आलम बहादुर शाह के जमाने की याबगारें : 
77. महरौली की मोती मस्जिद 

1709 ई० 
78. मकचरा तथा मदरसा गाजीउद्दीनखां . 

1710 ई० 
79. शाह आलम बहादुर की कब 

1712ई. 
80. रौशनउद्दौला की पहली सुनहरी मस्जिद 

1721ई. 
81. जन्तर मन्तर 

1724 ई० 
82. हनुमान जी का मन्दिर 
83. काली का मन्दिर 
84. महलदार खां का बाग 

1720 - 29 ई० 
85. शेख कलीम उल्लाह का मजार 

. 172910 
86. रौशान उद्दौला की दूसरी सुनहरी मस्जिद 

1744 - 45 ई० 
87. कुदसिया बाग 

1748 ई० 
88 . नाजिर का बाग 

1748 ई० 
89. चरसदास की बगीची व भूतेश्वर महादेव और चौमुखा महादेव के मंदिर 


मगल काल की दिल्ली 


223 


1748 ई० 
1751 ई० 
1753 ई० 
1761 ई० 
1779 ई० 
1781 ई० 
1806 ई० 


1826 - 36 ई० 


90. मोहम्मद शाह का मकबरा , 
91. सुनहरी मस्जिद 
92. सफदर जंग का मकबरा , 
93. मापा गंगाधर का शिवाला 
94. लाल बंगला 
95. नजफ खां का मकबरा , 
96 . शाह आलम सानी की कत्र 
97 . माधोदास की बागीची 
98 . सेंटजेम्ज का गिरजा 
99. झंडे वालीदेवी का मंदिर 
100. चन्द्रगुप्त का मंदिर 
101 . घंटेश्वर महादेव 
102. राजा जगरसेन की बावली 
103, विष्णुपद 
101. दिगम्बर जैन मन्दिर दिल्ली गेट 
105. खेताम्बर जैन मंदिर 
106. महावीर दिगम्बर जैन मन्दिर 
107. जैन पंचायती मन्दिर 
108. जैन नया मन्दिर धर्मपुरा 
109 . जैन बड़ा मन्दिर कूचा सेठ । 
110. जैन पावं मंदिर 
111. अग्रवाल दिगम्बर जैन मन्दिर 
112. जैन निशी मंदिर 
113. दादा बाड़ी 


4ब्रिटिश काल की दिल्ली 

( 1857 - 1947 ई० ) 
यों तो दिल्ली में ब्रिटिश हुकूमत 1857 के गदर के बाद शुरू हुई, मगर उसका 
आगाच सन् 1803 से ही हो गया था जब लाड लेक ने मुगल सम्राट् शाह मालम 
को पटपड़ गंज की लड़ाई में मराठों के हाथों से छुड़ाया था । शाह मातम की तरफ 
से एक अंग्रेज रेजीडेंट प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया था । सन् 1822 में 
रेजीडेंट की जगह एजेंट नियुक्त कर दिया गया । सन् 1842 में फिर एक एजेंसी 
नियुक्त की गई और दिल्ली को , जिसमें बल्लभगढ़ और झाझर की देशी रियासतें 
शामिल नहीं थीं उत्तर - पश्चिमी प्रान्त की हकमत के मातहत कर दिया गया । सन 
1857 के गदर के बाद बल्लभगढ़ और शहर के राजा और नवाब की रियासत 
को , जिन्हें बागी करार देकर फांसी दी गई थी , दिल्ली के साथ मिला कर पंजाब के 
सूबे के नीचे कर दिया गया जहां, लेफ्टिनेंट गवर्नर हकमत करता था । सन् 1803 से 
1857 तक जिन अंग्रेजी शासकों ने दिल्ली पर हकमत की उनके नाम इस प्रकार 


1 . सर रेबिड अक्तरलोनी , 1803 - 1806 


रेजीडेंट तथा चीफ 

कमिश्नर 


2 . आर० जी० सेटन 
3 . चाल मटकाफ 
4 . सर डेविड मक्तरलोनी 
5 . एलेक्जंडर रोज 


1806 - 1810 
1810 - 1818 
1818 - 1821 
1822- 1823 


गवरनर जनरल का 


1823 
1823 
1823 - 1828 
1828 


रेजीडेंट 


6 . बिलयम फेजर . 
7 . चाल्वं इलियट . 
8. चाल्ज मटकाफ . 
9 . ई० कोल बुक . 
10. बिलयम फेजर 
11. श्री होफिज 
12 , श्री मार्टिन 
13 . विलयम फेजर - 


1832 
1832 - 35 


एजेंट और उत्तर पश्चिम 

प्रान्त का कमिश्नर 


14- टामस मटकाफ . 
15 . सायमन फेवार 


1835 - 53 
1853 - 1857 
224 


ब्रिटिश काल की दिल्ली 


225 


गदर के बाद, मिरजा इलाहीबण्या को , जिसने देशद्रोह करके अंग्रेजों का साय 
दिया था और बादशाह के खिलाफ गवाही दी थी , खानदान तैमूर का वारिस करार 
दिया गया । वह औरंगजेब के लड़के शाह आलम प्रथम की पांचवी पुक्त 
में या । इलाहीबल्या और उसके खानदान को 27, 827 रुपये 6 आना सालाना 
की पेंशन दी गई । इलाहीबल्या को 13, 278 रुपये माने तो अपने खानदान वालों को 
बाटने पड़ते थे और 14, 548 रुपये 14 आने उसके लिए बाकी बचते थे । सन् 1878 
में मिरजा इलाहीबरबा की मृत्यु हो गई । उसने तीन लड़के घोड़े । बड़ा लड़का 
सुलेमान शाह 1890 में और छोटा लड़का मिरजा सुरैया शाह 1913 में मर गया । 
प्रसे तक खानदान की विरासत पर झगड़ा चलता रहा , जो सन 1925 में खत्म 
हुआ । उसी वर्ष मोहम्मदशाह का भी देहान्त हो गया । उसके कोई नर औलाद 
न होने से आगे के लिए कोई वारिस न रहा । इस प्रकार मुगल खानदान का खात्मा 
हो गया । 

सन् 1857 के गदर का बदला बड़ी ही क्रूरता और बरबादी के साथ लिया गया । 
उसमें अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी । दिल्ली ने तैमूर लंग को भी देखा था और 
नादिरशाह को भी , मगर वे लुटेरों की तरह आए और चले गए । मगर ये अंग्रेज 
तो यहाँ शासन करने आए थे और वह भी सात हजार मील दूर बैठ कर चंद गोरों 
के द्वारा । चुनांचे उन्होंने दिल्ली को इस बुरी तरह नोचा- बसोटा कि इसे मिट्टी 
में मिला दिया । तमाम मुसलमानों को शहर बदर कर दिया गया और हिन्दू भी 
वही बचे जो अंग्रेजों की वफादारी का दम भरते थे । वरना उनके घर- बार भी 
तबाही से बच न सके । चारों ओर लट -मार और गारतगरी मची हई थी । कोतवाली 
पर फांसियां लटकी हई थीं । फौजी अदालत ने तीन हजार लोगों पर मुकदमे चलाए 
और एक हजार को फांसी पर चढ़ा दिया । शाही खानदान वाला , उमरा और 
रईसों के जितने महलात और हवेलियां थीं , वे जब्त कर ली गई और कौड़ियों के मोल 
नीलाम कर दी गई । वहीं हवेलियां कालान्तर में बड़ी -बड़ी गंदी बस्तियों के काटड़े 
बन गए । 


लोग जब दोबारा शहर में आकर माबाद हुए तो लोथियन रोड के इलाके के 
तमाम मकान , चांदनी चौक के दरीबे तक के मकान और उघर जामा मस्जिद तक के 
तमाम मकान और बाजार गिरा कर मिस्मार कर दिए गए , कोई दो मंजिला मकान 
बाकी रहने नहीं दिया गया ताकि किले पर से तोप के गोले फेंकने में रास्ते में रुकावट 
न पंदा हो । कुछ मस्जिदें भी गिरा दी गई और जामा मस्जिद तथा फतहपुरी मस्जिद 
को जब्त कर लिया गया । फतहपुरी मस्जिद में फौजें रखी गई और जामा मस्जिद 
में घोड़े बांचे गए । खौफ और आतंक का यह आलम था कि काले सिपाही की लाल 
पगडी से लोग कांप उठतेचे, गोरे की तो बात ही क्या । और यह हालत एक दो 


226 


दिल्ली को खोज 


बर्ष नहीं पचास वर्ष तक ऐसी रही कि दिल्ली जीते -जागतों की पाबादी न रह कर 
शहरे खमोशां हो गया । एक डिप्टी कमियनर था , जिसकी सब तरफ हकमत चलती 
बी और लोग उसकी खुशनदी हासिल करने के लिए लालायित रहते थे । उससे 
जो मिलने जाते थे, वे खड़े रहते थे । बाद में जिन लोगों को कुर्सी पर बैठने की 
इजाजत मिलने लगी, वे कुर्सीनशीन कहलाने लगे । यह बात भी सन् 1913 में 
जाकर शुरू हुई जब दिल्ली राजधानी बन गई थी । उससे पहले तो क्या हिन्दू 
और क्या मुस्लिम सब अंग्रजों के गुलाम थे । हर एक की यही कोशिश होती थी कि 
साहब बहादुर उसकी तरफ मुस्करा कर देख भर लें । आत्मसम्मान की गिरावट की 
हद हो गई थी । 

अंग्रेजों ने सिविल लाइन को अपनी दिल्ली बना लिया था और शहर की पोर 
वे कहर की दृष्टि से देखते थे । सिविल लाइन में उनके बड़े-बड़े आलीशान बंगले 
चे, उनकी अपनी क्लब थी , जिसमें हिन्दुस्तानी शरीक नहीं हो सकते थे , सब प्रकार 
की सुविधा और साधन वहां मौजूद थे और दिल्ली बेफसी की हालत में थी । 
शहर की सफाई और सेहत की हालत यह थी कि मलेरिया मौर मौसमी बखार 
तो फैला ही रहता था , प्लेग का भी हमला हो जाता था । किसी प्रकार की तरक्की 
के मवसर यहां मिलने कठिन थे । इसी कारण यहां की आबादी बढ़ने नहीं पाती थी । 
अगर दिल्ली को राजधानी बनाने की हिमाकत अंग्गजों ने न की होती तो यहां की हालत 
सुधरने की कोई सूरत न बी , मार सन् 1911 में जब शाह जार्ज पंजम का दिल्ली 
में दरबार हा तो उसने कलकत्ते से राजबानी हटा करदिल्ली को राजधानी घोषित 
कर दिया । लाचार अंग्रेजों को भी दिल्ली को दुरुस्ती की ओर ध्यान देना पड़ा । 
यह कोई हिन्दुस्तानियों पर इनायत करने के लिए न था, बल्कि खुद अपने को खतरे 
से बचाने के लिए था , क्योंकि दिल्ली की सेहत खराब रहने से उनको अपने लिए 
खतरा था । 

इसलिए दिल्ली में अंग्रेजी शासन के तीन भाग किए जा सकते हैं : ( 1 ) सन् 
1803 से 1857 तक , जिसका जिक्र ऊपर किया गया है । ( 2 ) सन् 1857 से 1911 
तक और ( 3) सन् 1912 से 1947 तक जब भारत में अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ 
मौर 16 अगस्त को लाल किले पर युनियन जैक की जगह तिरंगा झंडा लहराने लगा । 
सन 1857 से 1911 तक दिल्ली , पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत म रही । सारी 
हुकमत पंजाब से ही होती थी । न्याय, पुलिस, नहर , पढ़ाई , सब कुछपंजाब के अधीन 
था , पंजाब के ही कायदे कानून यहाँ लागू होते थे । दिल्ली में दो तहसीलें थीं , 
बल्लभगढ़ और सोनीपत । डिप्टी कमिश्नर यहां का शासक हया करता था और 
उसके साथ पुलिस कप्तान । चीफ कमिश्नर तो बाद में जाकर यहां का शासक 
बना । 


ब्रिटिश काल की दिल्ली 


227 


सन् 1911 तक के अंग्रेजी काल की यादगारें इस प्रकार है : 

दिल्ली नगर निगमःदर के छः वर्ष बाद 1863 ई० में दिल्ली नगर निगम 
की बुनियाद पड़ी । उसकी पहली सभा 1 जून 1863 के दिन हुई । सन् 1881 में 
इसे प्रथम दर्जे की म्युनिसिपल कमेटी बना दिया गया । उस वक्त इसके 21 सदस्य 
थे जो सब नामजद थे । उनमें 6 सरकारी और 15 गैर सरकारी थे । गैर सरकारी 
सदस्यों में 3 अंग्रेज , 6 हिन्दू और 6 मुसलमान थे । डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन 
हमा करता था । सन् 1863 में कमेटी को आप केबल 98, 276 रु० थी । 


टाउन हाल ( 1866 ई० ) : - मलका के बुत के पीछे टाउन हाल की 
इमारत है, जिसमें आजकल दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन का दफ्तर है । यह 
इमारत 1863 ई० में बननी शुरू हुई और 1866 में बन कर तैयार हई । इस 
पर 1, 60, 000 रुपये की लागत आई थी । पहले यह शहर का बड़ा भवन था । 
इसमें जलसे हुआ करते थे । अंग्रेज शासकों के बड़े-बड़े तौल चित्र इसके हाल में 
लगे हुए थे । एक भाग में पुस्तकालय था , जो अब हाडिग पुस्तकालय बन गया है । 
उत्तरी भाग के एक कमरे में अजायबघर बना हुआ था । टाउन हाल के उत्तर 
की तरफ बाग में एक टैरेस बना हुया है । उस तरफ के बाग के हिस्से में एक चबूतरे 
पर किसी जमाने में पत्थर का हाथी खड़ा हुआ था , जो बाद में लाल किले में चला 
गया । उसकी जगह तोप रख दी गई थी । अब वहां फब्बारा है । उसी तरफ स्टेशन 
की घोर अभी हाल में गांधी जी की तांबे की बनी हुई एक बड़ी मूर्ति लगाई गई है। 
जिसका मुंह टाउन हाल की तरफ है और जो ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है । 


मोर सराय( 1861 - 62 ई० ) - सुभाष मार्ग से बाएं हाथ को जो रास्ता रेलवे 
स्टेशन को गया है, उस पर जहां अब बाएं हाथ रेलवे के मकान बने हुए हैं , वहां 
1861- 62 में हैमिलटन डिप्टी कमिश्नर ने एक लाख के खर्चे से एक सराय बनवाई 
थी । बाद में मोर साहब इंजीनियर ने इसकी जियों पर मोर लगवा दिया । तबसे 
यह मोर की सराय कहलाने लगी । सन् 1901 में इसे पौने दो लाख में ईस्ट इंडिया 
रेलवे के हाथ बेच दिया गया और कालान्तर में यहां रेलवे क्वार्टर बना दिए गए । 


- घंटाघर ( 1868 ई० ) : - - इसे चांदनी चौक में मलका के बुत के सामने सड़क 
के ऐन बीच में लॉर्ड नोर्थ बुक के जमाने में 22,134 रु० की लागत से बनाया 
गया था । कुछ वर्ष हुए इसके ऊपरी भाग में से पत्थर टूट चार नीचे गिरा, जिससे 
कई प्रादमी जख्मी हुए, और कुछ मर भी गए । इसलिए उसे खतरनाक करार देकर 
गिरा दिया गया और उसकी जगह एक चबत्तरा बना दिया गया । बादशाही काल में 
वहां नहर का होज हुमा करता था । 


228 


दिल्ली की खोज 


घंटाघर की इमारत खूबसूरत मुरब्बा मीनार की शकल की थी , जिसके नीचे 
चारों ओर डाट लगी हुई थी , और मीनार के चारों ओर घंटे लगे हुए थे । 

सेंट मैरी का कयोलिक गिरजाघर यह सुभाष रोड के बाएं हाथ के कोने पर 
बना हुआ है, रेलवे क्वार्टरों के पास । मौजूदा गिरजाघर सन् 1865 में बनकर 
तैयार हुआ था । इसके साथ एक स्कूल भी चलता है । इस गिरजे पर 77,000 
कृपया खर्च हुआ था । 

रेलवे 

पश्चिम रेलवे, जो गदर के समय बिछ रही थी , पहली अगस्त सन् 1864 को 
खुली और दिल्ली में पहली जनवरी 1867 को , जब यमुना का पुल बन कर तैयार 
हुमा, पहुंची । रेल की डबल लाइन 1902 में गाजियाबाद से दरिया तक तैयार हुई 

और 6 मार्च, 1913 को जब कि यमुना का दूसरा पुल बन कर तैयार हुआ, दिल्ली 
तक पहुंची । दिल्ली - अम्बाला-कालका लाइन पहली मार्च, 1891 को खुली । छोटी 
लाइन रिवाड़ी से दिल्ली तक 14 फरवरी, 187 3 को खुली । दक्षिण पंजाब भटिंडा 
रेलवे 10 नवम्बर, 1897 को खुली । दिल्ली -नागरा लाइन दिल्ली सदर से कोसी 
तक 15 नवम्बर, 1904 को और आगरे तक , उसी साल 3 दिसम्बर को खुली । 
दिल्ली सदर से दिल्ली जंकशन तक 1 मार्च 1905 को भाई , इन्हीं दिनों में 
सदर का पुल बना , मोरी गेट का डफरिन पुल 1884- 88 में बना । तभी फराशाखाने 
का काठ का पुल और कश्मीरी गेट का लोथियन पुल बना । शाहदरा-सहारनपुर 
लाइन मई 1907 में खुली । 

इस प्रकार शहर की बहुत बड़ी आबादी का खासा बड़ा हिस्सा , जो कश्मीरी 
दरबाजे और चांदनी चौक के बीच में पड़ता था , रेल की नजर हो गया । काबली 
दरवाजे से लाहौरी दरवाजे तक की फसील का बहुत बड़ा हिस्सा इसी काम के लिए 
तोड़ दिया गया । तीस हजारी और रोशनमारा बाग का बड़ा हिस्सा रेल के काम में 

आ गया । रेल निकालने के लिए कई सड़कें भी निकाली गई । डफरिन पुल के 
पूर्व में रेल के साथ लोथियन रोड की ओर जो हैमिल्टन रोड गई है वह 1870 में 
निकली । दिल्ली रेलवे के बड़े स्टेशन के साथ कम्पनी बाग के सामने जो क्वीन्च 
रोड है, वह भी उन्हीं दिनों निकली । तीस हजारी के साथ सब्जीमंडी को जो बुलबर्ड 
सड़क गई है , वह 1872 में बनी । 

कोतवाली के सामने का फब्बारा ( 1872- 74 ई० ): - चांदनी चौक के 
कोतवाली के तिराहे पर जो फब्बारा लगा है, यह लार्ड नार्थबुक की दिल्ली में प्रामद की 
यादगार में सन् 1872 - 74 में बनाया गया था । इस पर दस हजार रूपया खर्च 
हुआ था । फब्बारा भूरे पत्थर का बना हुआ है । 


चिटिश काल की दिल्ली 


229 


दिल्ली टेलीफूनः - दिल्ली में टेलीफून सन् 1880 में पाया । 

दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड: - दिल्ली में सन् 1883 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम हमा । 
इसके 21 सदस्य थे । डिप्टी कमिश्नर इसका सदर हुमा करता था । जब दिल्ली 
नगरपालिका बनी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हटा दिया गया । 

डफरिन अस्पताल ( 1892 - 93 ई० ) : जामा मस्जिद के पास जो डफरिन 
अस्पताल था , 1885- 89 में लार्ड डफरिन ने उसका शिलान्यास किया था । 
यह 1892 - 93 में बन कर तैयार हुआ । दिल्ली में यह पहला अंग्रेजी अस्पताल था । 
इसकी एक मंजिल जमीनदोज थी , एक ऊपर । जब इरविन अस्पताल बना तो यह 
अस्पताल वहां चला गया और यहां डिस्पेंसरी रह गई । 

गदर से पहले लाल किले के पास लाल डिग्गी में , मौजूदा हैपी स्कूल के पास 
एक छोटा सा अस्पताल आठ बिस्तरों का हुआ करता था , मगर बादर में बह खत्म हो 
गया था । 

सेंट स्टीफेंस अस्पताल ( 1884 ई0 ) : - इस अस्पताल को चांदनी चौक में जहां 
अब सेंट्रल बैंक है, श्रीमती बिटर की याद में सन् 1884 में औरतों के लिए बनाया 
गया था । डचेस आफ कनाट ने 8 जनवरी को इसका शिलान्यास किया था और 
1885 में लेडी डफरिन ने इसका उदघाटन किया था । यह इमारत लाल पत्थर 
की बनाई गई थी , जो दो मंजिला थी । कुछ ही वर्ष में इसकी इमारत छोटी पड़ 
गई , तब तीस हजारी में फंस की सराय के सामने 1906 में लेडी मिटो ने एक दूसरे 
अस्पताल का शिलान्यास किया । जनवरी 1909 में लेडी लेन ने उसका उद्घाटन 
किया । जी० पी० एस० और केम्ब्रिज मिशन इस अस्पताल को चलाते हैं । चांदनी 
चौक वाली अस्पताल की इमारत बंगाल बैंक ने खरीद ली थी , जहां वह बहुत असे 
चलता रहा । बंगाल बैंक , स्टेट बैंक बन कर भागीरथ पैलेस के बाहर वाली इमारत 
में चला गया और बंगाल बैंक की इमारत सेंट्रल बैंक ने खरीद कर उसमें अपनी नई 
इमारत सन् 1932 के करीब बना ली । 

हरिहर जबासीन अानम चला अखाड़ा: - यह अजमेरी दरवाजे के बाहर 
कमला मार्केट के नजदीक बाबा संध्या दास जी के शिष्य बाबा मंगल दास जी , जिन्हें 
हरिहर बाबा कहते थे, की स्मृति में 1888 ई० में बनाया गया था । यहां एक छोटी 
सी बागीची है और टीन का छप्पर है । अन्दर कई मन्दिरगिब, देवी, राधा -कृष्ण , 
आदि देवताओं के बने हुए हैं । एक धूनी भी जलती रहती है । यह उदासी साधुनों 
का स्थान है । यहां भंडारा भी हुआकरता है । 

कपड़े को मिल : - दिल्ली में पहली कपड़े की मिल सन् 1893 में कृष्णा मिल 
के नाम से पुल मिठाई के पास नहर के किनारे खोली गई थी । 


230 


दिल्ली की खोज 


दिल्ली वाटर वर्स: - दिल्ली में वाटर बस सन् 1889 में बनना शुरू हुआ 
और 1895 में बन कर तैयार हया । उसके बाद शहर में नल लगने गुरुहाए । 
शुरू- शुरू में नल का पानी अशुद्ध माना जाता था । पीने के काम में कुमों का पानी 
आता या । पुराने संस्कारों के लोग नारत का पानी नहीं पीते थे । 

अोखले की नहर - इसी वर्ष अोखले की नहर खोली गई । यह दिल्ली शहर 
से पाठ मील पड़ती है । यह यमुना की नहर कहलाती है । प्रोखला सैर के लिए 
एक सुन्दर स्थान बन गया है, सास कर बरसात के दिनों में । 

दिल्ली में हाउस टैक्सः - पहली जनवरी 1902 से शुरू हुआ । 

मलका का बुतः ---मलकाबाग, चांदनी चौक में टाउन हाल के सामने मलका 
विक्टोरिया का जो तांबे का बत लगा हमा है , इसे जे० सी० स्कोनर ने 1801 में 
बनवाया था । इसे विलायत के एक कारीगर ने बनाया था । इसे 26दिसम्बर, 1902 
को चार्ज रिवाज ने द्वितीय दिल्ली दरबार के अवसर पर खोला था । बुत 
संगमरमर के चबूतरे पर रखा है । चारों ओर कटहरा लगा हुमा है । दाएं -बाएं 
फव्वारे लगे हैं । 

बिजली की रोशनी - दिल्ली में बिजली 2 जनवरी , 1903 के दिन जारी हुई 
और 1905 में ट्रामबे लाइन पड़नी शुरू हुई , जो लाहौरी दरवाजे से शुरू होकर सारी 
बावली, चांदनी चौक , एस्प्लेनेड रोड, जामा मस्जिद, चावडी बाजार, हौजकाजी , 
लाल कुआं, कटड़ा बड़ियां होती हुई फतहपुरी पर जा मिलती थी । दूसरी लाइन 
लाहौरी दरबाजे से सदर बाजार और हिन्दु राव के बाड़े तक जाती थी , एक 
सब्जीमंडी घंटाघर तक जाती थी । अब यह लाइन करीब-करीब बंद हो चुकी है । 
इसकी शुरुआत 3 जून , 1908 के दिन हुई थी । 

विक्टोरिया जानाना प्रस्पताल : - 1904 ई० दिल्ली में औरतों के इस जानाने 
अस्पताल का शिलान्यास 19 फरवरी, 1904 को लेडी रिवाज द्वारा जामा मस्जिद 
के पास मछलीबाला में किया गया था । अब तो यह बहुत बढ़ गया है । दिल्ली में 
औरतों के तीन अस्पताल है । एक यह, दूसरा फूस की सराय पर मिशनरीज का , 
जो पहले चांदनी चौक में , जहां सेंट्रल बैंक है, हुमा करता था और तीसरा लेडी हाजिना 
अस्पताल । 

निकलसन बाग: -कश्मीरी दरबाजे के बाहर कुदसिया बाग के सामने 
अलीपुर रोड पर जो छोटा बाग है, वह निकलसन पार्क कहलाता था । यह सन् 
1861 में बना था । अब उसका नाम तिलक बाग है । यहां निकलसन का बुत लगाया 
गया था , जिसका लाई मिठो ने 6 अप्रैल , 1906 को उद्घाटन किया था । निकलसन 
ने 14सितम्बर , 1857 के दिन करमीरी दरवाजे की ओर से दिल्ली पर हमला 


ब्रिटिश काल की दिल्ली 


231 


किया था । काबुली दरवाजे पर हमला करते समय उसके गोली लगी और 23 
सितम्बर को उसकी मृत्यु हो गई । इस पार्क के साथ वाले कब्रिस्तान में उसे दफन 
किया गया । उसका बुत हाथ में तलवार लिए कश्मीरी दरवाजे की और मुंह 
करके एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया था । लड़ाई के वक्त वह जो कोट पहने 
था , उसे लाल किले में प्रदर्शन के लिए रखा गया था । कश्मीरी गेट की फसील 
के साथ जो सड़क गई है, उसका नाम निकलसन रोड रखा गया था । निकलसन 
को दिल्ली का विजेता घोषित किया गया था । अब वह बुत बहां से हटा दिया 
गया है । 

ग्रेसिया पार्क: - यह कश्मीरी दरवाजे के पास सेंट जेम्स चर्च के सामने 
सिघाड़े पर बना हुआ है । सन् 1905 में गह बना था । इसे यहां के विष्टी कमिश्नर 
ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था । 
_ _ _ दिल्ली के दरबार : - दिल्ली में अंग्रेजी शासन काल में तीन दरवार हए । 
पहला दरबार सन् 1877 में हुआ, जब मलका विक्टोरिया को शाहंशाह की पदवी 
दो गई । लार्ड लिटन 23 दिसम्बर, 1876 को दिल्ली में दाखिल हुए । रेलवे 
स्टेशन से उनका जुलूस रवानाहुआ, जो क्वीन्स रोड, लाहौरी दरवाजा, आदि सड़कों 
से गुजर कर सिविल लाइन में रिज पर जाकर समाप्त हुआ था । वहां कम्प 
लगाया गया था । दरबार ढाका दहीपुर के नजदीक वाले मैदान में लगा था । 

दूसरा दरबार सन् 1903 में हुआ । यह लार्ड कर्जन का दरबार कहलाता 
है । एडवर्ड सप्तम को जब ताजपोशी हुई उस वक्त यह दरबार हुआ था । यह भी 
पुरानी छावनी में , जहां डाका दहीपुर गांव है, मौजूदा हरिजन कॉलोनी से आगे, 
हया था । उसकी याद में एक पार्क बना हआ था । उसी वक्त कर्जन के ठहरने 
के लिए एक कोठी बनी थी । वहां अब विश्वविद्यालय है । यह कर्जन हाउस 
कहलाती थी । 


( 1911 से 1947 तक की दिल्ली ) . 
तीसरा दरबार 1911 में हुआ जो सबसे मशहूर है । यह जार्ज पंजम का 
दरबार कहलाता है । इंगलिस्तान का यह पहला बादशाह था , जो हिन्दुस्तान माया 
था । यह सलीमगढ़ पर उतरा था और लाल किले से इसकी सबारी रवाना हुई थी , 
जो आठ दिसम्बर को निकली थी । लाल किले से जामा मस्जिद होती हुई उसकी 
सबारी परेड के मैदान, चांदनी चौक , आदि दिल्ली के बड़े-बड़े बाजारों में से गुजरी 
थी । राजाओं और नवाबों के शिबिर सिविल लाइन में माल रोड पर लगे थे, जहाँ 


232 


दिल्ली को खोज 


किम्जवे कैम्प है । जहाँ अब तपेदिक का अस्पताल है, वहां रेल का स्टेशन था । बादशाह 
कर्जन हाउस में ठहरा था । 12 दिसम्बर को उसने ढाके से मागे जाकर जो मैदान है 
वहां दरबार किया था । वहां 170 मुरब्बा फुट का चबूतरा बना हुआ है, जिसकी 31 
सीड़ियां हैं । इसी चबूतरे पर बैठ बार जार्ज ने दरबार किया था । चबूतरे पर पचास फुट 
ऊंची एक लाट उस दिन की याद में खड़ी है । सारा चबूतरा और सीढ़ियां संगवासी 
की है । लाट के पांच हिस्से हैं । निचले हिस्से में अंग्रेजी जबान में उस दिन की 
बटना का वर्णन लिखा हुआ है । 


इसी चबूतरे पर बैठ कर जार्ज पंजम ने कलकत्ते की बजाय दिल्ली को राजधानी 
बनाने की घोषणा की थी । तभी से दिल्ली की काया फिर से पलटनी शुरू हुई पौर 
अंग्रेजों ने दिल्ली के प्रति जो लापरवाही अब तक दिखाई थी , उसमें परिवर्तन आया । 
सबसे बड़ी बात यह हई कि दिल्ली वायसराय के रहने और काम करने का स्थान 
बन गया और दिल्ली को एक अलग सूबा बना दिया गया । बल्लभगढ़ और पानीपत 
की तहसीलों को दिल्ली में से निकाल दिया गया । उसकी जगह यमुना पार के 
गाजियाबाद तहसील के गांव दिल्ली में शरीक कर दिए गए । 17 सितम्बर 
1912 से दिल्ली अलहदा सूबा बनाया गया । महरौली , जो बल्लभगढ़ तहसील में 
ची , वह दिल्ली में ही रही । दिल्ली का कुल रकबा 57 3 मील हो गया । 


पहला वायसराय लार्ड हाडिंग था । वह 1912 में दिल्ली आया और उसने 
कजन हाउस में रिहायश अख्तियार की । दिल्ली जब राजधानी बनी तो अंग्रेजों 
के लिए चंद अपशकुन हुए, बताते हैं । सबसे पहले तो जब जार्ज पंजम बिलायत 
से चले तो कुछ दुर्घटना हुई, दिल्ली में दरबार करके आए तो उनके खेमे में आग 
लग गई । जब लार्ड हार्डिग स्टेशन से चल कर हाथी पर जुलूस में निकल रहे थे 
तो चांदनी चौक में धूलिया बाले कटड़े के सामने उन पर बम फेंका गया, जिससे 
वह बाल -बाल बच गए । उसके पीछे जो चतरपारी दरबान बैठा था , वह मारा गया । 
हाडिग के भी योड़ी चोट आई । हाडिग 1912 से 1916 तक दिल्ली में रहा । 
उसके बाद 1916 से 1921 तक लार्ड चेम्सफोर्ड , 1921 से 1926 तक लार्ड 
रीडिंग, 1926 से 1931 लार्ड इरविन , 1931 से 1936 लाई विलिगडन , 1936 
से 1943 लाई लिनलिथिगो , 1943 - 47 लाई बेवल, 1947 अप्रैल से अगस्त तका 
लार्ड माउंटबैटन वायसराय रहे । 

लार्ड माउंटबैटन आखिरी बापसराय थे, जो स्वतन्त्र भारत के पहले गवरनर 
जनरल बने । फिर श्री राजगोपालाचार्य को गवरनर जनरल पद सौंप कर और 
हिन्दुस्तान से अंग्रेजी सत्ता की निशानी खत्म करके वे इंग्लैण्ड चले गए । अंग्रेजी काल में 
1911 से 1947 तक जो यादगार कायम हुई उनका विवरण इस प्रकार है: 


मिटिश काल की दिल्ली 


1233 


एडवर्ड पार्क : - यह जामा मस्जिद के नजदीक ठंडी सड़क पर स्थित है । 
इसका शिलान्यास 8 दिसम्बर 1911 को जार्ज पंजम ने किया था । उसके चार 
दरवाजे है , एक मछलीवालों की तरफ , दूसरा दरियागंज की तरफ , तीसरा ठंडी 
सड़क पर , और चौथा जामा मस्जिद वाली सड़क पर । बाग के बीच में एक चबूतरा 
है । उस पर ऊंचे चबूतरे पर काले घोड़े पर एडवर्ड का तांबे का बुत बड़ा किया गया है । 
बाग के चारों ओर लोहे का कटहरा है, और बाग में साएदार वृक्ष और फूलों के पेड़ 
हैं । जहां यह बाग बना है, वहां कहते है, गदर से पहले एक मस्जिद बनी हुई थी । 

लेडी हाडिग कालेज तथा हस्पताल : - इस अस्पताल की स्थापना सन् 1912 
में लेडी हाडिग ने की । उसी के नाम से इसे चलाया गया । करीब तीस लाख रुपया 
इसके लिए राजामों तथा अन्य लोगों से जमा किया गया । कालेज के साथ इसमें 
दो सौ मरीजों को रखने के लिए अस्पताल भी खोला गया । साथ में एक नरसिंग 
स्कूल और सौ छात्रों के लिए छात्रावास भी खोला गया । इस पर कुल लागत 
33, 91 , 301 रु० पाई । 
हागि पुस्तकालय ( 1913 ई० ): - मलका के बाग के पूर्व में कोडिया पुल की 
सड़क की तरफ फ़बारे से कुछ आगे बढ़ कर हाडिंग पुस्तकालय की इमारत है 
जिसे लार्ड हाडिग की यादगार में 1913 ई० में बनाया गया था । पहले दिल्ली का 
पुस्तकालय टाउन हाल में हुमा करता था । इस पुस्तकालय में कई हजार पुस्तकें हैं । 
बहुत सी पुराने जमाने की है । हाडिंग पुस्तकालय के दक्षिण में एक बहुत बड़ा मैदान 
है, जो गांधी ग्राउंड कहलाता है । 5 मार्च, 1930 को जिस दिन गांधी- इविन 
समझौता हुआ, इस मैदान में एक विराट सभा हुई थी , जिसकी उपस्थिति कई लाख 
की थी । गांधी जी का उसमें व्याख्यान हुआ था । उस वक्त की आबादी के लिहाज से 
इतनी बड़ी सभा फिर नहीं हुई । तभी से इस मैदान का नाम गांधी ग्राउंड पड़ा । 
पहले इस मैदान में घास लगी हुई थी और साएदार वृक्ष थे । इसमें क्रिकेट के मैच 
हुआ करते थे। शाम को इसमें स्कूल के बच्चे खेला करते थे । अब इसमें घास का 
नामो-निशान नहीं रहा । इस मैदान में हर वर्ष रामलीला भी होती है । 

बाग में कई क्लब भी बने हुए है । गांधी जयन्ती के दिन फतहपुरी बाजार 
की तरफ के हिस्से में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जो तीन दिन चलता है । होली 
के बाद दुलहंडी के दिन भी इस बाग में मेला लगता है । 

टेलर का वृतः - मोरी दरवाजे के बाहर चौराहे पर लाल पत्थर का जो चबूतरा 
बना हुआ है, वहां 1914 में टेलर के खानदान वालों ने उसका बुत लगवाया था । 
इसने 1857 की लड़ाई में भाग लिया था । अब वह बुत बहां से हटा दिया गया 


234 


दिल्ली की खोज 


यूरोप का महान युद्ध 

अगस्त 1914 में यूरोप का प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ । नई दिल्ली की 
इमारतें बनानी शुरू तो हो बाई थी , लेकिन युद्ध के कारण काम में शिथिलता आ गई । 
सरकारी दफ्तरों के लिए अलीपुर रोड पर खबरपास के निकट मारजी इमारत 
बनाई गई और यहीं वायसराय की असेम्बली का हाल बना । खैबरपास नाम 
इसलिए पड़ा कि माल रोड पर पहाड़ी काट कर दो रास्ते बनाए गए थे, जिनके 
ऊपर दरबार के लिए माल ढोने की रेलगाड़ी चलती थी । बाद में यह पहाड़ी तोड़ 
दी गई । संवरपास पर अंग्रेजो बाजार भी था । उसकी निशानी चंद दुकानें अब 
भी बाकी है । कौंसिल आफ स्टेट मटलाफ हाउस में लगा करती थी । उसी में उसके 
सदस्यों के रहने का प्रबंध भी था । । 

नई दिल्ली बसाने के लिए दिल्ली दरवाजे और अजमेरी दरवाजे के बाहर से 
जनगा कर कुतुब तक का नक्याा ही बदल गया और जहां खेत , पहाड़ियां, और जंगल 
हुया करते थे वहां बड़ी -बड़ी इमारतें खड़ी होने लगीं, चौड़ी -चौड़ी सड़क निकालने 
लगीं और सैकड़ों- हजारों कोठियां और बंगले बनने लगे । यह अंग्रेजों की दूसरी दिल्ली 
थी । पहली दिल्ली सिविल लाइन में बी , जो सोलहवी दिल्ली थी । और यह नई 
दिल्ली सत्रहवीं यो । नई दिल्ली को सर एडबिन लिटन और हरबर्ट बेकर ने बनाया 
जो अपने जमाने के विख्यात टाउन योजनाकार थे । मशहर इमारतों में वायसरिगल 
इस्टेट पौर भवन , उसके साथ सेक्रेटेरियट के उत्तरी और दक्षिणी कक्ष , असेम्बली 
की विशाल गोलाकार इमारत , क्वीजये ( राजपथ ) और उसके दोनों बाजू की नहरें 
बले मैदान , विशाल बिजय चौक और उस में लगे फव्वारे हैं । ये सब इमारतें , जो लाल 
मौर, सफेद पत्थर की बनी है, सुन्दरता में संसार की उच्च कोटि की है । बायसराय का 
भवन रायसीना की पहाड़ी पर बनाया गया था । वर्षों तक हजारों मजदूर और मेमार 
लुहार और लाती, संगतराश और अन्य कारीगर इन इमारतों को बनाने के लिए काम 
करते रहे । जन्तर - मन्तर के पास जो जयसिंहपुरे की आबादी हुआ करती थी , उसे 
हटा कर कनाट सरकस का विशाल बाजार बना कर खड़ा कर दिया गया । रेल का 
क्व भी बदलना पड़ा , उसको सड़कों के ऊपर से ले जाने के लिए हाडिग ब्रिज और 
मिटो बिज बने । सदर का स्टेशन तोड़ दिया गया मोर नई दिल्ली का बड़ा 

आलीशान स्टेशान उसकी जगह पहाड़गंज में बना दिया गया । इन तमाम इमारतों 
को बनते -बनाते 18 साल लग गए । 15 फरवरी 1931 के दिन लाई इरविन ने 
नई दिल्ली का उद्घाटन किया । 29, 000 मजदूर इसके बनाने में लगे रहे पौर 
इसके बनाने पर 15करोड़ रुपया खर्च हुया । 

लार्ड हाडिंग के बाद लार्ड चेम्सफोर्ड वायसराय बन कर आए, जो 1916 से 
1921 तक दिल्ली में रहे । इनके जमाने की यादगार तो केवल चेम्सफोर्ड क्लब ही 


बिटिया काला की दिल्ली 


235 


है , जो रफी मार्ग पर स्थित है । पहले यह गोरों के लिए बी , बाद में उनकी जीमखान 
बलब बन गई और यह हिन्दुस्तानियों की हो गई । वैसे चेम्सफोर्ड काल की बहुत सी 
घटनाएं स्मरणीय है । यूरोप का पहला युद्ध, जो 1914 में शुरू हुआ था , 11 नवम्बर 
1918 के दिन बंद हुआ । उसका बड़ा भारी जशन मनाया गया । मगर युद्ध समाप्त 
होते ही अंग्रेजों ने आजादी की मांग को दबाना शुरू कर दिया और रोलेट बिल पास 
किया , जिसे काला कानन कहा जाता है । उसके विरोध में गांधी जी का 1919 का 
सत्याग्रह शुरू हुआ । दिल्ली में 30 मार्च, 1919 के दिन बड़ी भारी हड़ताल हुई, जिसमें 
हिन्दू-मुसलमान दोनों ही शरीक थे । उस दिन चांदनी चौक में गोली चली और कई 
मादमी मारे गए । फिर 6 अप्रैल को हड़ताल हुई, जो 17 अप्रैल तक चलती रही । 
दिल्ली के बे दिन बड़े ऐतिहासिक थे । हजारों नर -नारी जेल में गए , लाठियों और 
गोलियों के शिकार हुए । इसी प्रकार चेम्सफोर्ड काल दमन का काल गुजरा । इसी 
जमाने में दिल्ली में इन्फ्लुएंजे की महामारी फैली, जिसमें करीब साठ हजार लोग 
मृत्यु को प्राप्त हुए । 
चेम्सफोर्ड के बाद लाडरोडिग वायसराय, बन कर आए, जो 1921 सं 1926 

पादगार नई दिल्ली में रीडिंग रोड है और हिन्दु राव के 
बाड़े में लेडी रोडिग स्वास्थ्य केन्द्र है । दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनके 
काल में हुई । 

लाई रीडिंग का जमाना भी स्मरणीय है । 1922, में प्रिस माफ बेल्ज हिन्दुस्तान 
आया , जो बाद में इंग्लण्ड का बादशाह एडबई अष्टम के नाम से पुकारा गया । गांधी जी 
ने प्रिंस माफ वेल्ज के आगमन का बहिष्कार करवाया , जिससे देश भर में हडतालों की 
लहर फैल गई । उसका बदला अंग्रेजों ने देश में हिन्दू - मुस्लिम फिसाद वारवा कर 
लिया । इस फिसाद ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया । उसी वर्ष गांधी जी को 
गिरफ्तार किया गया और उन्हें छः वर्ष कारावास की सजा दी गई , मगर 1924 
में , जब उनका एपेंडेसाइटिस का आपरेशन हुमा तो उन्हें रिहा कर दिया गया । रिहाई 
के बाद गांधीजी ने कोहाट के कौमी दंगे के बाद दिल्ली में हिन्दू - मस्लिम एकता के 
लिए 21 दिन का उपवास किया, जिसकी शुरुझात चेलों के कुचे में मौलाना मोहम्मद 
अली के मकान पर हुई थी और खारमा मल्कागंज रोड पर लाला रघुबीर सिंह की 
कोठी पर हया था । ये दिन भी बड़े ऐतिहासिक थे । 

बिल्ली विश्वविद्यालयः सिविल लाइन में जो पलंग स्टाफ बामोटा है 
उसके चारों योर चार सड़कें हैं । पश्चिमी मार्ग से नीचे उतरें तो एक चौराहा माता 
है , जिसके दाएं-बाएं विश्वविद्यालय मार्ग है और सामने की मोर विश्वविद्यालय का 
मुख्य प्रवेश द्वार है । विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई, 1922 के दिन हई । डा . 
हरिसिंह गौड़ पहले त इस चांसलर नियुक्त किए गए । विश्वविद्यालय की स्थापना 


236 


दिल्ली की खोज 


अलीपुर रोड और फ्लैग -स्टाफ रोड के नुक्कड़ पर एक बंगाल में हुई थी । बाद में वह 
कर्जन हाउस में चला गया । 

विश्वविद्यालय दस मील के घेरे में फैला हुया है । मौरिस ग्वायर जब उपकुलपति 
बने तो उन्होंने दिल्ली के समस्त महाविद्यालयों को विश्व विद्यालय के घेरे में आने का 
आदेश निकाल दिया । चुनांचे सेंट स्टीफेंस कालेज, हिन्द्र कालेज , रामजस कालेज , 
किरोड़ी मल कालेज, लड़कियों का मिरांडा हाउस , और प्रमिला कालेज, ये सब 
इस विश्वविद्यालय के घेरे में ही स्थित है । इनके अतिरिक्त कितने ही अन्य शिक्षालय 
मौर बात्राबास भी इसी घेरे में स्थित है । विश्वविद्यालय का अपना विशाल पुस्तकालय 
है । पुराने महाविद्यालयों में दो ही कालेज हैं । सेंट स्टीफस कालेज और हिन्दू कालेज 
जो कश्मीरी दरवाजे के साथ चे । हिन्दू कालेज 1899 में कायम हुआ था । 
वहां गदर से पहले कर्नल स्किनर की हवेली थी । यह 1955 में विश्वविद्यालय 
के घेरे में चला गया । 

लाई रीडिंग के पश्चात 1925 में लार्ड इरविन आए, जो 1991 तक दिल्ली 
में रहे । इनके नाम से दिल्ली दरवाजे के बाहर इरविन अस्पताल कायम हुआ 
जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है और यह फैलता ही जा रहा है । 

वायसराय भवन अबवा राष्ट्रपति भवनः - इस इस्टेट का रकबा 330 एकड़ 
है, जिसके चार पक्ष है । राष्ट्रपति भवन के दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं , जिनके बीच में 
32 सीढ़ियां चढ़ कर दरबार हाल बना हुआ है , जो पूरा संगमरमर का है और जिसका 
डायमीटर 75 फुट है । अन्दर जाकर नाचघर है । इसकी छत मुगल काल के नमूने की 
चित्रकारी की बनी हुई है । नाचघर के मुख्य द्वार के सामने ड्राइंग रूम है । उसके 
साथ भोजन कक्ष है । इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति भवन में 45 सोने के कमरे है 
और पुश्त पर सुन्दर बाग हैं , जिसे मुगल बाग कहते हैं । बीच में बड़ा भारी घास 
का मैदान है , जिसमें जगह - जगह फब्बारे लगे हुए है । इस सले सहन में बाहर से माने 
के लिए दाएं-बाएं कई बार है । भवन के ऊपर तांबे का गोल गुंबद अपनी भव्यता 
दिखा रहा है । 

राष्ट्रपति भवन के आगे की मोर भी बीच में खुला मैदान है , जिसके दोनों बाज़ 
सड़कें हैं और सड़कों के अन्त पर लोहे के किवाड़ चड़े हुए है, जहां पहरा रहता है । 
इसके बाद सेक्रेटेरियट की इमारत शुरू हो जाती है, जिसके दो पक्ष है, उत्तरी और 
दक्षिणी । इनमें एक हजार दफ्तर के कमरे बने हए हैं । इन कमरों में ही मन्त्री और 
अधिकारी हुकुमत का काम करते हैं । दक्षिण की ओर पहले प्रधान मन्त्री का विभाग 
आता है, फिर रक्षा मन्त्री का और फिर गृह मन्त्री का । उत्तर की ओर शिक्षा 
मंत्रालय, पावास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तथा अन्य कई मंत्रालय है । 


विटिश काल की दिल्ली 


237 


लोक-सभा भवन: - राष्ट्रपति के उत्तर- पश्चिम में लोक - सभा का गोलाकार 
विशाल भवन है, जो सफेद पत्थर का बना हुआ है और जिसमें 1-44 खम्भे 27 फुट 
ऊंचाई के लगे हुए है । बिटिश काल में इसके तीन भाग थे । एक में असेम्बली, दूसरे 
भागमें कौंसिल आफ स्टेट और तीसरे में चेम्बर आफ मिसेज के अधिवेशन होते थे । 
असेम्बली का उदघाटन 18 जनवरी, 1927 के दिन लार्ड इरविन ने किया था । 
असेम्बली हाल में लोकसभा और कौंसिल माफ स्टेट हाल में राज्य सभा लगती 
है । प्रिसेज चेम्बर में पुस्तकालय है । तीनों भवनों के बीच में केन्द्रीय भवन है, जिस पर 
90 फुट ऊंचा गुंबद बना हमा है । इस भवन में 15 अगस्त , 1947 की रात्रि के 12 
बजे भारत की स्वतन्त्रता स्थापित हई थी और लार्ड माउंटबेटन स्वतन्त्र भारत के 
पहले वावर्नर जनरल नियुक्त हुए थे । इस भवन में संविधान सभा बैठी मोर 
1950 में भारत का संविधान तैयार हुमा । बाबू राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के 
प्रधान बे । दोनों सभामों की जब भी सम्मलित बैठक करनी होती है तो इसी भवन 
में हुया करती है । 


इरविन का जमाना भी बहुत ऐतिहासिक है । इसे टुंडा वायसराय कहा करते थे । 
क्योंकि इसका एक हाथ खराब था । जब यह दिल्ली आ रहा था तो इसकी ट्रेन पर बम्ब 
फटा । यह बाल -बाल बचा । इसके जमाने में सायमन कमीशन हिन्दुस्तान में पाया । 
उसका भी बडे जोर के साथ बहिष्कार किया गया । दिल्ली में असम्बली की दीवारों 
पर सायमन बापस जामो लिखा गया । इसी के जमाने में भगत सिंह कांड हमा मौर 
31 दिसम्बर , 1929 की रात्रि के 12 बजे राबी के किनारे श्री जवाहर लाल ने 
पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा करते हुए कौमी झंडा लहराया । 26 जनवरी, 1930 से 
स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाने लगा, जो स्वराज मिलने पर गणतन्त्र दिवस में तब्दील 
हो गया । 12 मार्च, 1930 को गांधीजी ने डांडी मार्च शुरू की और 6 अप्रैल से 
नमक सत्याग्रह शुरू हुआ । दिल्ली में सत्याग्रह की लड़ाई बड़ी तेजी के साथ चली । 
5 मार्च, 1931 को ऐतिहासिक गांधी -इरविन समझौता हो गया , मगर भगत सिंह 
की जान न बच सकी । उन्हें 25 मार्च को फांसी दे दी गई । इसके बाद ही इरविन 
का कार्यकाल समाप्त हो गया । 


इरविन अस्पताल: — यद्यपि इसका शिलान्यास 1930 में लार्ड इरविन द्वारा 
हुआ था मगर यह बनना शुरू हुआ 1934 में और अप्रैल 1935 में बन कर तैयार 
हमा । करीब छब्बीस लाख रुपया इस पर खर्च आया । इसमें 320 मरीजों की गुंजायश 
रखी गई थी । 20 पारिबारिक वार्ड बनाए गए और दस विशेष बाई । अब तो 
यह मस्पताल बहुत बढ़ गया है । इसके कई नए कक्ष बनाए गए हैं । मरीजों के 
बंड दुगुने स भी अधिक हो गए हैं । एक कक्ष पंडित पंत के नाम से बनाया गया है । 


238 


दिल्ली की खोज 


इरविन के बाद 1932 में लार्ड विलिंगडन या , जो 1936 तक दिल्ली में रहा । 
इसके जमाने को यादगार विलिगटन अस्पताल है । यह नई दिल्ली में गोल डाकखाने 
के पास स्थित है । इसके जमाने की दूसरी यादगार अखिल भारतीय युद्ध स्मारक 
है. जो राजपथ पर बीच में बना हुआ है । यह एक सफेद पत्थर का 13 फुट ऊंचा पोर -40 
फुट चौड़ा द्वार है । द्वार के ऊपरी भाग में दोनों मोर गेट- वे आफ इंडिया लिखा हमा है । 
इसे इंडिया गेट कह कर पुकारते हैं । 10 फरवरी , 1921 के दिन ड्यूक आफ कनाट ने 
इसका शिलान्यास किया था । 1933 में यह बन कर तैयार हमा । 1914- 18 तक 
के युद्ध में जो हिन्दुस्तानी फौजी आहत हुए उनके नाम इसकी दीवारों पर लिखे हुए 
है । इंडिया गेट के दोनों मोर मैदान में फब्बारे लगे हैं । इस इंडिया गेट के पश्चिम में 
किंग जार्जपंजम का संगमरमर का कद्देमादम बुत लगा हुआ है , जिसके ऊपर छतरी है 
पौर नीचे फब्बारा । - 

विलिगढन का जमाना भी ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्ण रहा है । इरविन ने 
जो समझौता किया था उसके मनसार गांधीजी गोल मेज परिषद में शरीक होने 
इंग्लण्ड गए, मगर वहां से वह दिसम्बर के अन्त में निराश होकर लौटे पौर माते ही 
फिर से सत्याग्रह युद्ध छिड़ गया , जो 1933 तक चला । बिलिगडन ने पूरे दमन की 
नीति बरती । गांधीजी से इसका कोई समझौता न हो सका । 

1936 में लार्ड लिनलिथगो माया, जो 1943 तक बायसराय रहा । यह 
किसान बायसराय कहा जाता है । इसके जमाने की कोई यादगार दिल्ली में नहीं है । 
मगर इसका काल खास कर ऐतिहासिक है , क्योंकि इसके जमाने में 1939 का 
द्वितीय महायुद्ध शुरु हुमा और 1940 में गांधीजी का व्यक्तिगत संग्राम तथा 
1942 के अगस्त मास में भारत की आजादी का आखिरी युद्ध - अंग्रेजो भारत छोड़ो 
आन्दोलन शुरू हुआ, जो 1945 तक चलता रहा । 9 अगस्त 1942 के दिन गांधीजी 
मौर अन्य समस्त नेतामों की गिरफ्तारी हुई और सारे देश में बड़े पैमाने पर स्वतन्त्रता 
संग्राम चला । कई लाख नर-नारी जेल गए । कई सौ मारे गए । इस जमाने में बड़े -बड़े 
अत्याचार हुए मगर हिन्दुस्तानी अविचलित रहे । 15 अगस्त 1942 के दिन आगाखा 
महल में गांधीजी के निजी सचिब महादेव देसाई की अकस्मात् मृत्यु हो गई । 

शुरू-शुरू में गांधीजी की लिनलिथगो के साथ अच्छी पटी । 1937 में भारत 
में विधान सभाओं का पहला चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया और सूबों में 
बजारतें बनाई मगर द्वितीय महायुद्ध के शुरू होते ही आपसी मतभेद बढ़ता गया, 
क्योंकि मांग्रेस ने युद्ध में सहायता देने से इन्कार कर दिया । 

लक्ष्मीनारायण का मन्दिर : - इसके जमाने में रीडिंग रोड पर नई दिल्ली के 
तीन विख्यात उपासना स्थान तैयार हुए, जिनमें लक्ष्मीनारायण का मन्दिर सबसे 
मशहर है । इसे बिरला मन्दिर भी कहते हैं । इसे सेठ जुगाल किशोर बिरला ने 


विटिश काल को दिल्ली 


239 


बनवाया । इसका उद्घाटन 18मार्च, 1939 को गांधीजी ने किया था । मुसलमानों के 
अतिरिक्त अन्य समस्त धर्मावलम्बी इसमें जा सकते हैं । 

मन्दिर सड़क के किनारे ही बना हमा है । संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ कर खुला 
सहन आता है और फिर मन्दिर द्वार, जिसमें प्रवेश करके एक लम्बा - चौड़ा दालान है 
और सामने की ओर तीन मन्दिर । बीच में विष्णु भगबान और लक्ष्मी का मन्दिर है 
और दाएं- बाएं शिव और दुर्गा के मन्दिर हैं । 

मन्दिर के साथ मिला हुआ गीता भवन है , जिसमें कृष्ण भगवान की खड़ी मूर्ति 
है । भवन में भजन -कीर्तन होता रहता है । 

मन्दिर में जगह-जगह गीता के तथा उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रन्थों के श्लोक 
दीवारों पर खुद्दे हुए है । जगह-जगह चित्र भी बने हुए हैं । 

_ _ मन्दिर की पुक्त पर पहाड़ी के साथ एक बहुत लम्बा-चौड़ा खुला उद्यान है, 
जिसमें पानी के फव्वारे छूटते रहते हैं और घास लगी हुई है । यह दर्शनाथियों के 
लिए माराम करने का सुन्दर स्थान है । 

मन्दिर के साथ यात्रियों के लिए एक छोटी धर्मशाला भी है, जहां भोजन 
का प्रबंध भी है । 

इस मन्दिर की ख्याति दिनों दिन बढ़ रही है । वर्ष के कई उत्सव यहां होते 
है, खासकर जन्माष्टमी के दिन , जब सारा मन्दिर बिजली से रोशन किया जाता है । 

बद्ध मन्दिर - लक्ष्मीनारायण के मन्दिर से मिला हा भगवान बद्ध का 
मन्दिर है । मन्दिर में बुद्ध भगवान की मूर्ति है, जो सुनहरी रंग की है और संगमरमर के 
चबूतरे पर बैठी हुई है । बौद्ध भिक्षुमों का यह पीठ है, इसका भी 18मार्च, 1939 को 
महात्मा गांधी ने उद्घाटन किया था । मन्दिर का हाल 40x30 फुट है । दीवारों 
पर बुद्ध भगवान के जीवन के चित्र बने हुए है । 

काली मन्दिर बुद्ध मन्दिर के साथ काली माता का मन्दिर है, जो बंगालियों 
का तीर्थस्थान है । इसमें काली की मूति है । दाएं हाथ धर्मशाला भी है । आश्विन 
के नौ रात्रों में यहां देवी की पूजा बड़े पैमाने पर होती है । मन्दिर अठपहलू है, चार 
द्वार और चार पाती लगे है । मन्दिर में 12 सीढ़ी चढ़ कर पहुंचते हैं । मन्दिर के ऊपर 
गोपुर है । 

इन मन्दिरों के अतिरिक्त इस सड़क पर कई और इमारतें भी बनी हुई है 
हिन्दू महासभा भवन, आर्यसमाज मन्दिर और कई स्कूलों की इमारतें फैली हुई है । 

इस सड़क पर आगे जा कर एक गिरजा आता है और उसके साथ वाल्मीकि 
मन्दिर , जिसमें 1946 और 1917 में गांधीजी अंग्रेजों से भारत की प्राजादी 


240 


बिल्ली की खोज 


का फैसला करने के सिलसिले में आकर ठहरते रहे । दाएं हाथ जाकर चित्रगुप्त 
रोड पर भगवान रामकृष्ण परमहंस का मन्दिर है । 

1943 में लार्ड वेबल वायसराय बन कर आया जो 1947 तक रहा । यह 
हिन्दुस्तान का पहला फौजी वायसराय था । इसकी यादगार में दिल्ली के बड़े स्टेशन 
क सामने फौजियों के लिए वेवल कटीन खोली गई थी , जिसमें 1947 के साम्प्रदायिक 
दंग में धारणाबी रह और अब वहां सार्वजनिक पुस्तकालय है । 

लार्ड वेवल का काल भी ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्ण है । इसके जमाने में 
महायुद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया । गांधीजी ने आगाखा महल में 21 
दिन का उपवास रखा । माता कस्तूरबा की 22 फरवरी, 1943 के दिन भागाखां 
महल में ही मृत्यु हो गई । वहां महादेव भाई और माता कस्तूरबा की समाधियां बनी 
हुई है । मई 1945 में गांधीजी को रिहा किया गया । महायुद्ध भी समाप्त 
हो गया और इंग्लैण्ड में लेबर पार्टी की हकमत या गई, जिसने भारत को आजादी 
देना मंज़र किया और उसी की तैयारियां होने लगी । लाई वेवल के जमाने की सबसे 
बड़ी घटना बंगाल का अकाल था , जिसमें 30 लाख लोग भूख से मर गए । 

इसी के समय में भारत की इंटेरिम हुकूमत बनी । श्री जवाहरलाल नेहरू 
इसके पहले प्रधान मन्त्री बनाए गए । 

लार्ड माउंटबंटनःो भारत के अन्तिम वायसराय थे, जो अप्रैल 1947 से 
अगस्त 47 तक केवल पांच मास इस पद पर रहे । इनके यह पांच मास विशेष महत्व 
रखते हैं । भारत को आजाद करने की घोषणा की गई । साथ ही देश का बंटवारा भी 
हो गया और पाकिस्तान बन गया । 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में वह 
स्मरणीय दिवस है, जिस दिन लाई माउंटबंटन ने अपने हाथ से यूनियन जैक उतार 
कर आजाद भारत के तिरंगे झंडे का आरोहण किया और इस प्रकार भारत से तीन 
सौ वर्ष पुराना अंग्रेजी शासन सदा के लिए समाप्त हो गया । लार्ड माउंटबंटन की यही 
सबसे बड़ी यादगार दिल्ली में रहेगी । इनका गांधीजी से पनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
हुआ और इनके यहां आना - जाना होता रहता था । 

15 अगस्त के बाद ये भारत के पहले गवरनर जनरल बनाए गए । अंग्रेज 
शासन काल की चंद इमारतें और भी हैं ,जिनको यादगार में शुमारकिया जा सकता है । 
7 टी० बी० अस्पतालः - दो अस्पताल तपेदिक के हैं । एक है किग्जचे कैम्प 
सड़क पर जुबिली अस्पताल , जहाँ 1911 में रेल का स्टेशन हुआ करता था । 
दूसरा महौली के पास, सड़क पर है । दिल्ली में दिका के मरीजों की संख्या के 
लिहाज से ये दोनों अस्पताल काफी नहीं है । 

जामियामिलियाः - 1921 में , जब गांधीजी ने असहयोग मान्दोलन चलाया 
तो सरकारी शिक्षालयों का भी बहिष्कार किया गया । उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम 


गिटिश काल को दिल्ली 


241 


विश्वविद्यालय से, जो लड़के निकले, उनके लिए दिल्ली में करोलबाग में कौमी मुस्लिम 
युनिसिटी कायम की गई, जिसका नाम जामियामिलिया रखा गया , बाद में अोखले 
के करीब जमीन लेकर यह मुस्लिम विश्वविद्यालय वहां ले जाया गया । यह इमारत 
बहुत बड़ी है । साथ में जामिया नगर भी बना दिया गया है । डा . अन्सारी को और 
बाफीक उलरहमान को यहां ही दफनाया गया था । 

नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी - शुरू में इसका नाम, इम्पीरियल कमेटी था 
फिर रायसीना कमेटी पड़ा । पूरे अधिकार वाली नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी 
1931 - 32 में बनी । टाउन हाल का शिलान्यास 14 मार्च, 1932 को दिल्ली के 
अंग्रेज चीफ कमिश्नर जान टायसन ने किया था और 17 अगस्त , 1933 को वाय 
सराय ने टाचन हाल का उद्घाटन किया था । 

नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का कुल रकबा 31 . 7 एकड़ था । दिल्ली नगर 
निगम के बनने पर इसे घटा कर 16. 4 एकड़ कर दिया गया । 

1931 में नई दिल्ली की आबादी 64,844 थी , जो 1932 में बढ़ कर 
2. 64, 000 हो गई । और इस वक्त 2, 75,000 है। 

टाउन हाल की इमारत इंटों की बनी हुई है । मुख्य द्वार पर एक घंटाघर भी 
बना हुआ है । इसकी इमारत अभी हाल में और बढ़ गई है । यह जन्तर -मन्तर के 
सामने पालियामेंट स्ट्रीट पर स्थित है । 

पूसा इंस्टीट्यूटः - 1933 में जब बिहार में भूकम्प याया तो वहां जो खेती 
बाड़ी का इंस्टीट्यूट या वह बेकार हो गया । दिल्ली में करोल बाग के पास कई - सौ 
एकड़ जमीन लेकर खेतीबाड़ी के प्रयोग करने के लिए यह पूसा इंस्टीट्यूट यहां खोला 
गया । बाद में यहां एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला भी बना दी गई, जो नेशनल फिजिकल 
लेबारेटरी के नाम से पुकारी जाती है । 

सेंट्रल एशियाटिक म्युजियमः - नई दिल्ली में गेट वे आफ इंडिया के पास 
लाल पत्थर की एक और इमारत है, जिसमें पुरातत्व विभाग की ओर से एशिया 
की पुरानी वस्तुओं का संग्रह है । 

इमामबाडा : - यह पंचकुई रोड पर शिया मुसलमानों की इबादतगाह है, जो 
करीच सोलह-सतरह वर्ष पूर्व बना है । यह एक पक्की इमारत है । एक बड़ा हाल है, 
जिसमें बालकनी है और ऊपर की मंजिलों में कमरे हैं । 


रेडियो स्टेशानः - पालियामेंट स्ट्रीट पर आकाशवाणी का विशाल भवन है । 
यहां से संसार भर के लिए रेडियो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं । 


5 - स्वतन्त्र भारत की दिल्ली 

( अठारहवी दिल्ली ) 
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया , मगर उसके साथ ही देश के दो 
टुकड़े भी हो गए । पाकिस्तान बना, जिसमें उत्तर- पश्चिम सूबा,सिध पौरबिलोचिस्तान 
तथा बंगाल का पूर्वी भाग और पंजाब का पश्चिमी भाग शामिल कर दिए गए । 
बाकी के भाग हिन्दुस्तान में रहे । देवा के दो टुकड़े क्या हुए, हिन्दू -मुसलमानों के 
दिलों के भी दो टुकड़े हो गए । कल तक जो भाई- भाई थे, वे माज एक -दूसरे के खून 
के प्यासे बन बैठे । देश में हाहाकार मच उठा , चारों ओर मारकाट और लूट खसोट 
का बाजार गर्म था । खून की नदियां बह रही थी और मनुष्यता से गिरे हुए जितने 
भी काम हो सकते थे , वे सब बरपा हो रहे थे । 

दिल्ली भी इस प्राग से न बच सकी । अभी आजादी का जशन पूरी तरह पूरा 
भी होने न पाया था कि पंजाब से होलनाक खबरें प्राने लगी और दिल्ली दंगे -फिसाद , 
मार-काट का गढ़ बन गई । सुले प्राम कल मोर लूट - मार होने लगी । तुरन्त ही 
कम्य लगा दिया गया , मगर अगस्त का आखिरी सप्ताह पोर सितम्बर का पहला 
सप्ताह रात-दिन जागते बीता । किसी की जान महफूज न थी , किसी की इज्जत 
सुरक्षित न थी । लोग घरों में बंद ये भौर जो बाहर निकलते थे वे मश्किल से घर 
लौट कर पाते थे । चारों ओर भगदड़ मच गई । मुसलमान बाहर बोड़ - छोड़ कर भागने 
लगे और पंजाब के शरणार्थी हिन्दू यहाँ माने लगे । उन दिनों की याद से कलेजा मह 
को पाता है । अपनी ही हुकूमत और यह हाल ! 

आखिर, तार भेज कार गांधीजी को दिल्ली बुलाया बाया । वे कलकत्ते के 
दो से निपटे ही थे । हालात सुन कर वह तुरन्त दिल्ली के लिए रवाना हो गए और 
9 सितम्बर को दिल्ली पहुंचे । भंगी कालोनी, जहां वह ठहरते थे, शरणार्थियों से भरी 
पड़ी थी । लाचार उन्हें बिरला भवन में ठहरना पड़ा । उनके माने से दिल्ली में शान्ति 
तो अवश्य हो गई, मगर उनके मन की शान्ति काफूर हो गई । उन्होंने 125 वर्ष तक 
जीने की बात मन से निकाल ही दी । वह उन हालात को सहन करने में असमर्थ थे , 
जो उनके देखने में आ रहे थे । जब उनसे अधिक सहन न हो सका तो उन्होंने आमरण 
बत रख लिया ताकि दोनों को समझ जाएं और गमराही का रास्ता छोड़ दें । 
उनके उपवास का प्रभाव होना तो लाजमी था । दंगे फिसाद बंद भी हो गए , मगर 
दिल के जहर न धुल सके , फटे दिल फिर जुड़ न सके । उसके परिणाम स्वरूप 
सारी कौम को एक ऐसा कलंक लगा गया , जिसे कभी बोया नहीं जा सकता । 


स्वतन्त्र भारत की दिल्ली 


30 जनवरी की शाम के पांच बज कर सत्रह मिनिट पर जब कि वह प्रार्थना-स्थान 
पर पहुंचने ही बाले थे , एक हिन्दू ब्राह्मण ने गोली मार कर उनका शरीरान्त कर 
दिया । सारा देश पोक सागर में डूब गया और हाथ मलता रह गया , " अब पछताए 
क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत । " 

__ 31 जनवरी को गांधी जी की अर्थी निकली । लाखों नर -नारी नौ - नौ प्रांसू 
रो रहे थे । चारों ओरहिरास और निराशा फैली हुई थी । दिल्ली दरवाजे के बाहर 
बेला रोड पर राजघाट का मैदान दाहसंस्कार के लिए चुना गया था । शाम के पांच 
बजे दाह संस्कार हुआ और इस तरह भारत का सबसे उज्ज्वल सितारा सदा के लिये 
अस्त हो गया । 

राजघाट समाथिः - उस खुले मैदान में , जिस चबूतरे पर दाह संस्कार हुआ था 
गांधीजी की समाधिबना दी गई मगर आज जो समाधि है वह तो असल से नौ -दस फुट 
ऊंची है । मसल -समावि नीचे दबी पड़ी है । 15 वर्ष में इस स्थान की शकलही बदल मई 
है । मौजूदा समाधि बंगलौर ग्रेनाइट के नौ चौकोर काले पत्थरों की बनी हुई है । ये 
पत्थर9X 9 फुट के हैं और डेढ़ फुट ऊंचे हैं । समा जमीन से छह इंच ऊंची है । नीचे 
का चबूतरा प्रेनाइट का 28x28 फुट का है । चारों और 18 फुट लम्बा, 9 इंच 
मोटा पौर तीन फुट ऊंचा संगमरमर का कटहरा लगा है । फिर चारों ओर खला मैदान 
है जिसमें घास लगेगी और उसके बाद चारों और धौलपुर के चौड़े ग्रेनाइट पत्थर का 
257X 257 फुट का खुला सफेद चबूतरा है । उसके बाद पत्थरों की 42 गुफाएं 
बनाई गई है,जिनके चारों दिशाओं में चार प्रवेश द्वार है । गुफापों, के पीछे ऊंचाई 
जिनको अन्दर से ) फुट पौर बाहर से 13 फुट है, ढालवां मिट्टी डाल कर मैदान 
बनाया गया है उसके बाद बगीचा है । चारों कोनों पर साए के लिए तीन-तीन 
सीमेंट की बठकें है । अभी यहां निर्माण कार्य जारी ह । पहली मंजिल भी अभी पूरी 
नहीं हो पाई है । पूरी मंजिल तक पहुंचने में अभी कई वर्ष लगेंगे, जबकि अन्दर और 
बाहर नहरें होंगी और हरेभरे वृक्ष होंगे । अभी बहुत काम बाकी है । समाधि का 
क्षेत्रफल 71 एकड़ में है, जो बाद में 171 एकड़ हो जाएगा । साथ में 38 एकड़ की 
नसंरी है । 

समाधि स्थान पर हर शुक्रवार की शाम को , जो गांधी जी का निधन दिवस है, 
प्रार्थना होती है और 30 जनवरी को एक सुबह बड़ा समारोह होता है । उस दिन 
प्रार्थना और सूत्र यज्ञ होता है । दो अक्तूबर और आश्विन कृष्णा द्वादशी के दो दिन 
गांधी जयन्ती मनाई जाती है । उन दोनों दिन भी प्रार्थना और सूत्र यश होता है । सुबह 
से शाम तक हजारों दर्शनार्थी नित्य प्रति देश - देशान्तर से समाधि पर आते रहते हैं । 
यहां के प्रबंध के लिए लोक -सभा की ओर से एक समिति नियुक्त है, जो यहां की 
व्यवस्था करती है । 


बिल्ली को खोज 


समाधि के अतिरिक्त दिल्ली में गांधीजी के पांच-छ: और स्मारक है, जिनका 
विवरण इस प्रकार है : 

( 1) गाँघो स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालयः - इसकी शुरुआत 
गांधीजी के निधन के तीन वर्ष पश्चात् कोटा हाउस के निकट की चंद बैरकों में हुई 
थी । बाद में यह मानसिंह रोड़ पर ले जाया गया । 

वर्तमान संग्रहालय का भवन राजघाट समाधि के निकट दिल्ली दरवाजे से 
आने वाली सड़क पर रिंग रोड पर स्थित है, जो 1951 में बन कर तैयार हना । 
भवन की इमारत दो मंजिला है , जिसके चार कक्ष है और बीच में 50X36 फुट का 
भवन है । प्रवेश द्वार में घुस कर बाएं हाथ बाले कक्ष में पुस्तकालय और वाचनालय 
है,जिसमें दस हजार पुस्तकों का संग्रह किया जा चुका है । दाएं काम में गांधीजी की 
रचनात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन है । 

ऊपर के दोनों कक्षों में से एक में संग्रहालय है, जिसमें गांधीजी के अन्तिम समय 
के कपड़े और अन्य सामग्री रखी गई है । गांधीजी की जीवन-कथा के 201 चित्रों को 
एक गैलेरी भी है, जिसमें उनकी बाल्य अवस्था से लेकर उनके अन्तिम समय तक का 
चित्र -दर्शन है, दूसरे भाग में आडीटोरियम है, जहां गांधी जी की जीवन-कथा के 
चलचित्र दिखाए जाते हैं । 

संग्रहालय की इमारत धौलपुर के सफेद पत्थर की बनी है । अन्दर की मोर 
संगमरमर लगाया गया है । इस पर दस लाख रुपये की लागत आई है । संग्रहालय का 
प्रबंध एक कमेटी द्वारा किया जाता है । 

( 2 ) हरिजन निवास : - यह किरजवे रोड पर डाका गांव के पास हरिजन कार्य 
का मुख्यालय है, जिसका शिलान्यास 2 जनवरी , 1935 को गांधीजी ने किया था । 
पहले तो गांधीजी के ठहरने के लिए यहां एक दो मंजिला मकान बनाया गया 
था । धीरे - धीरे इसमें इमारतें बननी शुरू हुई । हरिजन निवास तथा उद्योगशाला 
एवं अतिथि भवन और कार्यालय की इमारत बनाई गई । महादेब भाई के स्मारक में 
भी एक मकान बनाया गया और बीच के बगीचे में एक लाल पत्थर का ऊंचा स्तम्भ 
खड़ा किया गया ,जिस पर गीता के श्लोक अंकित है । गांधीजी कितनी ही बार इस 
निवास में ठहरे थे । लेखक की माता की स्मृति में जो प्रार्थना मन्दिर बना हुआ है, 
उसका शिलान्यास और उद्घाटन गांधीजी के कर कमलों द्वारा ही हुआ था । 

( ३) गांधी ग्राउंड : - चांदनी चौक फव्वारे के पास जो कम्पनी बाग का भाग है 
वह गांधी मैदान के नाम से पुकारा जाता है । पहले यह खेल कूद का मैदान था , 
घास लगी हुई थी और उसमें क्रिकेट मैचहुआकरते थे । मार्च 1932 में जब गांधी 
इरविन समझौता हुया तो 6 मार्च को गांधीजी ने इस मैदान में कई लाख की 


स्वतन्त्र भारत को दिल्ली 


245 


जनसंख्या के सामने भाषण दिया था । उन दिनों की आबादी के लिहाज से उतनी 
बड़ी मीटिग पहले कभी नहीं हुई थी । तब ही से इस मैदान का नाम गांधी मैदान पड़ 
गया । 

( 4) गांधीजी की मूतिः -दिल्ली में रेलवे के बड़े स्टेशन की तरफ का जो 
कम्पनी बाग का हिस्सा है उस के एक कक्ष में , जो पार्क की शकल में है , गांधी 
जी की बोंज धातु की साढ़े सात फुट लम्बी एक मूर्ति इक्कीस फुट ऊंचे संगमरमर के 
चबूतरे पर लगाई गई है, जिसके चौगिरदा पांच फव्वारे लगे हैं । 

( 5 ) बापू समाज सेवा केन्द्र:- रीडिंग रोड की भंगी कालोनी के नजदीक ही, जहाँ 
गांधीजी ठहरा करते थे, पंचकुईयाँ रोड पर, उनके निधन के पश्चात राजकुमारी अमृत 
कौर के प्रयास से फोर्ड फाउंडेवान ने भारत सरकार को राष्ट्रपिता की स्मृति में चार 
लाख रुपये का अनुदान देकर अप्रैल 1954 में बापू समाज सेवा केन्द्र का निर्माण 
करवाया । केन्द्र में एक बालबाड़ी , एक प्राथमिक पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, 
पुस्तकालय एवं बाचनालय , बाल क्लब , युबक क्लब , औषधालय आदि है । इसका 
संचालन नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी द्वारा किया जाता है । इमारत में एक बहुत 
बड़ा हाल है, जिसके दोनों बाजू बालकनी है । सामने ऊंचा प्लेटफार्म है । हाल के साथ 
ही अन्य कितने ही कमरे और स्थान है, जिनमें विभिन्न गतिविधियां चलती है । 

तिब्बिया कालेजः - यायुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कालेज और अस्पताल 
जिसे आम तौर से तिब्बिया कालेज कह कर पुकारते हैं , एक बहुत बड़ी संस्था है । 
इसे 1878 ई० में दिल्ली के खानदानी हकीम अब्दुल माजिद खां साहब ने स्थापित 
किया था । इसकी शुरुआत गली कासिम जान , बल्लीमारान में हुई । बाद में यह चुड़ी 
वालान में चला गया । इसमें लड़कियों की शिक्षा का भी प्रबंध किया गया था । 
हकीम अब्दुल माजिद खां की मत्यु के पश्चात् उनके लड़के हकीम अजमल खां साहब 
ने , जो दिल्ली के महशूर नेता भी थे, इस संस्था को अपने हाथ में लिया और 1915 
में तिम्बिया ट्रस्ट सोसायटी कायम करके करोल बाग में चालीस एकड़ जमीन के टुकड़े 
पर 29 मार्च, 1916 को लार्ड हाडिग द्वारा कालेज और अस्पताल का शिलान्यास 
करवाया । इमारत को बनने में पांच वर्ष लग गए । इसमें अध्ययन स्थान, अस्पताल , 
प्रयोगशाला, रिसर्चविभाग , फार्मेसी, छात्रावास और कर्मचारियों के निवास स्थान 
बनाए गए । भारत में आयुर्वेद और यूनानी तरीकों की यह पहली ही सम्मिलित 
संस्था कायम की गई थी ,जिसका उदघाटन 13 फरवरी , 1921 को महात्मा गांधी 
ने किया था । कालेज और अस्पताल के अतिरिक्त बल्लीमारान में हिन्दुस्तानी 
दवाखाना और कालेज में आयुर्वेदिक रसायनशाला भी खोली गई थी । लेकिन इसका 
अभ्युदय फाल हकीम अजमल खां के जीवन काल तक ही रहा । उनकी मृत्यु के बाद 
वह बात न रही । 


दिल्ली की खोज 


दिल्ली में गाँवो जी कहाँ ठहरे ? 
गाँधीजी 19 1 5 में दक्षिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान लौटे थे । 1915 से 1948 
तक के 33वर्षों के प्रसे में उन्हें बीसियों बार दिल्ली आना पड़ा । दिल्ली भाकर 
जहां- जहां बह ठहरे, वे स्थान भी गांधीजी के स्मारक रूप ही है, इसलिए उनकी 
जानकारी दिलचस्पी से खाली न होगी । 
1915 - 18 गुरू- शुरू में गांधीजी जब दिल्ली मातेचे तो वह अपने दोस्त सी० 

एफ० एंड युज के साथी प्रिसिपल रुद्र के साथ कश्मीरी दरवाजे सेंट 
स्टीफेंस कालेज में ठहरा करते थे । सड़क के साथ ऊपर की मंजिल में 
उनका कमरा था , जहां वह ठहरा करते थे । फरबरी 1918 में वह 
दिल्ली आए थे और फिर अप्रैल में लेखक का पहली बार उनसे 

परिचय हुमा । 
1919 - 1919 के मार्च में रौलेट कानून के खिलाफ गांधीजी का सत्याग्रह 

शुरू हुआ । 13 अप्रैल को जलियांवाला का काला कांड घटित हुमा । 
गांधी जी ने यह मुनासिब नहीं समझा कि रुद्र साहब को राजनीति 
में घसीटा जाए, चुनांचे उन्होंने डा० अन्सारी की कोठी नं0 1 दरिया 
गंज में ठहरना शुरू कर दिया । अक्तूबर 1919 में पंजाब जाते समय 

वह दिल्ली से गुजरे । 
1920 - 21 1920 में खिलाफत आन्दोलन शुरू हमा, जो गांधीजी की देख -रेख 

में चलता था । होम रूल लीग के प्रेसीडेंट भी बही थे । दिल्ली में 
जलियांवाला काण्ड की जांच के लिए हंटर कमेटी भी बैठी हई थी । 
उघर बांधीजी ने असहयोग का पान्दोलन भी शुरू कर दिया था । 
हकीम अजमल खां और डा० अन्सारी उन दिनों दिल्ली के मुख्य नेतामों 
में से ये । कांग्रेस और खिलाफत की बहुत सी बैठके हकीम साहब 
के घर पर बल्लीमारान में हमा करती थीं । गांधीजी को बार-बार 
दिल्ली आना पड़ता था । इन दिनों वह डा० अन्सारी की कोठी पर 

ठहरा करते थे । 
1922 - 23 10 मार्च, 1922 को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए और 18 मार्च 

को उन्हें छः वर्ष कैद की सजा हो गई । 1923 के अन्त तक बह जेल 

में रहे । 
1924 5 फरवरी 1924 के दिन गांधीजी रिहा हुए । इसी साल देश के 

विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिनमें कोहाट का दंगा 
सबसे भयंकर था । गांधीजी कोहाट जाने के लिए सितम्बर 1924 में 


स्वतन्त्र भारत की दिल्ली 


247 


1925 


1926 


1927 


दिल्ली आए और मौलाना मोहम्मद अली के मकान पर कूचा चेलान में 
ठहरे , जहां हमदर्द अक्षबार का दफ्तर भी था । वहीं उन्होंने 21 दिन का 
उपवास कौमी एकता के लिए शुरू किया । पहले सप्ताह बह मौलाना के 
मकान पर रहे , फिर उन्हें मलकागंज रोड सब्जीमंडी में लाला रघुवीर 
सिह की कोठी दिलकुशा में ले जाया गया । वहां उनका उपवास 
समाप्त हुमा । दिल्ली से बह सर्वदलीय कान्फ्रेंस में शरीक होने नवम्बर 
के तीसरे सप्ताह में बम्बई चले गए । 
इस वर्ष गांधीजी कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे । उन्होंने इस वर्ष देश का 
दौरा किया और वह कई बार सर्बदलीय कान्फ्रेंस के सिलसले में 
दिल्ली पाए । इन दिनों वह लाला रघुवीर सिंह जी की कोठी पर 
कश्मीरी दरवाजे ठहरते रहे । 
इस वर्ष गांधीजी करीब-करीब साबरमती आश्रम में ही रहे और 
जैसा कि कानपुर कांग्रेस के समय दिसम्बर 1925 में उन्होंने कहा 
चा , उन्होंने एक वर्ष तक सियासत में कोई भाग नहीं लिया । 
मार्च मास में बह गुरुकुल कांगड़ी की रजत जयन्ती में शरीक होने 
हरिद्वार गए थे । वापसी पर उन्हें दिल्ली होकर साबरमती जाना था । 
चंद घंटों के लिये वह लेखक के मकान कटड़ा खुशहाल राय में 
ठहरे । इस मकान पर वह पहली बार 1924 के उपवास के पश्चात् 
नवम्बर में माए थे और फिर 8 मार्च 1931 के दिन आए । 7 अप्रैल 
को वह फिर एक बार अपने मन्त्री कृष्ण दास को देखने आए, जो बीमार 
पड़े थे । 10, 11, 12, 14 दिसम्बर 1933 को गांधी जी इस मकान पर 
जखक को देखने पाते रहे । संखक उन दिनों सस्त बीमार पा । 27 
अक्तूबर 1936 की 5 नवम्बर को उन्हें लार्ड इरविन से मिलने फिर 
एक बार दिल्ली पाना पड़ा, उस वक्त वह डा० अन्सारी की दरियागंज 
की कोठी पर ठहरे थे । सबह गांधीजी लेखक की माता को देखने इस 
घर पर पाए थे । यह उनका इस मकान पर अन्तिम आगमन था । 
इस वर्ष सर्वदलीय कान्फेंस की कई बैठक दिल्ली में हुई , जिनमें शरीक 
होने फरवरी, मार्च पोर मई में गांधीजी को दिल्ली माना पड़ा । तीनों 
बार वह चांदनी चौक , नटबों के कचे में सेठ जमनालाल बजाज के मित्र 
सेठ लक्ष्मीनारायण गाडोदिया के मकान पर ऊपर की मंजिल में ठहरे । 
फरवरी महीने में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारीक होने गांधीजी 
जब दिल्ली पाए तो वह विठ्ठलभाई पटेल की कोठी नं0 20 अकबर 


1928 


1929 


दिल्ली की खोज 


रोड नई दिल्ली पर ठहरे । विट्ठलभाई उन दिनों असेम्बली के अध्यक्ष 
थे । मार्च मास में बर्मा जाते समय बोड़ी देर के लिए वह हरिजन 
निवास में ठहरे थे । 


5 जुलाई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शरीक होने वह फिर 
दिल्ली पाए और दो दिन कुचा नटवा में सठ लक्ष्मीनारायण के 
घर ठहरे । 23 दिसम्बर को गांधीजी लार्ड इरविन से मिलने फिर एक 
बार दिल्ली आए । इस बार वह नं० 1 औरंगजेब रोड पर ठहरे । 


1930 


जनवरी के प्रथम सप्ताह में लाहौर कांग्रेस से लौटते समय गांधीजी 
जब साबरमती जा रहे थे तो एक दिन के लिए बह सेठ लक्ष्मीनारायण 
की गोशाला रामपुरा गांव में ठहरे थे । 


1931 


इसी वर्ष गांधी जी ने नमक भंग का सत्याग्रह चलाया । 12 मार्च से 
डांडी यात्रा की और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा । 5 मई को वह 
कराडी में गिरफ्तार कर लिए गए । शेष सारा वर्ष वह जेल में रहे । 
गांधीजी 26 जनवरी को यरवदा जेल से रिहा हए और 17 फरवरी 
को दिल्ली आए । इस बार वह डा० अन्सारी की कोठी पर ठहरे । 
4 मार्च को गांधी -इरविन समझौता हुमा । 8 मार्च को वह दिल्ली 
से चले गए । 19 मार्च को वह कराची कांग्रेस में शरीक होने फिर 
दिल्ली आए और डा० अन्सारी की कोठी पर ही ठहरे । कराची से 
वापसी पर 2 अप्रैल को वह फिर दिल्ली आए और डा० अन्सारी के 
घर पर दरियागंज में ठहरे । 
24 अप्रैल को लार्ड विलिगडन से मिलने शिमले जाते हुए 
वह दिल्ली से गुजरे और दूसरे ही दिन वह गोल मेज कान्फ्रेंस में शारीक 
होने बम्बई के लिए रवाना हो गए, जहां से वह 29 अप्रैल को 
लंदन के लिए रवाना हुए । 28 दिसम्बर को वह विलायत से लौट कर 
आए और 31 दिसम्बर की रात को फिर से सत्याग्रह शुरू करने का 
प्रस्ताव पास कर दिया । 


1932 


गांधीजी 4 जनवरी की सुबह गिरफ्तार कर लिए गए और सारा वर्ष 
जेल में ही रहे । 
8 मई को गांधीजी जेल से रिहा किए गए । उन्होंने 21 दिन का उपवास 
वारू कर दिया था । 


1933 


स्वतन्त्र भारत की दिल्ली 


10 दिसम्बर को गांधीजी हरिजन यात्रा के सिलसिले में दिल्ली पाए । 
इस बार वह डा० अन्सारी की कोठी पर ठहरे । 14 दिसम्बर को वह 
यहां से लौट गए । 


1934 


1935 


1936 


1937 


अक्तूबर मास में जो कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ था , उसमें गांधीजी 
कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने चार पाने की सदस्यता से भी 
त्यागपत्र दे दिया । वह 29 दिसम्बर को दिल्ली आए और इस बार 
एक मास के लिए वह हरिजन निवास किम्जवे कैम्प में ठहरे । 
2 जनवरी के दिन गांधीजी ने हरिजन निवास का शिलान्यास किया । 
28 जनवरी को वह वर्धा चले गए । 
चौदह मास के पश्चात् 8 मार्च के दिन गांधीजी फिर दिल्ली पाए 
और हरिजन निवास में ही ठहरे तथा 27 मार्च को कांग्रेस के लखनऊ 
अधिवेशन में शरीक होने चले गए । 
30 अप्रैल से गांधीजी सेवाग्राम में रहने चले गए , जिसका नाम पहले 
सेगांव था । 27 अक्तूबर को इलाहाबाद से वर्चा जाते समय दिन 
भर के लिए गांधीजी हरिजन निवास में ठहरे । 

अगस्त को गांधीजी लार्ड लिनलिथगो से मिलने फिर एक 
बार दिल्ली आए और हरिजन निवास में ठहरे । 
मार्च मास में दिल्ली में आल इंडिया कन्वेंशन हुआ था जिसमें 
शरीक होने गांधीजी दिल्ली पाए और 15 से 22 मार्च तक 
हरिजन निवास में ठहरे । । 
मई में गांधीजी ने खान अब्दुल गफ्फार खां के साथ सरहदी सूबे की 
यात्रा की । वह आते जाते समय दिल्ली से गुजरे । 
20 सितम्बर को वह दिल्ली आए और हरिजन निवास में ठहरे , जहां 
25 सितम्बर को उन्होंने लेखक की माता श्रीमती जानकी देवी की स्मृति 
में एक मन्दिर का शिलान्यास किया । 4 अक्तूबर को वह सरहदी सूबे 
की यात्रा के लिए यहां से निकले, जो 9 नवम्बर को समाप्त हुई । 
वहां से वह सेवाग्राम चले गए । 
राजकोट के मामरणवत के पश्चात् गांधीजी 15 मार्च को दिल्ली 
आए और इस बार वह बिरला सदन में अबुकर्क रोड नई दिल्ली 
में ठहरे । 7 अप्रैल को वह राजकोट लौट गए । 


1938 


1939 


250 


बिल्ली की खोज 


इसी वर्ष 3 सितम्बर को दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया और 
गांधी जी को 4 और 25 सितम्बर को तथा 5 अक्तूबर को लार्ड 
लिनलिथगो से मिलने दिल्ली होकर शिमले जाना पड़ा । पहली 
नवम्बर को गांधीजी दिल्ली आए और बिरला भवन में ठहरे । 
दूसरी नवम्बर को उन्होंने जानकी देवी मंदिर का हरिजन निवास में 
जाकर उद्घाटन किया । जिसका 25 सितम्बर 1938 के दिन उन्होंने 

शिलान्यास किया था । 
1940 5 फरवरी को बायसराय से मिलने गांधीजी फिर दिल्ली आए और 

बिरला भवन में ही ठहरे । 
29 जून को बायसराय से मिलने शिमले जाते समय गांधी जी दिन भर 
के लिए दिल्ली में बिरला भवन में ठहरे । 30 जून को वह शिमले 
से लौट पाए और इस बार वह 7 जुलाई तक राजपुर रोड नं0 32 
पर डा० शौकतुल्लाह अन्सारी के साथ ठहरे । 26सितम्बर को गांधीजी 
फिर से दिल्ली आए और दिन भर के लिए बिरला भवन में ठहरे । 
रात को वह वायसराय से मिलने शिमले चले गए, जहां से वह । 
अक्तूबर को लौट कर बिरला भवन में ठहरे और शाम को ही वर्धा 

चले गए । 
1942 - 44 1942 मार्च की 11 तारीख को महायुद्ध की स्थिति बहुत भयंकर हो 

गई थी . ब्रिटिश मिशन की नियुक्ति हई । 25 मार्च को स्टेफर्ड क्रिप्स 
दिल्ली आए और 27 को गांधीजी से मिले । गांधी जी5 अप्रैल तक 
बिरला भवन में ठहरे । 
8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हया और 
अगस्त को वह बिरला हाउस बम्बई से गिरफ्तार कर लिए गए । उन्हें 
आगाखा महल पूना में रखा गया जहां से वह 6 मई 1944 को रिहा 

किए गए । 
1945 गांधीजी सवा तीन वर्ष बाद 17 जुलाई की सुबह शिमले में लाई बैबल 

से मिल कर दिल्ली आए थे । वह इस बार भी दिन भर के लिये बिरला 

भवन में ठहरे और शाम को ही वर्धा लौट गए । 
1946 गांधीजी ने निश्चय किया था कि भविष्य में वह भंगी कालोनी 

में ठहरा करेंगे । अब महायुद्ध समाप्त हो चुका था और इंग्लैण्ड 
में लेबर पार्टी सत्ता पर आ गई थी, जिसने हिन्दुस्तान को स्वराज देने 
का फैसला कर लिया था और हिन्दुस्तान में इसकी तैयारी करने 
कबिनेट मिशन भेजा गया था । गांधीजी पहली अप्रैल के दिन बम्बई से 


स्वतन्त्र भारत को बिल्ली 


251 


दिल्ली आए पौर निजामुद्दीन स्टेशन पर उत्तरे । इस बार उन्हें बाल्मीकि 
मन्दिर में उतारा गया , जो नई दिल्ली में रोहिंग रोड पर है । 
बास्मीकि मंदिर : - यह स्थान रीडिंग रोड के अन्त पर पंचकुइयां रोड 
की तरफ अन्दर जाकर भंगी कालोनी के साथ ही है । गांधीजी के कारण 
यह स्थान ऐतिहासिक बन गया है । सड़क जो नई दिल्ली की बर्कशाप 
के साथ - साथ अन्दर गई है, उस पर अन्दर जाकर बाएं हाथ घूमना 
होता है । वहां करीब 150 फुट लम्बे और 100 फुट चौड़े एक महात 
में चारदीवारी के अन्दर एका सहन है, जिसके बीच में बाल्मीकि ऋषि 
का मन्दिर है और मन्दिर के दाएं-बाएं दो कमरे बने हुए हैं । बाएं हाथ 
वाले कमरे में जो 15-20 फुट लम्बा और 10- 12फुट चौड़ा होगा और 
जिसके दो दरवाजे है , गांधीजी के ठहरने का प्रबन्ध किया गया था । 
साथियों के ठहरने के लिए डेरे लगाए गए थे । एक और कमरे में , जो 
सदर दरवाजे के साथ है, भोजनालय बनाया गया था । सहन के दाएं 
हाय एक चबूतरे पर प्रार्थना का प्रबन्ध किया गया था , जो हर शाम के 
समय होती थी और उसके साथ बाले मैदान में हजारों नर-नारी 
जमा होते थे । 
कैबिनेट मिशन में भारत सचिव श्री पैथिक लारेंस , सर स्टेफर्ड क्रिप्स 
और श्री ए० वी० एलेग्जेंडर आए थे । 
गांधीजी पूरा अप्रैल मास यहां ठहरे । गर्मी का मौसम होने से बह पहली 
मई को शिमले चले गए । वहां से 27 मई को वह मसूरी गए, वहां 8 
जून तक वह ठहरे और वहां से दिल्ली बाल्मीकि मन्दिर में लौट पाए । 
वहां वह 28 जन तक ठहर कर पूना चले गए । 
26 अगस्त को गांधीजी फिर दिल्ली आए और बाल्मीकि मन्दिर में 
ठहरे । 2 सितम्बर को भारत की अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें 
श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधान मन्त्री बनाए गए । उस दिन सोमवार का 
दिन था , गांधीजी का मौन दिवस । आपथ लेने से पूर्व राष्ट्रीय हुकूमत 
के मंत्री गांधीजी से पाशीर्वाद लेने आए । गांधीजी ने कागज के एक 
टकड़े पर लिख कर मन्त्रियों को चार बातें करने का आदेश दिया था : 
( 1 ) नमक कर का अन्त करो ; डांडी कच को मत भलो, ( 2 ) एकता 
प्राप्त करो । ( २) माछूत को दूर करो ( 4) खादी सबको मिल 
सके , ऐसा प्रयत्न करो । 
28 अक्तूबर को गांधीजी नोपाखली जाने के लिए कलकत्ते के लिए 
रवाना हो गए । 


252 


दिल्ली की खोज 


1947 - 48 पात्र मास बाद गांधीजी वायसराय लार्ड माउंटबेटन से मिलने और 

अन्तर - एशियाई कान्फ्रेंस में शरीक होने 31 मार्च को फिर से दिल्ली आए 
और बाल्मीकि मन्दिर में ठहरे । 12 अप्रैल को वह बिहार चले गए । 
1 मई को उन्हें काग्रेस कार्य समिति की बैठक में शरीक होने फिर से 
दिल्ली आना पड़ा । वह बाल्मीकि मन्दिर में ही ठहरे और 8 मई को 
कलकत्ते लोट गए । 
25 मई को श्री जवाहर लाल के बुलावे पर गांधीजी को फिर दिल्ली 
आना पड़ा । वह वाल्मीकि मन्दिर में ही ठहरे । 5 जुलाई को बायसराय 
की पत्नी लेडी माउंटबेटन गांधीजी से मिलने बाल्मीकि मन्दिर में पाई । 
यह पहली बायसराय की पत्नी थीं , जो इस प्रकार आई थी । 30 जुलाई 
को गांधीजी करमीर गए , जहां से 6 अगस्त को वह लाहौर आए और 
वहां से सीधे कलकत्ता चले गए । वाल्मीकि मन्दिर में गांधीजी 
का यह अन्तिम बार ठहरना था । गांधीजी के बार-बार यहां ठहरने से 
उनकी सविधा के लिए मंदिर के सामने चबूतरा बना दिया गया था । 
मन्दिर के दाएं -बाएं दो और कमरे सीमेंट की चादरों की छत के बना 
दिए गए थे । जिस चबूतरे पर गांधीजी प्रार्थना किया करते थे उसको 
अब संगमरमर का बना दिया गया है । यह अब गांधी स्मारक में शरीक 
है । इसकी सात सीडिया है । चबूतरा दस फूट लम्बा, 6 फुट चौड़ा 
और पांच फुट ऊंचा है । जहां पास वाले मैदान में लोग बैठते थे उसमें 
भी चास लग गई है । 
नौ सितम्बर को उन्हें कलकत्ते से दिल्ली लौटना पड़ा । दिल्ली में हिन्दू 
मुस्लिम फिसाद की आग भड़की हुई थी और कफ्यू लगा हुमा था । 
बाल्मीकि मंदिर शषियों से भरा पड़ा था । इसलिए गांधीजी को 
बिरला भवन में ठहाराया गया , जहां वह अपने देहावसान के अन्तिम 
दिन 30 जनवरी 1948 तक ठहरे रहे । 


बिरला भवन : - नई दिल्ली में अल्बुकर्क रोड पर सेठ घनश्याम दास बिरला 
की यह कोठी है । अब उस सड़क का नाम 30 जनवरी मार्ग हो गया है । 

कोठी कई एकड़ जमीन पर बनी है , मुख्य द्वार से घुस कर बीच के भाग में मकान 
है । दो कक्षों के बीच एक छोटा सहन है । उसमें जो गैलरी अन्दर जाती है उसके साथ 
एक बड़े कमरे में गांधीजी के ठहरने का प्रबन्ध था । कमरे के बाहर की पोर एक और 
कमरा है और फिर खुला बाग । गांधीजी इसी कमरे में दीवार के साथ बैठा करते थे 
और उनके साथी पास बाले कमरे में । रात्रि को गांधीजी पास वाले कमरे में सोते थे । 


स्वतन्त्र भारत की दिल्ली 


253 


कोठी के साथ पिच्छवाड़े की तरफ एक बहुत बड़ा लान है । उसमें एक बारसाती 
कमरा बना हुआ है । यहां बैठकर गांधीजी शाम के बचत प्रार्थना किया करते थे । 
लोग खुले मैदान पर बैठत घे । 30 जनवरी की शाम के 5 बजकर 17 मिनट पर जब 
गांधीजी प्रार्थना करने लान पर से गुजर रहे थे तो गोडसे की गोली से उनका 
चारीरान्त हुआ । 

इस तान को अब सारी कोठी से झाड़ियों द्वारा अलग कर दिया बाया है और 
पुश्त की ओर से एक द्वार निकाल दिया गया है । 
____ _ जहां गांधीजी का निधन हुआ, उस स्थान पर धौलपुर के सफेद पत्यर का एक 
चौकोर छः इंच ऊंचा चबूतरा बना कर उस पर चारों ओर कटहरा और बीच में 
पत्थर का तुलसी का एक गमला लगा दिया गया है । जिस बरसाती में गांधीजी 
बैठ कर प्रार्थना किया करते थे, उसकी दीवारों पर उनके जीवन की घटनाओं के 
रंगीन चित्र काढ़ दिए गए है । 

हर 30 जनवरी को सुबह पांच बजे गांधी जी के निधन स्थान पर पर बैठकर 
प्रार्थना होती है और शाम के 5 बज कर 17 मिनट पर फिर प्रार्थना होती है, जो 
गांधीजी का सही निधन काल है । 

जनवरी 1950 तक स्वतन्त्र भारत का दर्जा ब्रिटिया कामन वेल्थ में डोमिनियन 
का रहा । लार्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर- जनरल बनाया गया था । वह जून 
1948 तक रहे । जुलाई 1948 से 25 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 
गवर्नर जनरल रहे । 26 नवम्बर 1949 को स्वतन्त्र भारत का विधान बन कर 
तैयार हुआ और उसके अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतन्त्र राज्य 
स्थापित हो गया जिसके पहले राष्ट्रपति उस तारीख को डा . राजेन्द्र प्रसाद जी बने 
मौर श्री जवाहर लाल नेहरू प्रधानमन्त्री । इस असे में सभी देशी रियासतें गृह मन्त्री 
सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयत्न से भारत में विलीन हो गई थीं । 1952 में 
हिन्दुस्तान में गणतन्त्र राजा का पहला आम चुनाव हुआ । 13 मई , 1952 को श्री 
राजेन्द्र प्रसाद जी राष्ट्रपति चुने गए । श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधान मन्त्री रहे । दूसरा 
आम चुनाव अप्रैल, 1957 में हुमा । उसके बाद भी 10 मई को श्री राजेन्द्र बाबू पुनः 
राष्ट्रपति बने और प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू रहे । तीसरा चुनाव फरवरी, 
1962 में हुमा । उसके बाद प्रधान मन्त्री तो पंडित नेहरू ही रहे , मगर राष्ट्रपति डा० 
राधाकृष्णन् को चुना गया । इस 12 वर्ष के अर्से में हिन्दुस्तान के कई नेता, जिन्होंने 
गांधीजी के साथ रहकर स्वराज्य प्राप्त किया था , चल बसे । सरदार वल्लभभाई पटेल 
मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई दिल्ली के आसफ अली, पंडित गोविन्द वल्लभ 
सन्त और 1 मार्च 1963 को बाब राजेन्द्र प्रसाद हमसे बिछुड पाए । ये सब ही पुराने 
नेतामों में से थे । 


254 


दिल्ली की खोज 


इन बारह-पन्द्रह वर्षों में दिल्ली में कई तब्दोलियां हो गई । हकमत के लिहाज से 
पहले माम चुनाव के समय दिल्ली में विधानसभा बनी थी मगर वह पांच वर्ष ही नहीं । 
बाद में उसे तोड़ कर यहां म्युनिसिपल कमेटी की जगह नगर निगम की स्थापना कर दो 
गई और चीफ कमिश्नर को यहां का प्रशासक बना दिया गया । नए मकानों के लिहाज 
से यहां की गंदी बस्तियों को और सरकार का ध्यान गया और प्रान्त के लिए एक 
मास्टर प्लान तैयार की गई । कई नये उपनगर बन कर तैयार हो गए । दिल्ली फैलन 
में तो दक्षिण में महरौली और तुगलकाबाद तक पहुंच गई है , पश्चिम में नजफगढ़ तक 
और पूर्व में सारा शाहदरा भी खूब बड़ गया है । चारों ओर मकान और बस्तिया 
ही देखने को मिलंग । पोखले पर एक इंडस्ट्रियल इस्टंट खोल दी गई । नजफगढ़ राड 
पर और शाहदरा में कितने ही कारखाने लग गए और लागते जा रहे हैं । हजारों 
एकड़ नई जमीन को मकान बनाने के लिए दुरुस्त किया जा रहा है । कितनी ही 
नई सड़कें तैयार हो गई हैं । पालम का हवाई अड़ा भी बहुत बड़ा दिया गया है पोर 
सफदर जंग का अड्डा साधारण काम के लिए रह गया है । 

नई दिल्ली में लोक -सभा और राजप-सभा के सदस्यों के लिए सैकड़ों नए मकान 
बड़े हो गए हैं । दक्षिणी और उत्तरी दोनों कक्षों में और मन्त्रालयों के लिए चार कक्ष 
नए बन गए है । कृषि भवन , उचोग भवन , रेल भवन , मोर हवा भवन बन गए हैं । 
और भी दो भवन बनने वाले हैं । प्रधान मन्त्री तीन मति बाले उस मकान में रहते 
है , जहां अंग्रेजों का कमांडर -इन -चीफ रहा करता था । वह भी एक विशाल भवन है । 
छावनी का भी अब बहुत विस्तार हो गया है । 

नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी : --- जब से नगर निगम बना , नई दिल्ली 
म्यूनिसिपल कमेटी का क्षेत्रफल काफी घट गया है । इसके चार गैर सरकारी नामजद 
सदस्य है और 6 सरकारी । कमेटी भवन पालियामेंट स्ट्रीट पर स्थित है । 

भाबादी के बढ़ने से सभी चीजें छोटी पड़ गई है । सड़कें चौड़ी की जा रही है , 
वाटर बस बढ़ाया जा रहा है । अब एक नया विजली घर बन गया है । दो नए पुल 
यमुना पर बन रहे हैं और कई पुराने पुल चौड़े किए जा रहे है । इस तरह अस्पतालों 
को भी बढ़ाया जा रहा है । इरविन अस्पताल काफी बढ़ गया है, उसमें एक विग पंडित 
पन्त के नाम से बना है तपेदिक का पस्पताल, जो किग्जवे कैम्प में है , उसे भी बहुत बढ़ा 
दिया गया है और उसके अतिरिक्त एक दूसरा तपेदिक का अस्पताल अब महरौली में 
खल गया है । सफदरजंग का जो अस्पताल पिछली लड़ाई में अमरीकियों ने फौजियों 
के लिए खोला था , वह अब जनता के लिए खल गया है और उसका भी बहुत विस्तार 
हा है । उसके अतिरिक्त एक मेडिकल इंस्टीट्यूट खुल गया है । तीन बड़े 
अस्पताल और सरकारी है ( 1 ) सेन का नरसिंग होम, ( २ ) तीरथ राम अस्पताल 
तथा ( 3 ) सर गंगाराम अस्पताल । 


स्वतन्त्र भारत की बिल्ली 


255 


कई पार्क नए बन गए हैं । नई दिल्ली में लोदी बाग और तालकटोरा बाग तो 
पुराने हैं ही , अब राष्ट्रपति भवन में मुगल बाग और नई रिज पर बुद्ध जयन्ती पार्क 
पखास देखने योग्य है । 

दिल्ली में कई पौलोटकनिक शिक्षण संस्थाए भी हैं, जिनमें से एक मोखले में 
पंडित पन्त की स्मृति में बनी है और एक अरब की सराय में है । काश्मीरी दरवाजे 
पर तो एक पौलीटेकनिक है ही । 

दिल्ली में कई फिजिकल लेबारेटरीज भी खलो हैं, जिनमें से एक नेशनल 
फिजिकल लैबारेटरी पूसा इंस्टीट्यूट में है । 

नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा था , जो पहाड़गंज के पुल के नीचे 
बना हुआ था । अब एक बहुत विनाल जंक्शन पहाड़गंज में बन गया है और दिल्ली का 
पुराना जंक्शन भी सब बहुत बढ़ गया है । 

इसी प्रकार हर तरह से दिल्ली का विस्तार होता जा रहा है । सरकारी 
कर्मचारियों के लिए जो बस्तियां बनी है , उनमें से कई तो इतनी बड़ी है कि अपने प्राप 
में एक बोटा नगर बन गई हैं । विनय नगर, किदवई नगर, रामकृष्णपुरम , मोती बाग , 
लोदी कालोनी, सेवा नगर, मादि बस्तियों में तो हजारों की संख्या में कर्मचारी 
रहते हैं । अफसरों के लिए भी काका नगर कालोनी बनी है । और भी कालोनियाँ 
आए दिन बन ही रही हैं । इन सबका कहां तक जिक्र किया जाए । जो वास- खास 
स्थान है , उनका कुछ विवरण यहां दे देना काफी होगा । 

चाणक्यपुरी: - स्वराज्य काल को दिल्ली यद्यपि पन्द्रह वर्ष से शुरू हुई है, 
मगर इस असें में ही यहां की शकल कुछ से कुछ हो गई है । जो सबसे बड़ी बात हुई है 
वह यह कि संसार भर के प्रमुख देशों के राजदूत अब दिल्ली में रहने लगे हैं । हर 
मुल्क का राजदूत है और उसका अपना दूताबास है । पहले तो उनमें से कुछ चन 
मकानों में रहते रहे , जो राजा लोगों ने अपने निवास के लिए बनवाए थे, मगर ये 
उनके लिये काफी न थे । चनांचे नई दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग पर कई सौ 
एकड़ के क्षेत्र में राजदूतों के लिए अलग ही बस्ती बसाई गई है, जिसका नाम 
चाणक्यपुरी है । इसमें अमरीका, रूस और इबलैण्ड के दूतावास तो बहुत 
ही विशाल बने हैं । दूसरों ने भी अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे दूतावास 
बनाए हैं । 

सेक्रेटेरिएट के नए भवन: -भारत सरकार का काम ब्रिटिश काल को अपेक्षा बहुत 
अधिक बढ़ गया है । इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जो सेक्रेटेरिएट बनाया था , वह 
छोटा पड़ गया और उसको बढ़ाने के लिए राजपथ के दाएं -बाएं चार कक्ष और 


256 


बिल्ली की खोज 


बनवाए गए, जिनके नाम है कृषि भवन, उद्योग भवन, रेल भवन और हवा भवन । 
ये कई- कई मंजिला इमारते हैं, जिनमें सैकड़ों कमरे है और हजारों लोग काम 
करते हैं । 

योजना भवन - सी प्रकार योजना कमीशन के लिए भी पालियोमेंट स्ट्रीट पर 
एक विशाल भवन बना है, जिसका नाम योजना भवन है । यह इमाणात भी कई 
मंजिला है और इसमें सैकड़ों कमरे हैं । यहां भी कई सौ कर्मचारी काम करते हैं । 

विज्ञान भवन : - नई दिल्ली में ऐसा कोई भवन नहीं था , जहां हजार दो हजार 
मादमियों की सभा हो सके । इस कमी को पूरा करने के लिए मौलाना आजाद मार्ग 
पर काई लाख की लागत से एक विशाल भवन का निर्माण किया गया , जिसमें एक 
साथ कई हजार आदमी पाराम से बैठ सकते है । यह इमारत कई मंजिला है और 
इसमें कितने ही कमेटी रूम है । इसका कार बुद्ध विहार की तर्ज का बनाया गया है । 
बसल में यह यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस के लिए बना था । 

सम्हाउसः - चारह खम्भा रोड पर सर तेज बहादुर को बाद में यह इमारत 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद ने बनाई है । इसी सड़क पर एक संगीत भवन 
पौर एक अकादमी भवन भी बनाया गया है । 

दिल्ली की दीवानी प्रचालत: - दिल्ली की अदालतें अंग्रेजों के जमाने में कश्मीरी 
दरबाजे फसीन के साथ बाली इमारतों में लगा करती थीं । फिर वे हिन्दू कालेज 
की इमारत में चली गई थी । मगर यहां काम इतना बढ़ गया था कि एक बड़ी 
जगह की जरूरत महसूस की जाने लगी । इसको पूरा करने के लिए तीस हजारी में 
दिल्ली की कचहरियों का शिलान्यास उस वक्त के गृहमन्त्री डा . कैलाशनाय काटजू 
ने किया और दो वर्ष में यह पांच मंजिला इमारत बन कर तैयार हुई । इस पर करीब 
एक करोड़ की लागत आई है । आजकल दीवानी अदालतें तथा फौजदारी अदालतों 
के भी कई विभाग इस इमारत में काम करते हैं । और भी कई सरकारी विभाग 
इस में पा गए हैं । 

सरकिट कोर्ट : - दिल्ली का हाई कोर्ट पहले पंजाब में हुआ करता था । यह 
अब भी बहा ही है. लेकिन दिल्ली में काम बहुत बढ़ गया है, इस लिए दिल्ली में सरकिट 
कोर्ट खोल दिया गया है, जो माजकल राजपुर रोड की कोठी नं०17 में लगता है । 

सुप्रीम कोर्ट : - यह भारत का उच्च न्यायालय है । 1950 में यह कायम हुमा । 
प्राथमिक अवस्था में यह लोक -सभा के एक कक्ष में कायम किया गया था । 1955 
में मथुरा रोड पर पर तिलक ब्रिज के पास इसकी इमारत बननी शुरू हुई , जिसका 
उदघाटन 15 अगस्त , 1958 को राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद ने किया । यह इमारत 
लाल पत्थर की दो मंजिला बनी है । इसकी शकल काटे के पत्तलों जैसी है । इसको 


स्वतन्त्र भारत की दिल्ली 


257 


बनने में चार वर्ष लगे और 99 लाख रुपया इस पर बर्च पाया । इमारत बड़ी 
मानदार बनी है । साथ में एक छोटा- सा पार्क भी है । 

बाल भवन: - कोटला रोड पर मावाद मेडिकल कालेज के पीछे एक बड़े 
अहाते में यह बच्चों के खेल- कूद के लिए भवन बनाया गया है । इसमें बच्चों की 
आघा मील लम्बी रेल भी है, जिसके स्टेशन का नाम लेल गांव है । रेल का टिकट 
15 नए पैसे है । सारा प्रबंध बच्चे ही करते हैं । 

बच्चों का पार्फ : -- इंडिया गेट के पास जो बहुत बड़ा खुल्ला मैदान पड़ा है , उसके 
एक भाग में बच्चों के खेल-कूद के लिए जापानी तर्ज का यह पार्क बनाया गया है । 

अशोक होटल तथा जनपख होटल: - दिल्ली में बाहर से आने वालों के लिए 
ठहरने को कोई अच्छा होटल नहीं था । चनांचे सरकार ने दो विशाल होटल बनाए 
है । चाणक्यपुरी में अशोक होटल सौर जनपथ पर जनपय होटल खोले गए हैं 
अशोक होटल तो पूरा महल ही है । 

चिड़िया घर: - दिल्ली में यों तो बहुत सी चीज़ देखने को थी , मगर यहाँ 
चिडिया घर नहीं था । इस कमी को पूरा करने के लिए पुराने किले के साथ 250 
एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक बड़ा चिड़िया घर खोला गया है, जिसमें देश-विदेश 
के , भांति - भांति के पश -पक्षी लाकर रखे गए हैं । एक हजार से ऊपर पशु यहां रखे 
गए हैं । शेर, हाथी, बोटे, ऊंट , रीछ, बरे, नीलगाय , आदि और करीब दो सौ 
प्रकार के पक्षी है । पुराने किले की इमारत को भी इसी काम में लाया जा 
रहा है । जहा भारत, मफीका, प्रास्ट्रेलिया, दक्षिणी अमरीका , अफ्रीका, आदि देशों क 
पशु -पक्षी देखने को मिलेंगे। चार एकड़ जमीन में एक झील बनाई गई है । यहां तरह 
तरह के वृक्ष भी लगाए गए हैं । 

अजायब घर: - दिल्ली में चिड़िया घर की तरह एक अच्छे अजायब घन की 
भी जरूरत यो । वैसे तो अगस्त 1949 में राष्ट्रपति भवन के बाहर के बड़े कमरे में 
- इसको स्थापना कर दी गई थी , मगर इसके अपने भवन का शिलान्यास 12 मई 1955 

को श्री जवाहरलाल नेहरू ने जनपथ मार्ग पर किया । इसका उद्घाटन 19 दिसम्बर 
1960 को हुआ । यह धौलपुर के पत्थर की एक विशाल इमारत है । इसमें एक साडी 
टोरियम है . पुस्तकालय है , प्रदर्शनी की गैलरी है , जिसमें सिक्के , हस्तलिखित पुस्तक , 
मास्त्र , सजाने की चीजें , जवाहरात, गहने , कपड़े, लकड़ी और हाथी दांत का सामान, 
धातु और संच का सामान तथा तप अनेक वस्तुएं रखी हुई है । 

माजाद कालेजः - दिल्ली में एक मेडिकल कालेज की भी बड़ी जरूरत थी । 
चुनांचे मौलाना आजाद को स्मृति में इस कालेज की स्थापना हुई । दिल्ली दरवाजे के 
बाहर, जहां पहले जेलखाना हया करता था , उसको तोड़ कर इस कालेज की इमारत 
बनाई गई है । 


M67DPD/ 63 


258 


बिल्ली की खोज 


इंजीनियरिंग कालेजः — यह दिल्ली का पहला इंजीनियरिंग कालेज है, जिसकी 
यहां बड़ी जरूरत थी । महरौली जाते हुए वहां से करीब दो मील इधर बाएं हाथ को 
यह बनाया जा रहा है । मलका एलिजाबिच के पति प्रिंस फिलिप ने अपनी भारत 
यात्रा के समय इसका उद्घाटन किया था 

बद्ध जयन्तो पार्क : - ऊपर रिज रोड पर शंकर रोड के रास्ते से दो मील के फासले 
पर सत्तर एकड़ जमीन पर जून 1959 में बुद्ध जयन्ती के अवसर पर यह पार्क बनाया 
गया है । इसमें तरह-तरह के वृक्ष योर फूलों के पौधे लगाए गए हैं । 2300 फुट 
लम्बी और 20 फुट चौड़ी एक नहर बनाई गई है । इसमें अरने हैं और 100 फुट 
का दस फूट गहरा एक होज है । 

तिहाड़ जेलः - दिल्ली गेट पर जो जेल थी , उसे वहाँ से हटा कर तिहाड में 
एक आधुनिक नमूने की यह जेल बनाई गई है । 

बुग्घ कालोनी : दिल्ली की 27 लाख की आबादी के लिए अच्छे दूध का 
मिलना बहुत कठिन हो गया था । सरकार ने बम्बई के नमूने पर यहां 7000 
मन रोजाना दुग्ध के वितरण के लिए एक कालोनी बनाई है, जिसका प्लांट हालैण्ड 
सरकार ने दिया है । यह पटेल नगर में बनाई गई है । इसमें अभी पशु नहीं रखे गए 
है । केवल दूध का प्रबंध है, जिसके लिए शहर के विभिन्न भागों में बूथ खोल दि 


अोखला इंडस्ट्रियल इस्टेटः -- ओलला स्टेशन के पास ही सैकड़ों एकड़ जमीन 
को सरकार ने लेकर यहां इंडस्ट्रियल इस्टेट कायम की है । 

प्रदर्शनी स्वाच - दिल्ली में आए वर्ष प्रदर्शनी होती रहती है, जिसमें संसार 
भर के मुल्क शरीक होते हैं । सरकार ने एक बहुत बड़ा मैदान इसी काम के लिए 
अलहदा रख दिया है, जो तिलक ब्रिज के पास मथुरा रोड पर पुराने किले से मिला 
हा है । प्रायः हर वर्ष यहाँ प्रदर्शनी लगती रहती है । 

नेताओं के बलः - जब अंग्रेजी शासन था तो नई दिल्ली में कई बुत लगाए 
गए,जिनमें इंडिया गेट पर जाज पंजम का संगमरमर का सबसे बड़ा बुत है और कई 
बुत गवर्नर जनरलों के लगाए गए, मगर आजादी के बाद इन बुतों का महत्व खत्म 
हो गया । पब तो भारत के नेतामों के बत लगाए जा रहे है । तिलक ब्रिज के पास एक 
घे में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की मूर्ति स्थापित की गई है, दिल्ली दरवाजे 

और अजमेरी दरवाजे के बाहर दिल्ली के दो नेतामों मासफ अली साहब और देशबन्धु 
गुप्ता की खड़ी मतियां लगाई गई है । मोर मई 1963 में लोक - सभा भवन के 
बाहर के बगीचे में पंडित मोतीलाल नेहरू को खड़ी मूर्ति स्थापित की गई है । 
पालियामेंट स्टीट और अशोक रोड के चौराहे पर सरदार पटेल की खड़ी मति 
स्थापित की गई है । 


स्वतन्त्र भारत की दिल्ली 


259 


इण्डिया इण्टर नेशनल केन्द्र : यह केन्द्र लोदी स्टेट में स्थित है । यह पांच 
एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इस पर पचपन लाख रुपए की लागत आई 
है । रुपया अमरीका के रोक फैलर फण्ड से तथा पब्लिक से जमा किया गया था । 
इसका शिलान्यास ₹30 -11- 60 के दिन जापान के युवराज ने किया था और 
22- 1- 62 के दिन राष्ट्रपति डा . राधाकृष्णन जी ने इसका उद्घाटन किया था । 
इसमें अन्तर राष्ट्रीय देशों से जो लोग भारत में अध्ययन करने आते हैं वह ठहरते 
है । इमारत निहायत खूबसूरत बनी हुई है । इसमें मेहमानों के ठहरने के कमरों 
के अतिरिक्त एक ऑडोटोरियम , कांफ्रेंस रूम और एक पुस्तकालय है । इसका 
प्रबन्ध एक गैर सरकारी समिति द्वारा किया जाता है । 


लद्दाख बुद्ध बिहार : - इसका उद्घाटन 1963 में प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर 
लाल नेहरू ने किया था । यह बौद्ध विहार कुदसिया घाट पर जमुना के किनारे करीब 
एक एकड़ जमीन पर बना है । रिंग रोड से प्रवेश द्वार पर जाते हैं , जिसका नमना 
सांची स्तूप का है । द्वार के दाएं बाएं कोनों पर एक - एक कमरा बना है और 
उत्तर पश्चिम में दो मंजिला इमारत है, जिसमें ऊपर और नीचे साधुओं के और 
अतिथियों के ठहरने को कमरे बने हुए है । कमरों के सामने चौड़ा बरांडा है । पूर्व 
की ओर बीच में बुद्ध भगवान का मन्दिर है । पत्थर की आठ सीढ़ियां चढ़ कर 
मन्दिर के द्वार में प्रवेश करते है । भवन के दो भाग है , बाहरी भाग बैठने को है , 
जिसके उत्तर पश्चिम में द्वार है और फर्ण संगमरमर का है । छतें सब जगह खपरैल 
की है । भवन के अन्दर के भाग में भगवान बुद्ध की पीतल की मति है । बीचों 
बीच संगमरमर का एक चबूतरा है, जिस पर काठ का एक सुन्दर मण्डप बना है 

और उसमें भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति है । दो और मूर्तियां दाएं बाएं खड़ी है । 
मन्दिर में रोज पूजा होती है । मन्दिर के सामने बीच में खुला सहन है, जिसमें 
घास लगी है । इस मन्दिर को पण्डित जी के परामर्श से लद्दाख के बौद्ध भिक्षुओं 
के लिए बनवाया गया है । 


दिल्ली दिनों दिन फैलती जाती है । यहां हर वर्ष सैकड़ों हजारों इमारतें 
नई बनती जाती हैं । सबका वर्णन करना कठिन ही नहीं , असम्भव सा प्रतीत 
होता है । इसलिए अब इतना ही बस है । हां स्वराज्य काल की दो घटनाए 
ऐसी हैं, जो इतिहास के पन्नों में अमर कहानी बनकर सदा गूंजती रहेंगी । एक है 
30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी का अपूर्व बलिदाना, जिसकी स्मृति में राजघाट 
पर उनकी समाधि बनी और दूसरी है नेहरू जी का 17 वर्ष तक भारत का प्रधान 
मन्त्री रह कर 27 मई 1964 के दिन देह विसर्जन करना । उनकी स्मृति है 


260 


दिल्ली की खोज 


शाक्ति वन : 

इस पुस्तक के छपते छपने इसमें देश के प्यारे, प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू का स्मारक विवरण शासिल करना पड़ रहा है , जिनका देहावसान 27 मई 
1964 बुधवार के दिन एक बज कर पचपन मिनट पर तीनमति मार्ग पर प्रधान 
मन्त्री भवन में हआ और उनके शव को 28 मई की दोपहर बाद बड़े समारोह के 
साथ गांधी जी की समाधि से करीब आधा मील उत्तर में एक बड़े मैदान में ले 
जाया गया । चिता के लिए पांच फुट ऊंचा इंटों का चवतरा बनाया गया था , जिस 
पर 4- 35 पर उनके पार्थिव शरीर को उनके दौहित्र संजय ने अग्नि माता की गोद 
में समर्पण कर दिया । जीवन भर वह चक्रवर्ती महाराण अशोक की तरह प्रेम 
बोर शान्ति का उपदेश देते रहे । इसीलिए इस स्थान का नाम शान्ति -वन रखा 
गया है । यहां पण्डित जी की समाधि के चारों ओर घना बन होगा , जो हमारे 
पूर्व कालीन खाण्डव वन और वृन्दावन को बाद दिलाया करेगा और जहां हिरण 
निर्भय होकर कलोल किया करेंगे और पक्षी उस महान पुरुष की अमर गाथा का 
गायन किया करेंगे । आइए हम भी इस शान्ति पाठ को बोल कर उनका स्मरण 
ताजा रखें । 


यौ : शान्तिरक्तरिक्ष 9 शान्ति : 
चिचोशान्तिराप : शान्ति चोषधय : 
शान्ति बनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा 
शान्तिर्जा शान्ति , सर्व शान्ति : शान्तिरेव शाक्ति : 
सामा शान्ति रेघि । ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति : 


6 - अठारह दिल्लियों की प्रदक्षिणा 


पाठक गण ! दिल्ली की खोज " नाम की यह संक्षिप्त कहानी पढ़ कर भापका मन 
इस बात के लिए अवश्य लालायित हो उठा होगा कि जिस भूखंड ने अपने शासकों को 
कभी सुख चैन की नींद सोने न दिया , बनना और बिगड़ जानाजिसका स्वभाव रहा है 

और जिस ने एक बार नहीं अठारह बार सल्तनतों के उतार- चढ़ाव देखे हैं, ऐसे भूखंड 
की एक बार प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए । किसी जमाने में दिल्ली की बाकायदा 
फेरी लगा करती थी और उसका एक इन्दरपत महात्मा भी बना हुआ था । माप भी 
चाहें तो अपनी फेरी लाल किले से शुरू कर दें, जो दिल्ली का केन्द्र गिना जाता 
है । पहले शहर की चारदीवारी के अन्दर - मन्दर घूम तं , बाद में शहर के बाहर 
निकल कर चारों दिशामों का भ्रमण कर लें , यकीन है भापकी यह खोज खाली न 
जाएगी, और इन सैकड़ों नए-पुराने संडहरात को देखकर गत पांच हजार वर्षों का 
इतिहास आपकी प्रांतों के सामने घूम जाएगा । 


लालकिले का झंडा चौक : लालकिला चांदनी चौक के पूर्वी सिरे पर स्थित 
है, जिसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले उस झंडा चौक में जाना होता है, जो किले के 
पैरापिट ( घोबस ) के सामने पड़ता है और जिस पर खड़े होकर हर वर्ष 15 अगस्त 
को भारत के प्रधान मन्त्री प्रातः आठ बजे 31 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्र ध्वच्छा का 
मारोहण करते हैं । उस दिन हजारों नर-नारी राष्ट्र गान गा कर उसका अभिवादन 
करते हैं । चौक से किले में जाने के लिए लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करना होता है । 
अन्दर जाने के लिए टिकट लगता है । किले में निम्न स्थान देखने को मिलेंगे । 


1. लाहौरी दरवाजा 2. छत्ता 3. नक्कारखाना 4. दीवाने आम 5. सिंहासन 
का स्थान 6. दीवाने खास 7. मुसम्मन बुर्ज 8. नहर बहिश्त 9. तस्वीरखाना या 
वायनगृह या बड़ी बैठक 10. बाग हयात बख्या 11. महताब बाग 12. हीरा महल 
13. मोती महल 14. रंग महल 15. मोती मस्जिद 16. हम्माम 17. सावन- भादों 
18. वाह बुर्ज 19. असद बुर्ज 20. मुमताज महल 21. छोटी बैठक 22. दरिया 
महल 23. जल महल 24. संगमरमर का हौज 25. दिल्ली दरवाजा 26. हतिया 
पोल दरवाजा 27. बावली 28. बहादुरशाह की मस्जिद 29. खिजरी दरवाजा 
30. सलीमगढ़ दरवाजा 31. बदररों दरवाजा । 


इनमें से कितनी जगह के तो नाम ही रह गए हैं, जो बाकी है वे देखने को मिल 
जाएंगे । देखने के स्थान इस प्रकार है : 


262 


दिल्ली की खोज 


लाहोरी दरवाजे में प्रवेश करके दाएं हाथ झंडा लहराने का स्थान है । पैरेपिट 
पर जाने के लिए सीडियां हैं । बाएं हाथ किले का दरवाजा है । वाहजहाँ न 
दरवाजे के आगे की ओट नहीं बनवाई थी , वह औरंगजेब ने बनवाई । सदर फाटक में 
प्रवेश करके छत्ता माता है, जिसमें दोनों मोर दुकानें है । उसे पार करके खुला मैदान 
है, जिसके दोतरफा इमारतें बनी हुई है । अब यहां फौजी रहते हैं । सामने की ओर 
नक्कारखाने या नौबतखाने की इमारत है । यहां से ही किले की इमारतें शरू होती है , 
नौबतखाने को पार करके फिर खला मैदान माता है, जिसके पूर्व की ओर सामने ही 
दीवाने आम की आलीशान इमारत है । बीच में सिंहासन स्थान है, जहां बादशाह बैठता 
था । नीचे बजीर का तख्त स्थान है । दीबाने आम की पुस्त पर फिर खुला मैदान है । 
सामने की ओर यमुना की तरफ इमारतों का सिलसिला है । सबसे पहले दक्षिण के कोने 
में मुमताज महल की इमारत है, जिसमें अजायब घर है । उसके बाद खाली स्थान छोड़ 
कर दीवाने आम के पूर्व में रंग महल या इम्तियाज महल की बड़ी इमारत है, जिसमें 
नहर बहिश्त का स्थान भी दिखाई देता है इसके एक भाग को शीश महल भी कहते हैं । 
इसके उत्तर में फिर खुला स्थान है और उसके बाद मुसम्मन बुर्ज की इमारत है, जिसके 
बिभिन्न भागों के भिन्न -भिन्न नाम , जैसे खास महल , तस्वीहखाना, बड़ी बैठक 
शयन - गृह, मादि , फिर खुला सहन है और उसके बाद दीवाने खास । उसी में तस्त 
ताऊस का स्थान भी है । दीवाने खास के बाद हम्माम की इमारत आती है, फिर शाह 
बुर्ज । इधर को बीच की इमारतें गदर के बाद तोड़ दी गई थीं । पर दक्षिण- पश्चिम से 
शुरू करें तो सावन की इमारत फिर जलमहल औरफिर भादों की इमारत आ जाती है । 
रंगमहल के मैदान में संगमरमर का एक हौज रखा हुआ है । हयात बख्श बाग, महताब 
बाग यह सब स्थान अब नाबूद हो चुके हैं । 

लालकिले से बाहर निकल कर उत्तर की ओर एक पैदल का रास्ता यमुना नदी 
को गया है, जिस पर आगे जाकर माधोदास की बगीची पड़ती है । इसका जिक्र 
मस्तिम काल में आया है । अब सभाष मार्ग की सड़क से चलें तो बाएं हाथ पर पहले 
लाजपतराय मार्केट है । 1857 के गदर से पहले यह उर्दू बाजार बहलाता था । 
यहां डाकखाना हया करता था , गदर के बाद बाजार साफ करके मैदान बना दिया गया । 
इस जगह जो कुमां है, उसका नाम पत्थर वाला है । उसका पानी शहर में पीने के 
लिए जाया करता है । 1918 में कांग्रेस अधिवेशन इसी मैदान में हुआ था । 

मार्केट से मागे चलकर पनचक्की की ढलान पाती है । पुराने जमाने में जब 
नहर चला करती थी तो इसी रास्ते होकर वह किले में जाया करती थी और यहाँ 
माटा पीसने की पनचक्कियां लगी हई थीं । उसी पर से पनचक्की की उलान नाम पड़ 
गया । यहाँ बाएं हाथ पर रोमन कॅथलिक चर्च है, और दाएं हाथ पर फौज की भर्ती 
का कार्यालय है । 


अठारह दिल्लियों की प्रदक्षिणा 


263 


बलान उतर कर, चौराहा माता है और फिर रेलवे के पुल की महराब, जिसका 
नाम लोथियन ब्रिज है । चौराहे से बाएं हाथ की सड़क कम्पनी बाग और रेलवे 
जंकशान होती हुई , नहर समादत खां के सामने से काबली दरवाजे को चली गई है । 
इस पर दाएं हाथ की और रेलवे लाइन है और बाएं हाय सेंटमेरी कैथोलिक 
चर्च है , मोर सराय जहां अब रेलवे क्वाटर है , कम्पनी बाग , उसके सामने की ओर 
रेल का बड़ा स्टेशन है । फिर आगे जा कर बाएं हाथ क्लाथ मार्केट, सन्मादत्त स्वां नहर , 
जहां अब सिनेमा और दूसरे मकान बन गए हैं . पाते हैं । बाएं हाथ की सडक कलकत्ती 
दरबाजे को , जो अब टूट चुका है, गई है और सलीमगढ़ होती हुई यमुना के पुल को चली 
गई है । यमुना के मिजारे किसी जमाने में घर पक्के घाट हुमा करते थे । अब तो 
हनुमान मन्दिर के पास निगम बोच दरवाजे के बाहर एक पुराना घाट देखने में आता है, 
जिसका जिक्र हिन्दू काल में आ चुका है । सब घाट जो निगम बोध घाट पर मालकत्ती 
दरवाजे के बीच में बने हुए थे, डिप्टी कमिश्नर बीडन के जमाने में तोड़ दिए गए थे 

और बेला रोड, जो लाल किले की तरफ से आ रही है, निकाल दी गई थी । अब वह 
रिंग रोड बन गई है । जो सड़क यमुना के पुल को गई है उसके बाएं हाथ नीचे की ओर 
नीली चतरी का मन्दिर दिखाई देता है । इसका जिक्र भी हिन्दू काल में आ चुका है । 
पुल द्वारा यमुना पार करके सड़क शाहदरे को चली गई है । 


लोथियन विज की महराब पार करके दाएं हाच एक पैदल का रास्ता निगम 
बोष दरवाजे को गया है, जिसके सिरे पर अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान है । 
यह 1885 ई० में छोड़ दिया गया । इसमें सबसे पुरानी कब 1808 की है । नया 
कब्रिस्तान कश्मीरी दरवाजे के बाहर तिलक पार्क के सामने बना दिया गया था । 
यहां से सीधी सड़क मारमीरी दरवाजे के बड़े डाकखाने को चली गई है, जिसके सामने 
के हिनो में वह मुकाम है, जहां 1857 में अंग्रेजों का बारूद का घर हुमा करता था । 


मंगजीन 

इसे लार्ड लेक ने बनवाया था । यह शहर की फसील तक बना हमा था । 
यहां गोला बारूद का बड़ा गोदाम था , जो उत्तरी हिन्द में सबसे बड़ा था । सर 
चाल्स नेपियर ने , जो उस बक्त कमाण्डर-इन - चीफ था , इतनी अधिक सामग्री एक ही 
स्थान में जमा करने का बहुत विरोध किया था और इसी कारण यहां से बारूद और 
कारतूस का एक बड़ा भाग पहाड़ी वाले मैगजीन पर ले गए थे , जहां अब साकपर 
बन गया है । वहां मसलाखाना था , उसके पास ही बारूद का कोठा था और उस 
मैदान में , जहां तारघर था तोपें चली जाती थीं । इसके पीछे दो छोटे मैगजीन और 
थे । अंग्रेज रक्षकों ने इस मैगजीन को आग लगा कर उड़ा दिया था और खुद्ध जसमें . 
मर गए थे । जो दो दरबाजे यादगार के बने हुए हैं गौर जिन पर तोपें रखी हैं 


264 


दिल्ली की सोच 


वहां वर्कशाप थी । मैगजीन उड़ने में नौ अंग्रेज काम पाए । यह भी 11 मई को ही 
उड़ाया गया पा । 
तार घर 

यहाँ से आगे बढ़कर बाएं हाथ को जो सड़क गई है, वह केला घाट का रास्ता 
था । यह दरवाजा अब नहीं है । इस मार्ग से जाने से रिंग रोड मिलती है, जिस पर 
सामने ही श्मशान ममि है और दाएं हाथ घूम कर फसील के साथ हनुमान मन्दिर है । 
यह हिन्द काल का माना जाता है । फसील में निगम बोध का दरवाजा है । मार्ग से 
दाएं हाथ एक घास लगे चबूतरे पर पत्थर का एक स्तून खड़ा है । यह स्थान दिल्ली 
का कदीम डाक बंगला था और उसी में तार घर या । 1857 के गदर में बह तार 
घर नहीं रहा । 11 मई 1857 को यहाँ दो तार भेजने वाले मारे गए थे । वह अम्बारने 
तार भेज रहे थे । 11 मई को यह तार भेजा गया था - " हमें दफ्तर छोड़ना चारी 
है । मेरठ के सिपाही सारे बंगले जला रहे हैं । यह लोग पाज सुबह यहां पहुंचे । हम 
जा रहे हैं । आज घण्टी न बजाना । हमारा ख्याल है कि सी टाड मर गया है । वह 
माण सुबह बाहर गया था । अभी तक वापस नहीं लौटा । हमने सुना है कि नौ अंग्रेज 
मारे गए । अच्छा रुखसत । " इसी तार पर पंजाब से मदद आई थी । 
पुस्तकालय दाराविकोह । 

यहाँ से आगे बढ़ कर बाएं हाथ का मार्ग हैमिलटन रोड को जाता है, जो रेल के 
साथ -साथ जाकर मोरी दरवाजे के डफरन जिज पर जा मिला है और सीधा कश्मीरी 
दरवाजे को पहुंचता है, जिसके दाएं हाथ पौलीटकनिक स्कूल की इमारत भाती है । 
यहां शाहजहां के वक्त में उसके बडे लडके दाराशिकोह का खास पुस्तकालय 163780 
में था । 1639 ई० में इस मकान में अली मरदान सा रहा, जो पंजाब का सूबेदार 
था । जब 1801 ई० में दिल्ली पर मंग्रेजों का कब्जा हो गया , तो यह स्थान अंग्रेजों 
की रेजीडेंसी बन गया । इसमें डेविड भक्त्तर लोनी रहता था । 1804 से 1877 ई० 
तक , इसमें गवनमेंट कालेज था । 1877 से 1886 तक यह जिला मदरसा रहा , 
1886 से 1904 तक इसमें म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल रहा , बाद में यहां गवर्नमेंट स्कूल 
रहा । 

यहाँ से आगे सड़क के दाएं हाथ सेंट स्टीफेन कालेज का बोडिग हाउस वा पोर 
दाहिने हाथ कालेज की इमारत । पहले जो कालेज पा , उसकी इमारत 1877 में 
तोड़ दी गई थी । यह कालेज 1890 ई० में कायम हुमा । पहले अलनट पादरी 
ने इसे बनवाया । फिर सी० एफ एन्ड च साहब , फिर रूद्रा साहब प्रिंसिपल रहे । 
इस कालेज की दाएं हाथ की दो मंजिला इमारत में , जो सड़क के साथ है, रुद्रा साहब 
रहा करते थे । उस जमाने में 1915 से 1921 ई० तक ऊपर के कमरे में रुद्रा 
साहब के साथ महात्मा गांपी ठहरते रहे । अब यह कालेज दिल्ली विश्व विद्यालय 
में चला गया है । यहां पोलौटकनीक स्कूल है । 


अठाह विल्लियों को प्रदक्षिणा 


265 


यहां से आगे बढ़ कर एक तिराहा आता है । दाएं हाथ, सेंट जेम्ब गिरयों की 
बड़ी इमारत है, जिसका जिक्र मुगल काल में दिया गया है । बाएं हाथ , एक सिंघाड़ा 
हैं , जिसका नाम में सिया पाना है । 

गिरजे के पीछे फसील के साथ मकान सवा- डेढ़ सौ बरस के बने हुए हैं । पुरानी 
कचहरी के साथ वाला मकान 1845 ई० में स्मिथ का मकान कहलाता था । इसमें 
शिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दफ्तर था । इस मकान में कई तहखाने हैं । सेंट जेम्ज के वर्ष के 
पास दिल्ली बाजाट की इमारत थी , जिसमें दिल्ली गजट अखबार छपता था । यही 
से इंडियन पंच भी निकलता था । इस मकान के सामने जो खुला हुमा मैदान था , वह 
रेजिडेंसी का बाग था । बाद में यहां गवर्नमेंट कालेज और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल 
बना , मन पोलीटकनीक स्कूल है । कश्मीरी दरवाजे से मिला हुआ निकलसन रोड 
के साथ जो मकान है , उसमें बंगाल बैंक हमा करता था । यहां सेंट स्टीफेन कालेज बा 
और उसके पीछे अहमद अली खां का मकान या । कश्मीरी दरवाजे की उत्तरी मोर 
पूर्वी फसील के साथ वाले हिस्से में दिवानी अदालत हा करती थी । जहां अब 
रजिस्ट्रार का दफ्तर और पुलिस तथा फौज के दफ्तर हैं । 
कपमीरी दरवाजा 

यह बाहर का उत्तरी दरवाजा है । यह शाहजहां के वक्त का बना हुमा है । इतिहास 
में इस दरवाजे का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि 1857 के गदर में 14सितम्बर को 
सुबह अंग्रेजों ने इस दरवाजे के बाहर से बाहर पर हमला किया था । उस जमाने में 
चारदीवारी के साथ बाई थी और दरवाजे के अन्दर जाने के लिए काठ का पुन था । 
गदर के वक्त पाहर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे । दरबाजों में काठ के किवाड 
चरे हुए थे । फसीलों पर तो चढ़ा दी गई थी और शहर की रक्षा के लिए हिन्दुस्तानी 
सिपाही मुस्तैदी से काम कर रहे थे । बाहर के अन्दर बहादुरशाह का राज्य या । अमेज 
गदर को दमन करने के लिए सर- तोड़ कोशिश कर रहे थे । युद्ध छिडे चार महीने हो 
चुके थे । अब तक अंग्रेजों को हर मुकाम पर मुंह की खानी पड़ी थी । 14 सितम्बर 
1857 का प्रातःकाल था । अंग्रेजों की तोपों के गोले चारदीवारी को उड़ाने के लिए 
बरसने लगे और ऊपर दीवारों पर से आजाद हिन्दी सिपाहियों की गोलियां अंग्रेजी 
फोज को अपना शिकार बनाने लगीं । गोलों के दाग प्रमी तक दीवारों पर दिखाई 
देंगे । भारी युद्ध हुम । । अंग्रेज सेना आगे बढ़ पाई और उसने बारुद लगा कर दरवाजा 
उड़ा दिया और अन्दर घुस माए । गादर को कहानी अब लिखी जा रही है । अंग्रेजों 
ने इसे बगावत कह कर पुकारा है । मगर यह बगाबत नहीं थी , बल्कि देश को स्वतन्त्र 
करने की पहली जंग थी , जो नब्बे वर्ष तक किसी-न-किसी रूप में चलती रही और 
अन्त में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सफल हुई । डेढ़ सौ वर्षों की अंग्रेजों की 
गुलामी से दिल्ली मौर देवा आजाद हमा । 


266 


दिल्ली की खोज 


बाहर की ओर दोनों दरवाजों के बीच एक पत्थर लगा हुया है, जिस पर उन 
अग्रेजों के नाम लिखे हैं , जो उस दिन की लड़ाई में काम पाए और उस दिन की 
लड़ाई का हाल इस प्रकार लिखा हुआ है । 

14सितम्बर, 1857 को अंग्रेजी फौज ने दिल्ली पर हमला किया । उस बचत 
सूर्योदय के बाद एक पार्टी ने एक जबरदस्त गोलाबारी का मुकाबला करते हुए, उस 
पुल पर से, जो बिल्कुल बरबाद कर दिया गया था . पार उत्तर कर बारुद के चैले दर 
वाजे के सामने जमा कर उस दरवाजे का दाहिना किवाड़ उड़ा कर आक्रमणकारियों 
के लिए रास्ता खोल दिया । " 

_ _ कदमीरी दरवाजे का पविचमी भाग नसीरगंज कहलाता था , अब उसे कबमीरी 
दरवाजे का छोटा बाजार कहते है । इस बाजार में नंद दकानों के बाद फारुल 
मस्जिद माती है, फिर दिल्ली नगर निगम के दफ्तर है । इस इमारत में पहने हिन्दू 
कालेज था । यह गदर के जमाने में जेम्स स्कीनर का रिहायशी मकान हआ करती थी । 
ग्रेसिया पाक की पुश्त पर सेंट स्टीफेन्स कालेज की पुरानी इमारत है, जहां सब पोली 
टंकनिक स्कूल है । छोटे बाजार में दुकानों का सिलसिला चला गया है. फिर मस्जिद 
पानीपतियां आती है । आगे जाकर एक बहुत बड़ा मकान पाता है । यह गदर के 
जमाने में नवाब हामिद अली खां का बहुत बड़ा इमामबाड़ा था , जो शहर में सबसे बड़ा 
था । यह लखनऊ के हुसैनाबाद के मशहर इमामबाड़े के तर्ज का है । इमारत निहायत 
पुख्ता और मालीशान बनी हुई है । बड़े कुशादा कुर्सीदार दालान और शयनशी 
सयदरिया तथा चबूतरे बने हुए हैं । दालानों की छतों में नक्काशी का नफीस काम 
किया हुपा है । इस इमामबाड़े की इमारत से आगे पुलिस स्टेशन है और फिर 
हैमिल्टन रोडमा जाती है , जो बाएं हाथ रेलवे के साथ -साथ लोषियन रोड में जा 
मिलती है और दाएं हाय रेलवे के साथ-साथ मोरी दरवाजे से होती हुई काबुली 
दरवाजे से गुजर कर तीस हजारी को सड़क म जा मिलती है । 
किले से चांदनी चौक होते हुए फतहपुरी तक 

चांदनी चौक : — यह बाजार लाल किले के लाहौरी दरवाजे से फतहपुरी की 
मस्जिद तक चाला गया था । यह बहुत चौड़ा बाजार बा । इसमें हर प्रकार की 
दकान थीं । इसके हिस्सों के अलग - अलग नाम थे । पहला भाग उर्द बाबार कहनाता 
था । उसके आगे तिरपोलिया और कोतवाली का बाजार था । फिर चांदनी चौक 

और उसको आगे फतहपुरी बाजार था । इसकी चौड़ाई चालीस गज थी और बीच में 
नहर बहा जानती थी । नहर के दोनों तरफ साएदार वृक्ष लगे हुए थे । दुकानों के 
यतिरिक्त बड़े- बड़े महल और इमारतें बनी हुई थी । 

बाजार के शुरू में बाएं हाथ जैनियों का लाल मन्दिर है, जो उर्दू मन्दिर कहलाता 
था , और अप्पा गंगाबर का शिवालय है ,जिनका निक किया जा चका है । इनके सामने 


अठारह दिल्लियों को प्रदक्षिणा 


267 


पत्थर बाले कुएं का बहुत बड़ा खुला मैदान था , जिसमें अब लाजपत राय मार्केट 
बन गया है । यहां एक ठंडे पानी का पुराना कुआ था , जिसका पानी तमाम 
शहर में जाता था । मैदान में जलसे हमा करते थे । 1918 ई० की नेशनल कांग्रेस 
इसी मैदान में हुई थी , जिसके प्रधान पंडित मदन मोहन मालवीय थे । इस मैदान 
के साथ एक बहुत बड़ा बाग लौकाटों का हुमा करता था । यह समरू की बेगम की 
कोठी थी । कोठी अभी तक मौजद है । यह बडी आनागान है । इसमें दिल्ली सन्दन 
बैंक मना, फिर शिमला एलाइंस बंक खुला । अब यह भागीरथ पैलेस के नाम से 
मशहर है । गदर के जमाने में , इसमें दिल्ली लन्दन बंक था और इसी कोठी के एक 
कमरे से बैंक के मैनेजर, उसकी बीवी और लड़कियों ने 11 मई , 1857 को बागियों 
का मुकाबला किया था , जिसमें सारा खानदान मारा गया था । 


शामक की बेगम 

यह बेगम मेरठ जिले के एक मुसलमान की नड़की थी । 1751 ई० में पैदा 
हई । इसने एक संयाह वोलटरीन हारडट से शादी की थी . जो शमरू के नाम से मशहर 
या । शमरू ने जो फौज खड़ी की थी , वह उसने 1778 ई० में बादशाह दिल्ली को 
पेश कर दी और खुद मेरठ के करीब सरवने में रहने लगा था । उसी साल शमरू 
को आगरे में मत्व हो गई , जहां उसकी का मौजद है । बेगम जायदाद की मानिन 
बनी । 1781 ई० में वह रोमन कैथोलिक ईसाई बन गई । 1836 ई० में इसका 
देहान्त हुआ । सरखने में एक बहुत सुन्दर गिरजा इसका बनाया हमा है । शमरू 
की बेगम का एक मकान चलीवालान में भी था , जिसका नाम चामरूखाना था । 
7 अगस्त, 1857 को बाद में भाग लगने से वह उड़ गया था । कितने ही बागी उसमें 
काम पाए । शमरू की कोठी के पागे बैपटिस्ट चर्च है और उससे आगे बाए हाथ बाजार 
दरीबा बना है, जिसके दरवाजे को खूनी दरवाजा कहते हैं । खूनी दरवाजा इस 
कारण नाम पड़ा कि नादिरशाह ने 17240 ई० में दिल्ली को लूटा तो इसी दरवाज 
के सामने बाशिंदगान दिल्ली का बड़ा कल्लेयाम हुआ था । पहले इस दरवाजे के सामने 
बाला हिस्सा लाहौरी बाजार मा उर्दू बाजार नहलाता था । अब सारे का सारा 
चांदनी चौक कहलाता है । दरीब की सड़क बहत चौडी नहीं है । रास्ता सीषा पुरान 
अस्पत्ताल के पास , उसी जगह जा मिलता है , जिभर से गलियों और पायवालान बाजार 
में से होकर जामा मस्जिद के उत्तरी दरवाजे के सामने जा निकलते हैं । असन में 
इस बाजार का नाम दुरे बे बहा ( बेशकीमत मोती ) था , जो बिगड़ कर दरीबा हो 
गया । इसमें जौहरियों , गोटेवालों , कुराबफरोशों , सादहकारों, इत्रफरोशों , आदि 
की दुकानें हुआ करती थी , अब जौहरियों की दुकानें अधिक है । इसमें कई गलियाँ 
पौर कचे हैं । एक रास्ता किनारी बाजार को गया है, जो सोषा नई सड़क को निकल 
जाता है । दरीने से मागे चल कर बाएं हाथ के हिस्से को कोतवाली तक फल को मण्डी 


268 


बिल्ली की सोचा 


काहते थे । उसके बाद जौहरी बाजार था । चांदनी चौक में फव्वारे के सामने 
गुरुतारा शीशगंज, कोतवाली और सुनहरी मस्जिद की इमारतें है, जिनका विवरण 
दिया जा चुका है । 
तवाली चबूतरा 

सुनहरी मस्जिद से लगी हुई यह एक कदीम इमारत है, जो शाम तौर से कोत 
वाती चबूतरा कहलाती है । बादशाही जमाने में भी कोतवाली इसी इमारत में थी । 
इस इमारत की असली हालत यह थी कि यहां एक चौक था , 80 गज मरब्बा, मोर 
सम होज पोर उसके दक्षिण में कोतवाली चबूतरा था और उत्तर में तृणालिया था 
और रास्ता जाता था । पब न चबूतरा रहा , न तपोलिया । कहते हैं , यहां किसी जमाने 
में दरिया बहा करता था और इस मकाम पर ऐसा भंवर पड़ा करता था कि फिक्तियाँ 
डूब जाया करती थी । फिर एक जमाना आया कि यहां घना जंगल हो पाया और 
शेरों का निवास स्थान बन गया । गदर के जमाने में इसी कोतवाली चबतरे के 
सामने उन तीन शाहजादों के दावों को लटकाया गया था , जिन्हें गदर के वक्त हसन 
ने गोली से खत्म किया था और यहीं बराबर-बराबर फांसियां गाडी गई थीं , जिन पर 
बागियों को लटकाया जाता था । इस तरह फांसी पर लटकने वालों में नाचाच 
अबदुर्रहमान खां झज्जर और राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ भी थे । 
फब्बारा लार्ड नाजुक 

कोतवाली के सामने तिराहे पर एक फव्वारा लगा हुआ है । यहां से एक सड़क 
मलका के बाग के साथ-साथ कौड़िया पुल से होती हुई रेलवे स्टेशन को सड़क से जा 
मिली है । किसी जमाने में इस फव्वारे की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर ईसाइयों , 
मुसलमानों और मार्य समाजियों का धर्मोपदेश हुआ करता था । फव्वारे के दाएं 
हाथ, रामा थियेटर है, जो 1898 ई० में रामकृष्णदास रामबहादुर ने बनवाया था , 
जो गदर के बाद दिल्ली के बड़े रईसों में थे । दिल्ली में यह पहला वियेटर या । इससे 
आगे बढ़ कर पूर्व के कोने में इन्द्रप्रस्थ बंगाली स्कूल है, जो 1 899 ई० में खुला । 
कोदिया पुल से बना इसका एक किस्सा मशहर है । तहबाजारी महसुल के रूप 
कौड़ियां बहुत पाती थी । हाकिम नबाब शादी खां ने बादशाह से इजाजत लेकर 
इन कौड़ियों से एक पुल बनवा दिणा, जो अब नहीं रहा , मगर बाजार का नाम 
कौड़िया पुल बाकी है । 

कौड़िया पुल के दूसरे सिरे पर बाएं हाय रेल को सड़क गई है और दाएं कश्मीरी 
दरवाजे और जमुना के पुल को , जिसका जिक ऊपर या चुका है । दाएं हाथ को मते 
हो , जहां अब रेलवे के क्वार्टर बने हुए है, वहां गदर से पहले कागजी मोहल्ला 
था । 


भठारह बिल्लियों की प्रदक्षिणा 


269 


कोतवाली से पागे चलकर बाएं हाथ हवेली जुगलकिशोर, कटड़ा पाहंशाही 
और फिर बाजार तिराहा आता है । तिराहे को दरीबा खुर्द भी कहते हैं । यह रास्ता 
झान्दर जाकर बाएं हाथ चिनारी बाजार को और दरौबे को चला गया है । दाएं हाथ 
की सड़क मोती बाजार पौर फिर सीची मालीबाड़े होती हुई नई सड़क पर जा निकलती 
है । जांदनी चौक में तिराहा बाजार के बिल्कुल सामने की तरफ , बैंक आफ बंगाल 
को बिल्डिग हा करती थी । उससे भी पहले इसमें जनाना मिशनरी अस्पत्ताल था । 
फिर बैंक आफ बंगाल हमा , बाद में इसे संदल बैंक ने खरीद लिया । अस्पताल यहाँ 
से उठ कर फंस की सराय चला गया । यहां से आगे घंटाघर तक दाएं -बाएं कई 
गलियां और कटड़े पड़ते हैं । चांदनी चौक के इस हिस्से में दाएं हाथ जौहरियों और 
सराफों की दुकानें हैं और बाएं हाथ कपड़े वालों को । 

चांदनी चौक में जहां घंटाघर था , वहां गदर से पहले एक पहल हौज था , 
जिसके चारों तरफ सौ - सौ गज में बाजार था । दरअसल चादनी चौक यही मा । 
इस चौक के गिर्द आधे हिस्से में अब भी गोल चक्कर में दुकानें बनी हुई हैं । जब से 
नहर बन्द हो गई और फिर चांदनी चौक की बीच की पटड़ी तोड़ दी गई और उसके 
दोनों पोर के साएदार वक्ष काट दिए गाए, चौक की वह रौनक न रही । वरना 1912 
से पहले यहां सब्जीफरोश, मेवा और फलफरोश और बिसाती बैठते थे और-बीच 
बीच में प्याऊ बनी हुई थी । 
नई सड़क ( एजर्टन रोड ) 

चांदनी चौक से घंटा घर दक्षिण को यह नई सड़क गदर के बाद निकली है, 
जिसका अंग्रेजी नाम एर्टन रोड है । यह सोची सड़क चाबड़ी बाजार में शाहबूला 
के बड पर जा निकलती है । दाएं -बाएं इस सड़क पर कई गलियां और कटड़े पड़ते हैं । 
नीचे दुकानें और ऊपर कमरे बने हैं । 

घंटा घर के उत्तरी भाग में मलका का बाग है, जिसे जहांमारा बेगम ने 1650 
में बनाया था । इसका और जहांमारा की सराय का हाल ऊपर दिया जा चुका 
है । इस बाग में घंटा घर की तरफ मलका विक्टोरिया की मति लगी है । उसकी 
पषत पर टाउन हाल की इमारत है, जिसमें इस वक्त नगर निगम के दफ्तर है । 
टाउन हाल की परत पर कम्पनी बाग का हिस्सा है, जिसमें दिल्ली रेलवे स्टेशन 
की तरफ बाग में गांधी जी की तड़ी मूर्ति है । इसके साथ वाली सड़क रेलवे के 
बड़े स्टेशन को चली गई है । 


जो नहर चांदनी चौक के बीच में से गुजरती थी , उसका असली नाम फैज 
नहर था , लेकिन यह ग्राम तौर से समादत ला की नहर कहलाने लगी । समादत खां 


270 


दिल्ली की खोज 


कौन था , इसका पत्ता नहीं चलता । यह नहर 1291- 92 ई० में फोरोजशाह लिलजी 
के जमाने में मौजा खिजराबाद से सफंदों तक जहां , शाही शिफारगाह घी खोली गई 
थी । 1561 - 62 ई० में शहाबुद्दीन खां सूबेदार दिल्ली में इसकी मरम्मत करवा कर 
नहर शहाबुद्दीन नाम रखा । 16 38 - 39 ई० में शाहलहां बादशाह ने फिर इसकी 
मरम्मत करवाई और सफेदों से लाल किले तक इसको लाया गया । 1920 ई० में 
अंग्रेजी सरकार ने इसकी मरम्मत करवाई । गदर के बाद इसे बन्द कर दिया गया । 

घंटाघर से आगे जा कर दाएं हाथ बाग के साथ काबिल अत्तर का उना मौर 
बाएं हाथ कला रायमान है,जिसके अन्दर- ही -मन्दर कई गलियां चली गई है । माग 
जा बार दो बड़े मुहल्ले आते हैं । दाएं हाथ कटड़ा नील है, जिसमें कई मन्दिर और 
मस्जिद है । घटेश्वर महादेव का मन्दिर इसी कटड़े में है । इस मंदिर के शिवलिंग को 
बहत प्राचीन बताते हैं प्रांत उस काल का जब सहिता और पद्मपुराण लिखी 
गई । वाल किया जाता है कि पद्मपुराण म जो कासी का जिक्र आया है वह हो न हो 
कटड़ा नील ही है और इसीका नाम विद्यापुरा था , जिसका जिक्र हित काल में पाया है । 
इस कटडे में अधिक आबादी खत्रियों की है । उसके बिलम्काबिल चांदनी चौक के बाए 
हाथ, बल्लीमारान का मुहल्ला है । कहते है कि यहां किसी जमाने में दरिया बहता था 

और बल्ली लगती थी । यह भी कहते हैं कि यहां किसी जमाने में मल्लाह लोग रहा 
करते थे । इसी से इस महल्ले का नाम बल्लीमारान पड़ गया । इस महल्ले में अधिक 
आबादी मसलमानों की है । हकीम अजमलखां, जो बहत मबाहर हकीम पोर कांग्रेस के 
नेता हो गए हैं , इसी मुहल्ले में रहते थे । उनके मकान पर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुआ 
करती थी , जिनमें गांधीजी कितनी बार शरीक हए । यह बहुत लम्बा महाला है । 
चाबड़ी बाजार से जा मिला है और अन्दर- ही - अन्दर इसमें बहुत -सी गलियां हूँ । 

मागे चाल कर दो बड़े मुहल्ले और आते हैं । कचा घासीराम , जो दाएं हाथ 
है, और हवेली हैदरतुलो बाएं हाथ है । इसका दरवाजा आखिरी मुगलिया काल 
का है । हैदरकुली खां मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में तोपखाने का कमाण्डर 
था । कचा घासीराम में घुसते ही भैरो जी का एक प्राचीन मंदिर है । 

चांदनी चौक के पाखीर में सामने की तरफ फतहपुरी मस्जिद का दरवाजा है 
जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है और दाएं हाथ की सड़क सीधी स्टेशन के सामने 
बाली सड़क क्वीन्ज रोड से जा मिलती है और बाएं हाथ घूमकर खारी बावली 
बाजार को चली गई है । बाएं हाथ की सड़क कटड़ा बड़ियां को होती हई , लात कए 
वाली सड़क से जा मिली है, जो हौज काजी को चली गई है । चांदनी चौक के नुक्कड़ 
पर दाएं हाथ कारोनेशन होटल को बिल्डिंग है । इसका असली नाम मुंशी भवानी 
शंकर का मकान व अत्ता है, जिसे नमकहरामी की हवेली भी कहते है । मुंशी भवानी 
बांकर खत्री थे और मराठों के जमाने में बड़े माने हुए रईस और दौलतमंद थे । पहले 


अठारह बिल्लियों को प्रदक्षिणा 


यह बबालियर में बख्शी थे । जब मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो मुंशी जी को 
एक बड़ी जिम्मेदारी की खिदमत पर दिल्ली भिजवा दिया , लेकिन मुबी जी अंग्रेजों 
से मिल गए । मराठों ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया और इन्हें नमकहराम कहन 
लगे, इसीलिए इनकी हवेली नमकहरामी की हवेली कहलाने लगी । अंग्रेजों ने इनकी 
पेंशन लगा दी थी । 
गिरजा कैम्ब्रिज मिशन 

फतहपुरी बाजार की जो सड़क स्टेशन की तरफ गई है, उस पर आगे जाकर 
बाएं हाथ एक गिरजा बना हुआ है । यह 1865 ई० में तामीर हुआ था । यह 
कैम्बिज मिशन का गिरजा है और इसके साथ बहुत बड़ी कोठी थी , जहां अब क्लाथ 
मार्केट बन गया है । वहीं नवाब सफदरगंज और अवध के नवाबों की कोठियां थीं । 
फैमिाज मिशन 

कैम्ब्रिज मिशन 1850 ई० में कायम हुमा और गदर में सत्म हो गया । 
1858 ई० में फिर प्रारम्भ हुमा । मिशन ने इस कोठी को 12, 000 रु० में नीलाम 
में ले लिया था , जिसे नबाब बहादुरजंग से लेकर जब्त किया गया था । इस 
मिशन के नीचे 1859 ई० में पादरी स्कलटन ने कलां मस्जिद की तरफ एक मिशन 
खोला था । इसी सम्बन्ध में 1864 ई० में एक जनाना शफाखाना खोला गया और 
1884 ई० में यह शफाखाना चांदनी चौक में गया , जिसमें बाद में बंगाल बैक पौर 
फिर सेंट्रल बैंक बना । शफाखाने को तीस हजारी फूस की सराय पर ले गए । चांदनी 
चौक में जो कटड़ा राहंशाही था , उसमें सेंट स्टीफेंस स्कूल हुआ करता था । वहां कालेज 
की क्लासें भी लगने लगीं । 1883 में कालेज कश्मीरी दरवाजे चला गया जो , सेंट 
स्टीफेंस कालेज कहलाया । 

क्लाथ मार्केट से आगे बाएं हाथ नहर सादत खां का फाटक है । यह नवाब 
वजीर की हवेली का सदर दरवाजा है और मुगलिया काल का आखिरी नमूना है । 
यहां नहर चला करती थी । पक्के घाट बने हुए थे । किश्तियां सामान लाया करती 
थी । इस नहर को बन्द करके , उसके ऊपर मकान बना दिए गए है । 
डफरिन जिज से मोरी बरवाज्ञा, फूटा दरवाजा 

रेलवे स्टेशन के सामने से, जो क्वीन्ज रोड गई है, जिसका हाल बताया जा 
चुका है, उसमें से नहर सादत खां के सामने से दाएं हाथ को जो सड़क गई है , वह 
डफरिन बिज पर से जाती है । पुल पर से उतरते ही एक सड़क सीची मोरी दरवाजे 
चली गई है, बाएं हाथ काबुली दरवाजे को , और दाएं हाथ हैमिल्टन रोड को । मोरी 
दरवाजा अरसा हुआ तोड़ दिया गया था । काबुली दरवाजा भी जब रेल की लाइन 
पड़ी तो तोड़ दिया गया था और उसका नाम फूटा दरवाच्चा पड़ गया था । 


272 


दिल्ली की खोज 


बाचाच खारी बावली 

चांदनी चौक से दाएं हाथ मुड़ कर फतहारी बाजार में से जो सड़क बाएं हाथ 
गई है , वह खारी बावली का बाजार कहलाता है । यहां किराने और अनाज को 
मंडी है । यह बाजार लाहौरी दरवाजा पर खत्म होता है । खारी बावली 
में फाटक हबा बां , हव्या खां का बनवाया हुआ है, जो पाहजहाँ और 

औरंगदेव के जमाने में था । सारी बावली, कचा नवाब मिरजा में जो 
कदीम मस्जिद शेरशाह के जमाने ( 1539 - 45 ई० ) की बनी हुई है । उसके 
अहाते को उत्तरी दीवार में मिली हुई यह बावली थी, जो अब डह गई और दुकानों 
में दब गई । यह बावली बहत कदीम और शाहजहांबाद की पाबादी से बहुत पहले 
की है यानी 1545 ई० की । अहमद इस्लामबाह बिन बोरशाह , खाजा पब्दुल्लाह 
ने एक कुमा बनवाया था । छः बरस बाद अर्थात् 1551 ई० में उस कुएं को बावली 
बना दिया गया था । जब शाहजहां ने शहर आबाद किया तो वह बाबली भी बाहर 
में आ गई थी । 

खारी बावली के बाजार से आगे बढ़ कर लाहौरी दरवाजे के दाएं हाथ जो सड़क 
गई है, वह बर्न बेस्टन रोड या श्रद्धानन्द बाजार कहलाती है । इसी सड़क के एक मकान 
में स्वामी बद्धानंद जी का कत्ल हा या । यहां पर श्रद्धानंद बलिदान भवन है । इसर 
के हिस्से की फसील को तोड़ कर यह बाजार बना । इसमें अनाज को मंडी है । सड़क के 
दोनों तरफ पुख्ता इमारतें है । यह सड़क आगे जाकर दाएं हाथ , नहर सादत्त बा - 
योर डफरिन विज को सड़क से मिल जाती है और बाएं हाथ तीस हजारी के मैदान 
वाली सड़क लाहौरी दरवाजे के बाहर वाली सड़क गेस्टन बेस्टन रोड कहलाती है, जो 
अजमेरी दरवाजे के बाहर वाली सड़क से जा मिली है । इसके बाएं हाथ पक्के 
मकान है और दाएं हाय रेलवे लाइन गई है । लाहौरी दरवाजे से जो सड़क सोपी 
- सार हिन्दी मस्जिद के पास से होती हुई लेन के पुल पर से गुजरती है, वह सदर बाजार 

को चली गई है इस सड़क के दाएं हाच ट्राम्बे का पुराना दफतर और गोड है । 
फिले से दिल्ली दरवाजा 

पब लाल किले से फिर शुरू करें, तो ठंडी सड़क के दाईं ओर का बास्ता 
सीवा दिल्ली दरवाजे चला गया है । इस सड़क पर दाएं हाथ परेड का मैदान है और 
बाएं हाच लाल किले का मैदान । आगे जाकर एक चौराहा पाता है । बाएं हाथ की 
सहरू एडवर्ड पार्क के साथ -साथ जामा मस्जिद को चली गई हैं और बाएं हाथ लाल 
किले के दिल्ली दरवाजे को । इसी रास्ते से बादशाह जुम्मे की नमाज पढ़ने जामा 
मस्जिद जाया करता था । लाल किले के दिल्ली दरबाये से करीब सौ गज के फासले 
पर जावेच खां की सुनहरी मस्जिद बनी हुई है, जिसका जिक्र पहले आ चुका है । 
सुनहरी मस्मिद के पास ही परेड ग्राउण्ड पर बिगबाबाड़ी है । यहां पहले बाग था , मच 


मठारह दिल्लियों को प्रदक्षिणा 


273 


सिर्फ कन्न रह गई है । लोग कहते हैं कि यह कत्र बिगवा बेगम मोहम्मद शाह 
बादशाह की लड़की की है । गदर से पहले यह स्थान बेगम साहब के नाम से विगवा 
बाड़ी कहलाता था । यहां शाही खानदान के लोग रहा करते थे । इसी के पास 
राजघाट का थाना था । 
खास बाजार 

जामा मस्जिद के पूर्वी दरवाजे के सामने खास बाजार था , जो बहुत 
चौड़ा और सीधा था । इस बाजार में सब तरह की दुकानें थीं । खास कर तरकारी 
बेचने वाले यहां बैठते थे । 
खानम का बाजार 

खास बाजार में से खानम के बाजार और खान दौरान खां की हवेली को रास्ता 
जाता था । खानम का बाजार भी एक बहुत बड़ा और बहुत सुन्दर बाजार 
था , जो किले की फसील के बराबर सरावगियों के मन्दिर तक चला गया था , जहां अब 
ठंडी सड़क है । यह सारा मैदान भी साफ हो गया । जामा मस्जिद के पूर्वी दरवाजे 
के नजदीक जो साफ और चटियल मैदान नजर आता है, यह फौजी कामों के लिए 
साफ कर दिया गया था । इसी में अब एडवर्ड पार्क बना है और परेड ग्राउण्ड है । 
साबुल्लाह खां का चौक 

सादुल्लाह खां शाहजहां के वजीर थे । उन्हें बजीर आजम के नाम से पुकारा 
जाता था । उन्हीं के नाम पर यह चौक बनाया गया , जो बहुत सुन्दर था । 
होज लाल डिग्गी 

खास बाजार के मागे किले की फसील के नीचे, जिस स्थान पर किसी जमान 
में गुलाबी बाग था , 1842 - 44 ई० में वहां एक हौज या । इसे लाई डाल्लन बो 
ने बनवाया था , जो गवर्नर जनरल था । यह 500X150 लम्बा - चौड़ा था और 10 
माज गहरा । इसमें नहर का पानी आता था । वह नहर अब बन्द हो गई और 
हौज भी । 
एडवर्ड पार्क 

ठंडी सड़क पर दाएं हाथ जो बड़ा पार्क है, यह एडवर्ड की याद में 1911 
में बनाया गया था । 
परदा बाग 

दरिया गंज के शुरू में सड़क के दूसरी तरफ पूर्व की ओर जो बाग है, बह गदर 
के बाद बना है । पहले यह जरनेली या कम्पनी बाग कहलाता था । बाद में इसे 
जनाना बाग बना कर परदा बाग बना दिया गया । 


274 


दिल्ली की खोज 


दरियागंज 

लाल किले के दिल्ली दरवाजे के बराबर से एक सड़क दरियागंज को चली 
गई है जो अन्दर जाकार अंसारी रोड कहलाती है और वह फसीलों के पास से गुजर 
कर दिल्ली दरवाजे पहुंच जाती है । इस सड़क के बीच से जो सड़क मस्जिदघटा को 
गई है , उस पर दाएं हाथ जीनत उलनिसा बेगम की बनवाई हई जीनत 
उल मस्जिद है । दूसरी सड़क परदा बाग से आगे बढ़ कर फैज बाजार 
होती हुई सीधी दिल्ली दरबाजे को गई है । इसके दाएं हाथ जो सड़क गई 
है , वह मछलीवालान होती हुई, मटिया महल और जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार 
के सामने से गुजर कर जामा मस्जिद के चारों गिर्द घूम गई है । बाएं हाथ की सड़क 
दरियागज में अंसारी रोड से जा मिली है । लाल किले के दिल्ली दरवाजे से जो सड़क 
शुरू होती है उसके पूर्व की ओर सत्तावन के गदर से पहले एक डाक बंगला था और 
उसके पश्चिम में बड़ी भारी अकबराबादी मस्जिद, शाहजहां की बेगम की बनाई 
हई थी , जिसका हाल ऊपर आ चुका है । जब किले के गिर्द मैदान साफ किया गया 
तो यह मस्जिद गिरा दी गई । एक सड़क राजघाट दरवाजे को जाती थी । इस सड़क 
की अपवाड़ पर कदीम बैप्टिस्ट मिशन का गिरजाघर था और उसके इर्द-गिर्द ईसाइयों 
का कब्रिस्तान था । उस जगह अब एक पत्थर की सलीब खड़ी है । अभी हाल में राज 
घाट की नई सड़क निकाली गई है । इस सड़क के दक्षिण में बाहर की फसील के पास 
बहत से छोटे - छोटे मकानात गदर से पहले बने हुए थे । एक मकान ट्रांजिट कम्पनी 
का था , जो घोडागाड़ी का ठेकेदार था और चुकि किश्तियों का पुल उस जमाने म 
राजघाट दरवाजे के सामने ही था , घोडागाड़ी के ठेचोदार यहां हर वक्त मुसाफिरों 
के आराम के लिए रहते थे । इनके अतिरिक्त यहां फसील से मिले हए पादरियों 
पेंशन पाने वालों , और दीगर लोगों के मकानात थे , जो गदर में साफ कर दिए गए । 
छावनी का बाग राजघाट की सड़क की सीधी तरफ था और यहां बंगाल की सफरमैना 
की पलटन 1852 ई . तक रहा करती थी । बाग के पूर्व में जहां आगरा होटल है . 
उसमें झज्जर के नवाब रहा करते थे, जिनको फांसी दी गई थी । उसी के पास पलटन 
का मैस हाउस था । इस मकान में पहले फौरोजपुर के नवाब शमसुद्दीन रहा करते 
थे और उनके बाद अलीबल्ला खां रहने लगे , जिन्होंने दरिया के पेटे में बाग लगवाया 
था । मंस हाउस और खैराती दरवाजा बाहर बेला रोड पर निकल गया है । इससे 
आगे पलटन का अस्पताल था । इसके पास मकान नं05 था । इस मकान के 
अहाते में बादशाही फोज के बिल माफ ग्राम बने हए थे । यह मकान एक पुराना 
बारहदरी या , जिसमें राजा किशनगढ़ रहते थे । इसी मकान में गदर के दिन फेजर 
साहब का कत्ल हमा था । इसके पागे एक और मकान था , जिसमें बल्लभगड़ 
राजा साहब रहते थे । उनको भी गदर में फांसी दी गई । 


अठारह बिल्लियों की प्रदक्षिणा 


275 


फैज बाजार 

यह बाजार दिल्ली दरवाजे से शुरू करके लाल किले के नीचे तक चला बाया 
था । यह एक हजार पचास गज लम्बा और तीस गज चौड़ा था । दोनों ओर शानदार 
ऊंचे- ऊंचे मकानात थे, बीच में नहर बहती थी । एक बहत सुन्दर हौज बना हमा था । 
गदर के बाद यह सब खत्म हो गया । अब दो तरफा नए मकान बन गए हैं और 
सड़क को बहुत चौड़ा बना दिया गया है । इसी सड़क पर रौशन उद्दौला की दुसरी 
सुनहरी मस्जिद है । 
दिल्ली दरवाजा 

यह दरबाजा शहर की फसलील का , दक्षिण की ओर का आखिरी दरवाजा है । 
इसका नाम दिल्ली दरवाजा इसलिए पड़ा , क्योंकि शहर में दाखिल होने का सबसे 
बड़ा दरवाजा यही था । यह दरवाजा सादा और मामूली पत्थर का बना हुया है । 
यह 1838- 39 में बना । अभी तक कायम है । फसील, जो दरवाजे के साथ 
थी , वह तोड़ दी गई । 

दरियागंज से मछलीवालान की तरफ जाएं तो बाएं हाथ एक रास्ता पटौदी 
हाउस को गया है, जिसमें अब आर्यसमाज मनायालय है । कहते है कि शाहजहाँ 
जब दिल्ली आए थे तो काला महल में ठहरे थे और अमले के लिए मस्जिद बनवाई 
थी । गदर के बाद नवाब साहब ने मस्जिद के पास जमीन लेकर कोठी बनवा ली , 
जिसमें अब यतीमखाना है । 

पटोदी हाउस के सामने बैप्टिस्ट मिशन हाल है । यह 1885 में केवल तीस 
हजार को लागत में बना था । दक्षिण की तरफ फैज बाजार है । यही महल्ला नक्कार 
खाना है, जो पहले दरवाजा काला महल के नाम से मशहर था । 
विक्टोरिया जनाना अस्पताल 

मछलीवालान में जामा मस्जिद को जाते हुए विक्टोरिया जनाना अस्पताल 
पड़ता है । 
चितलो कब से तुर्कमान दरबाओं के आगे बुलबुलालाने तत्त 

इस इलाके में अधिकतर मुसलमान रहते है । यहां एक चित्तली कब है । 
इसी कन्न के नाम से यह महल्ला और बाजार मशहर है । कहते है, यह मजार सैयद 
साहब वाहीद का है, जो कोई बड़े बुजुर्ग थे । कोई साढ़े छ: सौ बरस से, अर्थात् 1391 
ई० से , यह मजार यहां है । 

चितली कन के आगे एक तरफ तुर्कमान दरवाजा है और उसके पास ही तिराहा , 
है । तुर्कमान दरवाजे के पास मीर मोहम्मद साहब की खानकाह और शाह गलाम 


276 


दिल्ली को खोज 


अली की पुरानी खानकाह है । दाहिनी पोर भोजला पहाड़ी की गली है, जो बुलबुली 
खाने और वाह तुर्कमान की तरफ जा निकलती है । अन्दर- ही -अन्दर और बहुत - सी 
गलियां चली गई हैं । खानकाह के पास एक मुहल्ले में इस नाम के एक शाहजी रहा 
करते थे और उनके मकान पर घाँसा बजा करता था , जिससे यह नाम पड़ा । 
तकमान दरबाचा 

शहर के दक्षिण और पश्चिम की तरफ यह दरवाजा है । शाह तुकमान का 
मजार इस दरवाजे के नजदीक ही है, जिनका जिक पठान काल में दिया गया है । 
उन्हीं के नाम पर इस दरवाजे का नाम पड़ा । यह 1658 ई० में बना था । कला 
मस्जिद, जिसे काली मस्जिद भी कहते हैं, यहां से नजदीक ही है , जिसका जिक्र ऊपर 
पठान काल में दिया जा चुका है । इघर ही आगे एक गली में रजिया बेगम की का 
है । इसका हाल भी पठान काल में दिया जा चुका है । 

चितली कन्न से सड़क की दो शाखाएं हो गई है । एक तुर्कमान दरवाजे को 
जाती है और दूसरी तिराहा बैरमखां को । चितली कम से आगे बढ़ कर दिल्ली दरवाजे 
तक अमीरखां का बाजार कहलाता है । यह नवाब साहब मोहम्मदशाह के जमाने 
में बड़े स्तबे वाले थे । आगे जाकर मुहल्ला सुईवालान और बंगश का कमरा 
आता है । 
बंगना का कमरा 

यह आलीशान मकान फैज उल्लाह खां बंगश ने बनवाया था , जो जामा मस्जिद 
के उत्तरी दरवाजे के सामने उस सड़क पर पड़ता है, जो मटिया महल , चितली कन मौर 
तिराहा बैरम खां होती हई दिल्ली दरवाजे को निकल गई है । बंगश दरअसल एक 
पहाड़ का नाम है, जो सरहदी सूबे में कोहाट के पास हैं । वहां से जो लोग आकर दिल्ली 
माबाद हुए, उन्होंने बंगश के नाम से शोहरत पाई । बंगश शाहमालम प्रथम के 
जमाने में आए थे । उनकी ख्याति मोहम्मदशाह के जमाने में बढ़ी । 

मुगलिया काल की कई और इमारतों के नाम से यहां के महल्लों के नाम 
है । मकान तो टूट -फूट गए, मगर मुहल्लों के नाम बाकी है । रंगमहल, मिरजा 
मलाही बख्या का रंगमहल , चांदनी महल आज भी पुकारे जाते है । चांदनी महल 
मिरजा मुरसा जाह का है, जो मोहम्मदशाह के जमाने में बना और अकबरशाह सानी 
के बेटे शाहजादा सलीमशाह के कब्जे में था । बाद में इसे सुरैया जाह ने ले लिया । 
माजकल इसमें दिल्ली की तहसील के दफ्तर है । यहीं शाहजादा मिरजा बलाकी का 
मकान शीशमहल , जो मोहम्मदशाह के बक्त में बना , कुचा फौलादखां और कचा 
चलान है । इस कचे का असल नाम काचा चहल या अर्थात कचा चालीस । माग 
हवेली नवाब मुसतफा खां थी । वह अब नहीं रही । फिर ख्वाजा मौर दर्द की बारहदरी 


अठारह दिल्लियों की प्रदक्षिणा 


277 


थी । इससे आगे कला महल है । यह शाहजहाँ की बनवाई हुई इमारत है । लाल किला 
बनवाने से पहले शाहजहां इसी में आकर ठहरे थे । किसी जमाने में यह बहुत बड़ा महल 
या । गदर के बाद इसको बेच दिया गया । फिर इमली महल नाम की इमारत है । 
और भी बहत - सी हवेलियां और महल बादशाही जमाने के इस ओर थे । अब महज 
उनके नाम सुनने में आते हैं , या उनकी बाबत रिवायतें , वरना गदर के बाद 
यह सब बरबाद हो गए । 
तिराहा चरम खां 

यहां तीन रास्ते मिलते हैं । एक रास्ता जामा मस्जिद से सीधा दिल्ली दरवाजे 
को चला गया है । बाएं तरफ का रास्ता फैज बाच्चार को गया है । यह स्थान बैरम खां 
खानखाना के नाम से मशहूर है, जो हुमायूं बादशाह का निस्बती भाई और मकबर 
बादशाह का रीजेंट था । यहां ही कूचा चेलान है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली 
रहा करते थे और हमदर्द तथा कामरेड अखबार निकालते थे । 1924 में गांधी जी 
इसी मकान में ठहरे थे और उन्होंने हिन्दू - मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का 
उपवास किया था । 

इस तिराहे से आगे की गली फल की मंडी कहलाती है । पहले यहां फूल वालों 
की बात - सी दकानें थीं । सर सैयद अहमद खां का मकान इसी तरफ था । बाहर 
निकल कर फैज बाजार वाली सड़क आ जाती है , जो दिल्ली दरवाजे से मिल 


जामा मस्जिद को पुश्त की तरफ से शुरू करके एस्प्लेनेड रोड तक 

जामा मस्जिद का जिक्र किया जा चुका है । इसकी पुश्त की तरफ एक खुला 
चौक है और एक सड़क सीधी चाबड़ी बाजार को होती हुई हौज काजी चली बाई 
है । जामा मस्जिद के चारों ही तरफ सड़क है । पुख्त की सड़क की तरफ जो बाजार 
है , उसमें जामा मस्जिद के नीचे दुकानें बनी हुई है, जिनमें पुराने जमाने से अनाज 
की मंडी चली आती है । उसके आगे चौड़ी सड़क और चौक है, जिस पर ठेले खड़े 
रहते है और सुबह के वक्त सैकड़ों मजदूरी पेशा लोग रोजगार की तलाश में बैठे 
रहते हैं । जो रास्ता यहां से चावड़ी बाजार को गया है, उसके दाहिने हाथ एक सिंघाड़ा 
है , जिसमें स्त्रियों के लिए पार्क लगा दिया गया है । बाएं हाथ जो सिंघाड़ा है। 
उस पर भी पार्क बना हुआ है । दोनों सिघाड़ों की पुक्त की तरफ दुकाने हैं । उत्तर 
पश्चिम के कोने में इन्द्रप्रस्थ कन्याशाला है । उससे आगे बढ़ कर रहट के कुएं की गली 
है, जो छीपीबाड़े को चली गई है । रहट का कुआ शाहजहां के समय का है । इसी से 
जामा मस्जिद के हौज में पानी जाना था । इसके पास पानी के बड़े-बड़े कुंड बने हुए 
है । पहले उनमें पानी जमा होता था , फिर जामा मस्जिद के हौज में पानी चढ़ाया जाता 


278 


दिल्ली की खोज 


या । आगे चल कर शीशमहल की पुरानी इमारत है , जिसमें हाथी दाँत के काम 
की दुकानें है । 
पाएवालों का बाजार 

यह जामा मस्जिद के उत्तरी दरवाजे की तरफ पड़ता है । चौड़ा बाज़ार है । 
बाएं हाथ दुकानें हैं । दाएं हाथ डफरिन अस्पत्ताल की पुरानी इमारत है , जिसमें अब 

औषधालय , लड़कियों का स्कूल, समाज शिक्षा केन्द्र आदि कई संस्थाएं चलती 
है । किसी जमाने में इस बाजार में पाए और सन्दुक बनानेवाले बैठते थे , इसलिए इस 
बाजार का नाम पाएवालान पड़ा । यहां से आगे बढ़ कर बाएं हाथ को बाजार गुलयान 
पड़ता है ,जिसमें अन्दर जाकर कचा उस्ताद हामिद है । इस गली में उस्ताद हामिद 
का मकान था , जिसने शाहजहां के अहद में बड़ी -बड़ी इमारतें बनवाई । वह अपने 
फन में कामिल था , इसलिए उस्ताद कहलाता था । इस गली में सादहकार प्राबाद 
हैं । इससे आगे कूच जस्ताद हीरा है । उस्ताद हीरा भी शाहजहाँ के वक्त में हुए, 
जिन्होंने लाल किले की इमारत बनवाई । इसी ओर से यदि अन्दर चले जाएं तो 
गली अनार और कूचा सेठ आ जाता है, जिसमें जैनियों का मन्दिर है । 

गुलयों के आगे बढ़ कर बाएं हाथ को दरीबा कलां की सड़क आ जाती है और 
उससे आगे एस्प्लेनेड रोड की सड़क । इस हाथीवाला कुआं भी कहते है । पुराने 
सिविल अस्पताल के उत्तरी दरवाजे और दरीबे के पूर्वी छोर पर इस नाम का एक 
बड़ा मालीशान कुयां बना हुमा था । वह सड़क में मा गया, इसलिए बन्द कर दिया 
गया । यहां से आगे जो सड़क आती है, वह परेड के मैदान के साथ - साथ दाएं हाथ 
का जामा मस्जिद तक चली जाती है, जिस पर हरेभरे का मजार है । जिसका 
जिक्र ऊपर आ चुका है । बाएं हाथ की सड़क चांदनी चौक में जा मिली है । इस सड़क 
पर चांदनी चौक को जाते हुए बाएं हाथ हिन्दुओं के कई प्राचीन मन्दिर बने हुए है । 
रामचन्द्र जी , सत्यनारायण जी , दाऊ जी . नरसिंह जी , जगन्नाथ जी , हनुमान जी 
और गोपाल जी के मन्दिर खास हैं । हरेभरे की दरगाह के पास ही मौलाना शीकत 
अली को कन है और उनसे आगे मौलाना अबुल कलाम आजाद को । उसके बाद 
कालीम उल्लाह शाह जहाँबादी का मजार आता है । 
जामा मस्जिद की पुक्त से चाबड़ी बाजार होते हुए हौज काक्षी तक 

यह शाही जमाने की है । चूंकि यह बहुत चौड़ा बाजार है, इसलिए 
इसका नाम चोड़ा बाजार और बिगड़ कर चाबड़ी बाजार पड़ गया । सडम के 
दोनों ओर दुकानें और बालाखाने बने हुए हैं । इस बाजार में अधिकतर 
कागजफरोश, बरतनफरोपा, लोहे का काम करने वाले बैठते है । इसी सड़क को बाई 
तरफ चितली दरवाजा है । इसका असल नाम चहलतन दरवाजा था , क्योंकि यहा 
चालीस तन शहीद हुए थे, जिनमें से एक बुजुर्ग बह थे, जिनकी चितली कब बनी है । 


अठारह बिल्लियों को प्रदक्षिणा 


279 


चाबड़ी बाजार से इधर- उधर कितनी ही गलियां अन्दर की आबादियों को गई हैं । 
चितली दरवाजे से आगे रास्ता पड़ीवालान को प्रोर जामा मस्जिद को निकल जाता 
है । उधर ही डीपीबाडा बई और गटैया का महल्ला है । दाएं हाथ सत्ता 
शाह जी है, जो खजूर की मस्जिद होता हुआ किनारी बाजार और बरीचे को निकल 
जाता है । इस पोर पहाड़ वाली गली बोटी और बड़ी, डीपीवाड़ी कला, घरमपुरा , 
दरजीवाली गली , चेलपूरी, कटड़ा खुशहाल राय , आदि गलियां पड़ती हैं जहां 
शाही जमाने के कितने ही पुराने मकान अभी भी बने हुए दिखाई देते हैं । फिर 
किनारी बाजार आता है , जिसमें नौपरे में जैन मन्दिर का जिक मुसलिम काला में 
आ चुका है । धर्मपुरे सौर वजूर की मस्जिद में भी जैन मन्दिर है , जिनका जिक्र 
आ चुका है । 
शाहजी का मकान 

मुगलों के अन्तिम जमाने में फाटक और सारा छत्ता शाहजी का मकान कहलाता 
या । इनका असल नाम नवाब शादी खां था । यह वाहमालम सानी के जमाने में 
बलख से आए थे । जब मराठे दिल्ली पर काबिज थे, तो यह मराठों से मिल गए । 
बादशाह को जो पेंशन मराठे देते थे, वह इन के प्रयत्न से मुकर्रर हुई थी । शाहजी 
पौर एका मुंशी भवानीशंकर , दोनों दिल्ली में मराठों के एजेंट थे । नवाब शादी बां 
नाजिम तहबाजारी भी थे । उस जमाने में सिक्का कौड़ियों का भी चलता था । जब 
कौड़ियों की बहुत बड़ी संख्या जमा हो गई तो उन्होंने फव्वारे के पास कौड़िया पुल 
बनवा दिया । पुल का तो पता नहीं, मगर इस नाम की सड़क अलबत्ता मौजूद है, 
जो रेलवे स्टेशन को बाग के साथ- साथ फव्वारे से हो कर गई है और जिसका जिक 
ऊपर आ चुका है । 
शाह बता का बड़ 

शाहजी के छत्ते के आगे चल कर दाएं हाथ एक बड़ का वृक्ष लगा हुमा था 
माह बला नामक फकीर यहां रहते थे, जितकी यहां कत्र भी थी । 1947 के बलबे में 
वह गायब हो गई । इसके सामने की तरफ गाड़ियों का अड्डा बना हुआ है और दाहिने 
हाय को नई सड़क चली गई है, जो चांदनी चौक में , जहां घंटाघर था , निकलती 
है । बाहबूला के बड़ के पीछे नाईवाड़े का मोहल्ला है । आगे इसी बाजार में हौज 
काजी तक दाएं-बाएं कई गलियां चली गई है । दाहिनी तरफ मोहल्ला चरखेवालान, 
बाएं हाथ गली बत्ताशान, गली बाबू महताच राय , बाली केदारनाथ , रास्ता बाजार 
चूड़ीवालान, जो मटिया महल , बुलकुलीखाना , जामा मस्जिद और चितली दरवाजे 
जा निकलता है, गली मरगा , हकीम बकावाली गली है , जहां आंखों का इलाज करने 
बाले हकीम रहते थे, और आगे चल कर हौज काजी का चौक आ जाता है, जहाँ 
बीच में मज सिघाड़े पर फब्बारा लग गया है । 


280 


बिल्ली की खोज 


काजी के हौज से एक सड़क दाएं हाथ को लाल कुत्रा होती हुई खारी बावली 
को चली गई है और बाएं हाय अजमेरी दरवाजे को । एक काजी के हौज से, जो सड़क 
अजमेरी दरवाजे गई है । उसके दाएं -बाएं भी बहत - सी गलियां अन्दर गई है , 
जिनमें मुसलमानों की आबादी अधिक है । 
अजमेरी दरवाजा 

यह शाहजहां वक्त में 1644 - 49 ई० में शहर को दक्षिण- पश्चिम की फसील 
में था । अब फसील तोड़ दी गई है । लेकिन दरवाजा कायम है । दरबाजे के सामने 
एक घेरे में दिल्ली कांग्रेस के नेता देशाबन्धु गुप्ता का बुत लगाया गया है । उसके बाद 
अरेबिक स्कूल की इमारत है । जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है, जिसका नाम मकबरा 
तथा मदरसा गयासउद्दीन था । दाएं हाथ की सड़क जी० बी० रोड कहलाती है , 
जिसमें आगे जाकर श्रद्धानंद बाजार है । इसमें श्रद्धानंद बलिदान भवन है, जहां 
स्वामी जी का कत्ल हुआ था । और बाएं हाथ रास्ता दिल्ली दरवाजे को और सामने 
की तरफ से अरेबिक कालेज के पास से , जो अब दिल्ली कालेज कहलाता है, पहाडगंज 
के पुल पर से होता हुआ पहाड़गंज को चला गया है । यह रास्ता कदम शरीफ को 
निकल गया है, जिसे मकबरा कमरा भी कहते है । उधर से ही रास्ता पुरानी 
और नई ईदगाह को गया है । एक सड़क मिण्टो रोड होती हुई नई दिल्ली को चली 
गई है । 
दरगाह हजरत मोहम्मद बाकी बिल्लाह 

यह अकबर बादशाह के ज़माने में 1603 में बनी । मजार चूने गच्ची का 
बना हुआ है । बाकी बिल्लाह की पैदाइश काबुल में हुई थी अकबर के जमाने में ये 
दिल्ली जाकर आबाद हुए । 1603 ई० में चालीस वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 
हई । दरगाह शहर की आबादी के अन्दर सदर बाजार में पश्चिम की ओर बनी 
हुई है । ये नक्शे बन्दियों के पीर माने जाते है । ये मुस्लिम सन्तों में गिने जाते 
हैं । इनके चौगिरदा हजारों लोग दफन हैं । मुसलमानों का यह एक बड़ा कविस्तान 
है । इनके मजार के दो चबूतरे है । इनकी कन्न पहले चबूतरे पर है । मजार से मिली 
हुई दाहिनी तरफ एक मस्जिद है । 
पुरानी ईदगाह 

यह बाकी बिल्लाह की दरगाह के पास सदर में है । यह मुगलिया काल से 
पहले की बनी मालूम होती है । 
नई ईदगाह 

पुरानी ईदगाह से आगे बढ़ कर एक टीले पर नई ईदगाह बनी हुई है । इसी 
में ईद की नमाज पढ़ी जाती है । यह आलमगीर की बनाई हुई है । इसका सहन 


अठारह दिल्लियों को प्रदक्षिणा 


281 


550 फुट मुरब्बा है । सहन में 160 सफे हैं । फी सफ़ पांच सौ आदमी आते हैं । 
गदर के बाद यह ईदगाह भी जब्त हो गई थी । बाद में एक पंजाबी ने इसे छुड़ाया । 
शाहजी का तालाब 

अजमेरी दरवाजे के बाहर , जहाँ अब कमला मार्केट बनवाया है , एक 
बहुत बड़ा पुख्ता तालाब था , जो शाहजी के तालाब के नाम से मशहर था । इसे 
भी कादिरयार ने बनवाया था , जो शाह पालम के जमाने में हुए हैं । कमला मार्केट 
के पास मैदान में हरिहर उदासीन बड़ा अखाड़ा है । 

_ काजी के हौज से दाएं हाथ वाली सड़क सरकीवालान और लाल कुआं होती 
हुई कटड़ा बड़ियां , फतहपुरी और सारी बावली जा निकलती है । 
काजी का होच 

सिघाड़े के दाएं हाथ, जहां सब्जी मार्केट बनी हुई है, वहाँ काजी का होज 
था , जो हिजरी 1264 में मौतवारउद्दौला ने बनवाया था । यह एक बावली की 
तरह था । इसमें नहर आती. थी । जब नहर बन्द हुई तो हौज भी बेकार हो गया 
और बन्द कर दिया गया । 

इस बाजार में भी ज्यादा पावादी मुसलमानों की है । बाजार के दाएं -बाएं 
बहुत- सी गालियां अन्दर चली गई है , जो एक मुहल्ले को दूसरे से मिला देती है । 

काजो के होज से मागे चल कर लाल कुमां बाजार आता है । यहां जो 
पटियाला रियासत की हवेली है, वह असल में दरवाजा जीनतमहल का है । यह 
बाहर से तो कुछ मालूम नहीं होता , मगर अन्दर कई महलसराएं बहत मालीशान 
बनी हुई है । सड़क के किनारे एक दो - मंजिला कमरा जीनतमहल के कमरे के नाम 
से पुकारा जाता है । यह महल बहादुर शाह की बेगम का था । यह 1846 ई. में 
बना । गदर के बाद इसे महाराजा पटियाला को अंग्रेजों की मदद करने के इनाम 
में दे दिया गया था । लाल कुएं से आगे एक सीधा रास्ता गली बताशान होकर 
खारी बावली के बाजार में निकल गया है और दाएं हाथ घूम कर कटड़ा बड़ियां पड़ता 
है, जो फतहपुरी मस्जिद पर जा निकलता है । 

- मौजुदा पुरानी दिल्ली का यह संक्षिप्त वृत्तान्त है, जिसे बाहजहां ने तीन सौ 
वर्ष पहले आवाद किया था और जो दिल्ली की चारदीवारी में बसा हुमा है । चार 
दीवारी तो करीब-करीब टूट चुकी है । उसने भग्नावशेष बाकी है । दरबाजे और 
खिड़कियां भी बहुत कुछ ट चुकी है । दिल्ली के बाजार और गलियां करीब-करीब 
वहीं है, जो उस वक्त्त थे, अलबत्ता मकान वे नहीं रहे । उनमें बहुत बड़ी तब्दीली हो गई 
है, मगर मकानों के नाम पुराने जमाने को याद अलबत्ता दिलाते हैं । शाहजहां ने 
जिस वक्त यह शहर आबाद किया था तो उसने इसे साठ हजार की नाबादी के लिए 


282 


दिल्ली की खोज 


बनाया था । उस वक्त उसको ख्याल न होगा कि इस शहर की आबादी बढ़ते -बढ़ते 
चारदीवारी को पार करके मीलों दूर का फासला घर लेगी । उस वक्त मरम 
शुमारी का रिवाज भी न था । साथ ही दिल्ली में आए दिन दंगे -फसाद और काल 
होते रहते थे और गारतगरी मची रहती थी । इसलिए भी यहां की आबादी बढ़ने 
न पाती थी । राजधानी में रहना जहां अनेक प्रकार की उन्नति का जरिया था , वहाँ 
जान जोखिम से खाली भी नहीं था । चारदीवारी से बाहर रहना तो खतरे से कभी 
खाली होता ही न था । 

शाहजहां की दिल्ली के चारों ओर मीलों दूर तक जहां देखो अब आबादी- ही 
आबादी दिखाई देती है । हर वर्ष हजारों की संख्या में नए मकान बनते जा रहे हैं , 
जो बढ़ती आबादी की रिहायश के लिहाज से गर्म तवे पर पानी की बूंद बन कर रह 
जाते हैं । अब बाहर पनाह के बाहरी स्मारकों को भी देख लेना चाहिए । पहले 
फरमौरी दरवाजे के बाहर से शुरू में यहां से अलीपुर मार्ग शुरू होता है । दाएं हाथ 
कुदसिया बाग, बाएं हाथ निकलसन्त पार्क , जो अब तिलक बाग कहलाता है. हैं । 
कुदसिया बाग 

इस बाग का जिक्र ऊपर किया जा चुका है । यह निकलसन पार्क के सामने 
सड़क के दाहिने हाथ है । इसे मोहम्मदशाह की बेगम नवाब कुदसिया ने 1748 ई० 
में बनवाया था । गदर के जमाने में इस बाग में अंग्रेजों की तोपें लगी हुई थीं और इसे 
लड़ाई के काम में इस्तेमाल किया गया था । इसके साथ वाली सड़क यमुना के 
कुदसिया घाट को निकाल गई है, यहां लद्दाख बुद्ध विहार और मन्दिर सभी हाल में 
बना है । 
लझलो कांसल 

यह इमारत भी अलीपुर रोड पर कुदसिया बाग से आगे बाएं हाथ है । गदर 
के जमाने में इस इमारत में मिस्टर सैमन फेजर कमिश्नर दिल्ली रहते थे । 14 सितम्बर 
1857 को इसी कोठी से अंग्रेजों का हमला यह हमा था । गदर के बाद इसमें अंग्रेजी 
की दिल्ली क्लब कायम की गई थी । पिछली लड़ाई के दिनों में इसमें राशनिंग दफ्तर । 
रहा । अब इसमें बच्चों का माडल स्कूल खुल गया है । 
मटकाफ हाउस 

अलीपुर रोड पर कश्मीरी दरवाजे से कोई एक मील के अन्तर पर दाएं हाथ 
को एक सड़क यमुना नदी की ओर गई है, जो मटकाफ हाउस रोड कहलाती है । इस पर 
उत्तर की ओर आगे जाकर ऊंचाई पर एक बहुत मालीशान कोठी बनी हुई है, जिसे 
मुगलों के जमाने में गदर से पहले 1844 ई . में टामस मटकाफ ने अपनी रिहायश 
के लिए बनवाया था । यह यमुना नदी के किनारे बनी हुई है । इसका अहाता बहुत 


अठारह दिल्लियों की प्रदक्षिणा 


283 


लम्बा- चौड़ा है । कोठी की कुर्सी बहुत ऊंची है, जिसके नीचे बहुत से कमरे और 
तहखाने बने हुए है । गदर के दिनों में इसका लड़का जोन टामस दिल्ली का ज्वाइंट 
मजिस्ट्रेट था । गदर के वक्त यह कोठी खूब लूटी गई थी और उन दिनों यहां काफी 
सरगर्मी रही । जब दिल्ली राजधानी बनी तो इसमें कौसिल आफ स्टेट बैठने लगी । 
बाद में चीफ कमिश्नर इसमें रहने लगा । 1947 में इसमें कस्टोडियन का एक महकमा 
खुल गया । अब इसमें फोजी महकमा है । 
रिज अर्थात पहाड़ी 

अलीपुर रोड पर आगे जाकर दाएं हाथ इन्द्रप्रस्थ कालेज है, जिसमें कमाण्डर 
इन -चीफ़ का दफ्तर हुआ करता था और इसको अलीपुर हाउस पुकारा जाता था । 
बाएं हाथ कमाण्डर - इन -चीफ़ की कोठी थी , जिसमें अब मलेरिया इन्स्टीट्यूट है । 
यहां से मागे ढलान पाती है । दाएं हाय एक सड़क बेला रोड और मटकाफ हाउस 
को चली गई है और सीधी सड़क राजपुर रोड से मिलती हुई ऊपर पहाड़ी पर चली 
गई है । यह पहाड़ी शहर के उत्तर में है । गदर में अंग्रेजी लश्कर 8 जून, 1857 
को यहां पड़ा हुआ था । इसी पहाड़ी पर से किले पर गोला-बारी की गई 


पलंग स्टाफ 

_ इस पहाड़ी पर चौराहे पर सड़क के बीच एक गोल इमारत बुर्जनमा बनी 
हुई है , जिसे फ्लैग स्टाफ कहते है । इसके पश्चिम से जो सड़क गई है वह दिल्ली विश्व 
विद्यालय पहुंचती है, पूर्व की सड़क अलीपुर रोड से मिल जाती है । दक्षिण की सड़क हिन्दू 
राब अस्पताल को चली गई है और उत्तर की खैबर पास के नजदीक अलीपुर रोड 
से जा मिली है । बुर्ज के तीन तरफ दरवाजे हैं , जिनमें लोहे का कटहरा लगा हुमा 
है । इमारत लदानो की है,जिसके गिर्द 11 फुट की गुलाम गदिश है । पहली मंजिल 
में छब्बीस और दूसरी मंजिल में चौदह सीढ़ियां है । ऊपर का हिस्सा खुला हुआ 
है । बुज के ऊपर लकड़ी का एक मस्तूल झण्डा चढ़ाने को लगा हुआ है । इस जगह 
चार फट ऊंची मंडेर बतौर कटहरे के बनी हई है । पहली मंजिल 22 फट ऊंची है .. 
दूसरी 16 फुट । बुर्ज पर चढ़ कर शहर का दृश्य अच्छी तरह दिखाई देता है । शहर 
पूरे सब्जे में बसा हुमा मालूम देता है । शहर की बस्ती दूर - दूर तक नजर आती है । 
यह पहाड़ी एक तरफ अलीपुर रोड से जा मिलती है और दूसरी तरफ फतहगढ़ के 
पास से गुजर कर सब्जीमंडी पर जा उतरी है । 
दिल्ली से फेटेरियट 

अलीपुर रोड से दाएं हाथ को आगे बढ़ कर सेक्रेटरियट की इमारतें हैं , जो 
दिल्ली के राजधानी बनने के बाद बनाई गई थीं , और इसमें बायसराय के दफ्तर 


दिल्ली को खोज 


थे । यहीं असेम्बली बैठा करती थी । जब दफ्तर नई दिल्ली चले गए तो इस इमारत 
में दूसरे सरकारी दफ्तर खुल गए । 1952 में जब दिल्ली में लोकतन्त्री विधान सभा 
हुई तो इसमें दिल्ली राज्य के दफ्तर रहे और विधान सभा की बैठकें होती थीं । अब 
इसमें भारत सरकार और दिल्ली प्रशासन के दफ्तर है । 

इन इमारतों के आगे दाएं हाथ पुलिस पाना है । उसके सामने की तरफ राजपुर 
रोड अलीपुर रोड में मिलती है और सड़क आगे बढ़ कर खैबर पास मार्केट के सामने 
से होती हुई दाएं हाथ को घूम गई है, जो माल रोड कहलाती है । इसके दाएं हाथ की 
सड़क तीमारपुर की बस्ती को गई है । जिस पर आगे जाकर चंद्राचल के वाटर 
वर्क के रास्ते में दाएं हाथ मकबरामशाह आलम फकीर और नजफ़गाड़ नाले का पुराना 
पुल आता है । मकबरे के पास से एक नई सड़क लोनी को गई है, जो यमुना के बेयर 
के नये पुल पर होकर जाती है । खैबर पास से जो सड़क मैगजीन रोड को गाई है , 
उस पर आगे जाकर गरद्वारा मजन साहब , मजन का टीला और विष्णु पद ये 
तीन स्थान देखने को मिलते हैं । 
कारोनेशन बरबार पार्क ( 1903 ) 

अलीपुर रोड आगे जाकर माल रोड हो जाती है । यह माल रोड आजादपुर 
तक चली गई है और करनाल रोड से जा मिली है । किसी बात यहां छावनी हुआ 
करती थी , जो बाद में पालम चली गई । इसी सड़क पर नजफगढ़ के नाले के साथ 
एक सड़क दाएं हाथ गई है , जिस पर आगे जाकर वह स्थान है . जहां 1903 में लाई 
करजन ने बादशाह एडबई की ताजपोशी के अवसर पर दरबार किया था । 
1911 के जार्ज पंचम बरवार की याचगार 

माल रोड से होकर जो सड़क दाएं हाथ किराये कैम्प को गई है । 
उस पर बाएं हाथ दिक का जुबनी अस्पताल पड़ता है और बाएं हाथ हरिजन 
कालोनी है । आगे बढ़कर ढ़ाका गांव है, फिर रेडियो कालोनी और आगे रास्ता दरबार 
चबूतरे को होता हुआ बुराडी गांव को चला गया है । हिन्दू काल में इसका नाम 
वरमुरारी हुआ करता था । ढाका गाँव से आगे एक मछले मैदान में 1911 के 
दरबार की यादगार बनी हुई है । 

माल रोड करनाल रोड से मिल गई है, जिस पर छठे मील पर बाएं हाथ 
शालीमार गांव का रास्ता आता है । इसी गांव में पुराना शालीमार बाग है । 

अब दूसरी तरफ मौरी दरवाजे से चल तो एक सड़क राजपुर रोड को गई 
है, जिस पर पुलिस लाइन और अन्य कोठियां हैं । उसके बाएं हाथ पहाड़ी है । 
दूसरी सड़क फसील के साथ काबुली दरवाजे और तीस हजारी को चली गई है । बीच 
में मिठाई का पुल पड़ता है वहां से रास्ता तेलीवाड़े होकर सदर बाजार को निकल गया 


पठारह दिल्लियों की प्रदक्षिणा 


285 


है । मिठाई का पुल बहुत कदीम है । नादिरशाह के कत्लेआम में इसका जिक्र 
माता है । 
तीस हजारी का मैदान 

काबुली दरवाजे के बाहर तीस हजारी का बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ जेबुलनिसा 
बेगम का मकबरा था । इसका हाल ऊपर लिखा जा चुका है । जब छोटी रेलवे 
लाइन निकली तो काबुली दरवाजा सौर यह मकबरा गिरा दिया गया । अब इस 
मैदान में दीवानी और फौजदारी अदालतों की इमारतें बन गई है । इधर से ही 
सड़क बुलवर्ड रोड होकर सब्जी मंडी चली गई है , जो आगे जाकर घंटाघर से 
बाग हाथ मुड़ती है । उस पर रोशनारा बाग है । 
सेंट स्टीफन्स जनाना अस्पताल 

तीस हजारी के मैदान से लगा हमा फस की सराय का जनाना अस्पताल है । 
यह अस्पताल पहले चांदनी चौक में था , जहां अब सेंट्रल बक की इमारत है । यह 
ईसाई मियान की तरफ से चलता है । 
यादगार गदर - फतहगढ़ 

अस्पताल के आगे से जो सड़क गई है वह सब्जी मंडी को चली गई हैं । 
आगे जाकार चौराहा पाता है । सीबा रास्ता सब्जी मंडी को , बाएं हाथ को पुल 
बंगश और सदर बाजार को और दाएं हाथ एक रास्ता राजपुर रोड को और दूसरा 
ऊपर पहाड़ी पर चला गया है । इस पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर जाकर दाएं हाथ एक 
इमारत बनी हुई है, जिसे अंग्रेजों ने 1857 में दिल्ली की विजय की याद में बनाया 
था । इसका नाम फतहगढ़ है । इसकी चार मंजिलें है । यह लाल पत्थर की अठ 
पहलू बनी हुई है । इस स्थान पर अंग्रेजों का गदर के वक्त कैम्प था । 

यह गानोदुम और 110 फुट बुलन्द है । इसके अन्दर चक्करदार जीना है, 
जिसमें 78 सीढ़ियां है । गमटी लदाओ की है , जिस पर पांच फुट ऊंची सलीब 
चढ़ाईहई है । ऊपर चारों तरफ रोशनदान है । स्तून के गिर्द सात बड़ी -बड़ी संगमरमर की 
तस्तियां लगा कर उन पर लेख दज किए हए हैं , जिनमें लवकर की तफसील , लडाइयों 
का जिक्र और मरने वाले अधिकारियों के नाम लिखे हुए है । आठवी तरफ उत्तर 
पश्चिम में दरवाजा है, जिसके अन्दर ऊपर चढ़ने को जीना है । यह स्तन बड़ी 
कुर्सी देकर कई चबूतरों पर बनाया गया है । पहले चबूतरे की तीन सीढ़ियां हैं , 
दूसरे की सत्रह, तीसरे को नौ और चौथे की पांच । नीचे का चबूतरा 151X75 
फुट का है और यह पाच फुट ऊंचा है । दूसरा चबूतरा 3 फुट 1 इंच ऊंचा है, तीसरा 
11 फुट , चौथा 6 फुट, पांचवां 2] फुट ऊंचा है । कुल ऊंचाई 27 फुट 9 इंच है । 
ऊपर के दो चबूतरों पर लोहे का जंगला लगाहुआ है और नीचे के चबूतरे पर जंजीर 
पड़ी हुई है । 


दिल्ली की खोज 


भरो जी का मन्दिर 

फतहगाड़ के नजदीक ही भैरो जी का मन्दिर है, जिसका जिक्र किया 
जा चुका है । 

इस पहाड़ी पर आगे जाकर कुशके शिकार की इमारत है, जिसे फीरोजशाह 
तुगलक ने 1354 ई० में बनाया था । इसका हाल पठान काल में दिया जा चुका 


अशोक का दूसरा स्तम्भ 

यह स्तम्भ सड़क के दाएं हाथ है । इसका हाल भी पठान काल में दिया जा 
चुका है । 
हिन्दू राब का मकान 

यह मकान विलियम फंजर एजट गवर्नर जनरल ने 1830 ई० में बनाया 
था । फैजर को कत्ल कर दिया गया था । फीरोजपुर झिरके के नबाब शमसुद्दीन 
पर कत्ल करवाने का मकदमा चला और 10 अक्तूबर, 1835 को उनको करमोरी 
दरवाजे के बाहर फांसी पर लटका दिया गया । फेजर की मत्य के बाद इस मकान को 
हिन्दु राब ने खरीद लिया , जो एक मराठा सरदार और बीजाबाई का भाई था । 
कुछ समय तक हिन्दु राव किदान गंज में रहा और इस मकान में उसने अपना चीता 
खाना रखा । सदर में उसके नाम का एक बाड़ा भी मशहूर है । हिन्दु राच गदर 
से पहले ही मर गया था , मगर गदर तक मकान उसके उत्तराधिकारियों के पास 
ही रहा । गदर के बाद अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया और इसमें गोरों के 
लिए सैनिटोरियम बना दिया गया । फिर इसमें अस्पताल बना दिया गया, जो अब 
भी जारी है । इसके पास ही फीरोजशाह को बनाई हुई इमारतें और एक बावली 
भी है । चौबुर्जी भी है, जिसका वर्णन फीरोजशाह तुगलक के काल में दिया जा चुका 


यहां से आगे एक सड़क बाएं हाथ को सब्जी मंडी को निकल गई है । किसी 
जमाने में इस तरफ बड़े-बड़े बागात हुआ करते थे,जिनको काट -काट कर आबादियां 
कायम हो गई । मिलें और कारखाने खड़े हो गए । इस तरफ से रोशनधारा, शाली 
मार और महलदार बाग को सडक चली गई है, जिनका जिक ऊपर दिया जा चुका 


_ _ कश्मीरी दरवाजे के बाहर के स्मारक देख कर यदि आप दिल्ली दरवाजे के 
बाहर से मधुरा रोड होते हुए बदरपुर और फिर वहां से बाएं हाथ को तुगलकाबाद की 
सड़क से मुड़ कर कुतुबमीनार पर पहुँच जाएं तो रास्ते भर आपको स्मारक - ही -स्मारक 
देखने को मिलगे, यहां ही तो पुरानी दिल्लियों की यादगारें दबी पड़ी है । लीजिए 
शुरू कीजिए 


अठारह दिल्लियों की प्रदक्षिणा 


287 


मथरा रोड पर पहले दाएं हाथ आप आसफ अली पार्क देखेंगे, जिसमें उनकी 
मूर्ति खड़ी है और यदि बाएं हाय की सड़क से चले जाएं तो आप गांधी संग्रहालय और 
गांधी समाधि पर पहुंच जाएंगे । यदि सीधे मथुरा रोड से जाएं तो दाएं हाथ इरविन 
अस्पताल पाता है । उसके साथ ही पारसियों का शमशान है । फिर दाएं हाथ एक 
दरवाजा खड़ा है , जिसके सामने बहादुरशाह के लड़कों का कत्ल हुया था । दाएं हाथ 
आजाद मेडीकल कालेज की नई इमारत है, जहां उससे पहले जिला जेल हया करती थी 
और उससे भी पहले वह फरीदखां की सराय थी । इसकी पुस्त पर महंदिया है , जो 
एक कब्रिस्तान है और यहीं से एक सड़क माता सुन्दरी के गुरुद्वारे को चली गई है । 
कालेज के सामने की तरफ फीरोजशाह कोटला है, जो मुसलमानों की बठों दिल्ली थी । 
उसके अन्दर जा कर आप कोटले की जामा मस्जिद, कोटला फोरोजशाह और अशोक की 
लाट देखें । फिर बाहर पाकर सड़क हाडिंग पुल को गई है, जिस पर बाएं हाथ अखबारों 
के दफ्तर है । एक सड़क रेवेन्यू बिल्डिंग, दिल्ली विकास भवन, यादि नई इमारतों को 
चली गई है , जो रिंग रोड से जा मिली है । हाडिंग पुल की महराब पार करके सामने ही 
तिलक पार्क है, जिसके दाहिने हाथ नई दिल्ली का बारह खम्भा मार्ग है । इस पर सघ्र 
हाउस आ जाता है । हाडिंग ब्रिज से सीची सड़क इण्डिया गेट को गई है । बाएं हाच 
का रास्ता मथुरा रोड को गया है । उस पर जा कर दाएं हाथ सुप्रीम कोर्ट की नई 
इमारत आती है और बाएं हाथ प्रदानी का मंदान है । इसे पार करके जो मार्ग 
बाएं हाथ को गया है, वह पुराने किले की पुस्त पर ले जाता है, जहां किलकारी भरी और 
दुबिया भर के मन्दिर है । मथुरा रोड पर सीधे जाने से दाएं हाय शेरशाह की दिल्ली 
का दरवाजा तथा ईसा खा की मस्जिद और मकबरा दिखाई देता है और बाएं हा 
पुरानाकिला है , उसमें जाकर मस्जिद किला-मोहाना, शेरमंडल , एक पुरानी बावली 
और कुन्ती का मन्दिर आप देखेंगे । 


पुरानेकिले से चलकर आगे बाएं हाथ मटका पीर का स्थान है, जो एक ऊंचेटीले 
पर बना हमा है । फिर हमाय के मकबरे का चौराहा आ जाता है, जिस पर मकबरा 
नौबत खां की इमारत खड़ी है, जिसे नीली छतरी भी कहते ह । बाएं हाथ घूम कार 
हमायू का मकबरा है,जिसके साथ ही हज्जाम का मकबरा है । उसके बाहरी महाते 
में दाएं हाथ ईसा खो का मकबराबोर मस्जिद है । हमाए के मकबरे से एक दरवाजा 
परब की सराय में चला जाता है , जहां अफसर खां का मकबरा और मस्जिद बनी है । 
हमाय के मकबरे की पुरत पर गुरुद्वारा दमदमा साहब है, जहां जाने के लिए मकबरे की 
फसील के साथ पक्की सड़क गई है ।चौराहे का पश्चिमी मार्ग निजामुद्दीन औलिया की 
दरगाह को गया है, जहां पहले तो गालिब का मजार आता है । उसके पास ही मकबरा 
अजीज कुफलताश अथवा चौंसठ लम्भे की इमारत है । दरगाह में घुसने पर अन्दर जा 
कर पहले मकबरा अमीर खुसरो पाता है फिर अन्दर जा कर मकबरा मोहम्मदशाह 


288 


दिल्ली की खोज 


रंगीला मनावरा जहांमारा, ख्वाजा साहब की दरगाह और उसके साथ लाल मस्जिद , 
जिसे जमाअतखाना कहते हैं , बावली तथा मकबरा मिरजा जहांगीर, इतने स्थान 
देखने के हैं । फिर बाहर आकर मकबरा आजम खां , और बस्ती बावली , ये मुकाम 
और है । 

वापस मबरा रोड पर मागे जाएं तो दाएं हाथ खानखाना का मकबरा आता है 
और बाएं हाथ फाइम खां का मकबरा है , जो हमायं के मकबरे की पूर्वी दीवार के बाहर 
रेल की पटरी के साथ है । इसे नीला बज भी कहते हैं । फिर बारह पला पाता है । 
आगे जाकर यदि भोगल से रिंग रोड होकर किलोखड़ी चले जाएं तो गुरुद्वारा बाला 
साहब आता है । मधुरा रोड पर और आगे जाने से माठ मील पर बाएं हाथ की सड़क 
मोखले कीनहर को गई है.जिस पर सेंट चरीसा का अस्पताल पाता है । फिर जामिया 
मिलिया इस्लामिया की इमारत है । यहां डाक्टर अंसारी और माफीक उलरहमान की 
का है । मोखले के पास ही यमुना के किनारे खिजराबाद था , जो मुसलमानों की सातवीं 
दिल्ली थी , जिसे खिजर खां ने बसाया था । उस का मकबरा भी यहीं था , जिसे 
सिजर की गुमटी कहते थे, मगर अब दोनों का नाम ही बाकी रह वाया है । ओखले से 
वापिस माफर जब आप मथुरा रोड पर आएंगे तो थोड़ा सा आगे चल कर दाएं हाथ 
योखला स्टेचान है और इसके इर्द-गिर्द इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जो कुछ वर्षों से बनी है । 
रेलवे क्रास करके और सीधे जाकर यह सडक बाएं हाथ बम गई है , जो पहाडीपर गडकर 
हिन्दु काल के प्राचीन कालका देवी के मन्दिर पर चली जाती है । इधर से ही एक 
सड़न केलाश कालोनी को और चिराग दिल्ली को चली गई है । 

बालका मन्दिर के दक्षिण की ओर आनंदमयी माता का माश्रम है और उसी 
सड़क पर श्री बनारसी दास स्वास्थ्य सदन है । इसका उदघाटन राष्ट्रपति राजेन्द्र 
प्रसाद जी ने 1951 के मार्च में किया था और यहां आम का एक पेड लगाया था । 
यहां एक बहत बड़ा पुराना तालाब है और एक कुमां है, जिसके पानी से तिल्लीका रोग 
ठीक हो जाता है । यह स्वास्थ्य सदन लेखक के पिताजी की स्मृति में स्थापित किया 
गया था । 

मथुरा रोड से सीवे जाकर बदरपुर गांव आता है । दाएं हाथ रेलचे पार करके 
सीची सड़क कुतुब को चली गई है, जो यहां से पांच मील के करीब है । यहां तुगलका 
बाद स्टेशन को बहुत फैलाया जा रहा है और माल गोदाम बनाए जा रहे हैं । 

तुगलकाबाद की सड़क पर बाएं हाथ कोई एक मील जाकर सूरजकुंड बाता है , 
जहां हिन्दुओं की दूसरी दिल्ली थी । तुगलकाबाद रोड से आगे बढ़ कर बाएं हाथ 
आदिलाबाद का किला आता है, जो मुसलमानों की पांचवीं दिल्ली थी । आगे दाएं 
हाथ तुगलामाबाद का बड़ा भारी। फिला आता है, जो मुसलमानों की चौथी दिल्ली थी । 


अठारह दिल्लियों को प्रदक्षिणा 


289 


फिर मकबरा गयासउद्दीन तुगलक पाता है । यहां से करीब दो मील जाकर दाएं हाथ 
की सड़क चिराग दिल्ली चली गई है और सीधी सड़क कुतुबमीनार को , जिसके सामने 
ही लालकोट और पृथ्वीराज के किले की दीवारें खड़ी दिखाई देती हैं । कुतुबमीनार 
पहुंचने से पहले बाहर की योर बाएं हाथ की सड़क आगे जाकर महरौली रोड़ में जा 
मिली है । इस सड़क से जाएं तो दोनों ओर पुराने खंडहरात बहुतायत से नजर 
माएग । बाए हाथ मकबरा गयासउद्दीन बलबन दिखाई देता है, जो टूट चका है । उसके 
मागे कच्चे रास्ते जाकर जमाली कमाली की मस्जिद और मकबरा आता है । थोडा 
आगे जाकर नाजिर खा का बाग है , जिसे अब अशोक बिहार कहने लगे हैं । उसके 
सामने की सड़क के बाएं हाथ किला माउजन के खंडहरात पड़े हैं , जिसे पासपुर या 
दारुलअमन भी कहते थे । फिर नाजिर बाग के साथ - साथ एक सड़क दादा वादीको 
चली गई है जो जैनियों का तीर्थ है । इसी रास्ते पर दो बड़ी संगसारा की मस्जिदें 
नजर आती हैं , जो कहते हैं अकबर शाह सानी के जमाने की है । 

सड़क मागे जाकर महरौली- गुडगांव रोड में मिल जाती है । बाएं हार का 
रास्ता गड़गांव को गया है और दाएं हाथ महरौली कस्बे को । बाएं हाथ की सड़क से 
जाकर जो मार्ग नजफगढ को गया है, उस पर महरौली से साढ़े तीन मील दूर सड़क से 
बाएं हाथ मलिकपुर कोही को सड़क गई है, जहां कोई आबादी नहीं है । यहां तीन मकबरे 
हैं ( 1 ) मकबरा सुलतानगारी, ( 2) मकबरा एफनुद्दीन फीरोजशाह (इसका एक 
गुम्बद ही बाकी है ), ( 3) मकबरा मइज्जुद्दीन, यह अब टूट गया है । और कोई 
इमारत नहीं है । पिछले दिनों जब गारी के मकबरे की छत पलटी गई , तो उसमें से 
आठ लाल पत्थर की शिलाएं निकली थी , जो मालूम होता है किसी हिन्दू मन्दिर से 
तोड़ कर लाई गई होगी और उन्हें छत में अन्दर महरावों में लगा दिया होगा । 

- इन शिलायों पर हिन्दु काल की नक्काशी का काम हुआ है । एक पर बल और 
घोड़े की नाड़ाई दिखाई गई है, कुछ पर बेबल फूल खुदे है । सुलतान गारी पहना 
मुस्लिम बादशाह था , जिसका मकबरा हिन्दुस्तान में बना । 

वापस आकर जब मेहरौली कस्बे में जाने लगे तो दाएं हाथ मरना मिलगा और 
बाएं हाथ एक बहुत बड़ा तालाब, जिसे हौज शमी कहते हैं , मिलेगा । उसके साथ ही 
जहाज महल या लाल महल या खास महल की पुरानी इमारत खड़ी है, जो सारे के 
पत्थर की बनी हुई है । इसका दक्षिणी भाग गिर गया है , बाकी तीन मोर का हिस्सा 
मौजूद है । तालाब बामशी से जो नहर काटी है, वह झरने की तरफ जा निकाली है । 
झरने में एक छोटी - सी बारहदरी और उसके आगे हौज है । हौज में पानी को चादर 
गिरती है । बांए हाथ भी एक बारहदरी बनी है । नीचे उतरने को सीढियां बनी हुई 
ह, बीच में खला मैदान है । हौज में पानी नहरों द्वारा आगे निकलता है । यहां फल 
बालों की सैर हया करती है । 
M67DPD /63 


290 


बिल्ली की खोज 


झरने से सीधे मेहरौली की बस्ती से गजर कर सड़क दाए हाथ को जाती है , 
जो ख्वाजा साहब कुतुबुद्दीन की दरगाह को रास्ता गया है । यह एक संत का पवित्र 
स्थान माना जाता है । गली में जब जाते है , तो बाएं हाथ पक्की खार के पत्थर की 
बावली मती है, जिसकी सात मंजिलें हैं । इसके पानी में गंधक है , जो चमड़ी की 
बीमारियों के लिए बहत मफीद है । लोग आकर इसमें स्नान करते हैं । यह रानी की 
बावली कहलाती है । इघर से बाएं हाथ राजा की बावली को कच्चा रास्ता गया है । 
यह भी खारे के पत्थर को पुख्ता बाबली है मगर सूखी पड़ी है । सड़क से जाकर दरगाह 
का सदर द्वार प्राता है,जिसमें अन्दर जान को लम्बी गली है । दाएं हाय स्वाजा साहब 
का मजार है । मजार की डयोड़ी म बाएं हाय मौलाना मोहम्मद फखरुद्दीन को काम 
है, जो वहादुरशाह के गुरु थ । इसके साथ ही फरुखसिबर की मस्जिद है । दाएं हाथ 
दरगाह में बान का रास्ता है । बड सहन में दरगाह है । अन्दर सरक कर जाना होता 
है । औरतों को अन्दर जाने की मनाही है । दरगाह के दूसरी तरफ संगमरमर की 
मोती मस्जिद है और उससे लगा हुमा शाह पालम का मकबरा है , जिसमें तीन कत्र 
और है - वाहमालम सानी की कन , अकबर शाह सानी की कन्न और बहादुरशाह 
जफर की खाली का । दरगाह से बाहर सड़क पर आकर दाएं हाथ ऊबम खां का 
मनाबरा है, जिसे भूल- भूलयां भी कहते हैं और उससे थोड़ा आगे चल कर योगमाया का 
मन्दिर , जो हिन्दू काल का माना जाता है । इसकी पुश्त पर अनंगत्ताल है, जो सूख गया 
है । पृथ्वीराज का किला और लालकोट, जो हिन्दुनों की तीसरी दिल्ली थी , ये सब 
यहीं बने हुए थे । अब यह टूट - फूट गए हैं मगर इनके खंडहर आस-पास में दूर-दूर फैले 


यहां से भागे मार्ग कुतुब साहब की लाट को चला गया है, जिसमें एक हार में 
होकर प्रवेश करना पड़ता है । लाट का बहत बडा आहाता चारदीवारी से घिरा है । 
जगह- जगह वृक्ष और घास के मैदान है । एक आरामगाह भी बनी हुई है । सैकड़ों 
दर्शनार्थी रोजाना यहाँ पाते हैं । 

कुतुब साहब की लाट के अतिरिक्त यहाँ आठ स्थान देखने को और हैं । ( 1 ) 
अलाई दरवाजा, मीनार के पास ही है, ( 2 ) मकबरा इमाम जामिन , जो इलाई 
दरबाच्चे के साथ है, ( ३) चौसठ खम्भा, यह भी लाट के नजदीक है, जो हिन्दुओं के 
पुराने मन्दिर थे, ( 4) लोहे की लाट , ( 5) मस्जिद कुब्ले इस्लाम , ( 6) मकबरा 
इलतमा( 7 ) मलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, ( 8 ) अधूरी लाट | इन सब का हाल 
अपनी- अपनी जगह आ चुका है । 

कुतुब साहब से वापस नई दिल्ली को जो मार्ग गया है, उस पर करीब तीन मील 
याकर पर्वनी गांव आता है, जिसमें बाएं हाथ की वस्ती में निजामउद्दीन गोलिया की 


अठारह दिल्लियों को प्रदक्षिणा 


291 


मां की कन्ज है । इससे आगे बाएं हाथ बेगमपुर गांव पड़ता है, जिसमें सांजहां की बनवाई 
बेगमपुर मस्जिद है । इस गांव में फीरोजशाह का बनवाया बिजय मंडल या जहानुमा 
की इमारत भी है उसके आगे बाएं हाथ कालो सराय गांव आता है । उसमें भीखाजहां 
की बनवाई मस्जिद है । इन दोनों गांवों के बीच फरीद बुखारी का मकबरा है । इसी 
सड़क पर बांए हाथ इंजीनियरिया कालेज स्थापित हमा है । मागे जाफर दाएं हाथ 
ईदगाह और चोर बुर्ज यह दो पुराने स्मारक हैं । यहाँ मसलमानों की पांचवी दिल्ली 
थी , जो नई दिल्ली कहलाती थी । फिर बाएं हाथ से सड़क मालवीय नगर को जाती 
है । सीधी सड़क शाहपुर गांव को गई है, जिसमें सीरी या अलाई दिल्ली का शहर है । 
यह मुसलमानों की तीसरी दिल्ली थी । यह अब टूट-फट गई है । शाहपुर की सड़क 
के बाए हाच मुड़ कर सड़क से थोड़ी दूर मगदुम सबजावर की मस्जिद है । इघर से ही 
आगे चिराग दिल्ली की सड़क पर मकबरा होल कबीरउद्दीन पड़ता है ,जिसे लाल गुम्बद 
भी कहते हैं । फिर दाएं हाथ सड़क खिड़की गांव को चली गई है, जिसमें खांजहां की 
बनवाई हुई खिड़की मस्जिद है । उससे आगे कच्चे रास्ते पर सत्तपूला है । इसी गांव में 
दरगाह युसुफकत्ताल है । वापस लौट कर फिर चिराग दिल्ली की सड़क पर जाएं 
तो दाएं हाच दरगाह सलाउद्दीन पाती है, मगर यह बंगारी की हालत में है । इसके 
बाद चिराग दिल्ली का कस्बा है जिसकी अब कई हजार की प्राबादी हे मोर चारों मोर 
फसोल है । फाटक में घुस कर बस्ती आ जाती है । बाजार में होकर जाएं तो आगे 
चौक है । इसमें दाएं हाथ को हजरत रोशनचिराग दिल्ली की दरगाह है, जिराका बड़ा 
फाटक तथा ड्योढ़ी है और अन्दर दरगाह है । यहां ही कमालउद्दीन की दरगाह भी है । 
रोमानचिराग साहब का एक लकड़ी का बना तख्त भी पड़ा है । दरगाह के बाएं हाथ 
बड़े फाटक में जाकर बहलोल लोदी का मकबरा है । चिराग दिल्ली की सड़क सीधी 
जाकर कालकाजी कालोनी को चली गई है । उधर से ही रास्ता बड़ी कलाश कालोनी 
का है, जो नई दिल्ली की सड़क में जा मिला है । लेडी श्रीराम कालेज के सामने जमण्द 
पुर गांच पड़ता है, जिसमें पांच बुर्ज बने हुए हैं । यह आजकाल गांव वालों के अनाज 

रखने में इस्तेमाल होते है । सड़क पर मकबरा लगरखा पड़ता है, अब टूट गया है 
चिराग दिल्ली से वापस लौट कर जब हम कुतुब रोड पर आते हैं और नई दिल्ली का 
रास्ता पकड़ते हैं तो बड़ी दूर जाकर बाएं हाथ की सड़क हौज खास को गई है, जिसे 
होज़ अलाई भी कहते हैं । यह फीरोजशाह तुग़लक के कान का है । हौज तो अब भर 
गया है, किन्तु उसका लंडहर जरूर मौजूद है । उसमें अब खेती होती है मगर होज 
पर की इमारतें अब भी मौजूद हैं और वह स्थान कुतुब की ही तरह पिकनिक के लिए 
बन गया है, सैकड़ों सेलानी नित्य वहां जाते हैं । हौज के साथ जो इमारतें बनी हुई 
हैं , उनके नाम है - मदरसा फीरोजशाह , मकबरा फीरोजशाह मकबरा यसपदीन 
जमाल और मकबरा अलाउद्दीन खिलजी । 


दिल्ली की खोज 


हौज खास से वापस लौट कर फिर कुतुब रोड पर पा जाएं तो आगे जाकर बाएं 
हाष सफदरजंग अस्पताल की इमारत और दाएं हाथ मेडिकल इन्स्टीट्यूट की इमारत 
माती है । इसके पीछे वाली सड़क मोठ की मस्जिद गांव को गई है । वहां ही मोठ की 
मस्जिद है । उसके बाद इधर-उधर कई सरकारी उपनगर फैले हुए हैं । दाएं हाथ 
जो सडक डिफेंस कालोनी को गई है उसके साथ ही कोटला मुबारिकपुर पड़ता है, जो 
मुसलमानों की पाठवी दिल्ली थी । अब तो यह एक गांव है । इसी में मकबरा मुबारिक 
शाह और उसकी मस्जिद है । इस गांव से मिलती लोदी कालोनी है । डिफेंस कालोनी में 
ही कालेसा, बोटेखा, बड़ेखां व भूरेखां के मकबरे है , जो तिबर्जाकहलाते हैं । वापस कुतुब 
रोड के रास्ते से सफदरजंग का हवाई अड्डा माता है, जिसके सामने सड़क के दाएं हाथ 
नजफ सा का मकबरादिखाई देता है । हवाई पट्टे के साथ ही सफदरजंग का आलीशान 
मकबरा है । साथ में ही मस्जिद है । मकबरे के सामने से लोदी रोड सीधी हमार्य 
के मकबरे को गई है । इस सड़क पर थोड़ी दूर जाकर बाएं हाथ बहुत बड़ा आलीशान 
लोदी बाग आता है,जिसमें सड़क से थोड़ी दूर मकबरा सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह है 
पोर मस्जिद खैरपुर और दो नामालम मकबो प्राते हैं । इसी वाग के उत्तरी भाग में 
सिकन्दरशाह लोदी के मकबरे की मालीशान इमारत है और एक लोदी कालीन 
पुल है । लोदी इस्टेट में इंडिया इन्टरनेशनल केन्द्र है । वापस बुतुब रोड से चल कर 
एक मागं तीस जनवरी माग को गया है , जिस पर बिड़ला भवन में गांधी जी 
का निधन स्थान है । तुगलक रोड और हेस्टिंग रोड होते हुए विजय चौक 
में पहुंच जाते हैं । वहां फव्वारे लगे हुए हैं और बाएं हाथ सेक्रेटरिएट की विशाल 
इमारतें तथा राष्ट्रपति भवन और मगल बाग है और दाएं हाथ राजपथ की लम्बी सडक 
गई है, जो इण्डिया गेट पर पहुंच जाती है । उसके दोनों ओर नहरें और पार्क है । इसी 
मार्ग पर रेल भवन, हवाई भवन, कृषि भवन और उद्योग भवन की इमारतें हैं । इसी 
राजपथ पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी राष्ट्रध्वजा की सलामी दिया करते हैं । 
इण्डिया गेट के पीछे बादशाह जार्ज की मूर्ति है । बाएं हाथ की सड़क पर नेशनल 
पुरातत्व विभाग की इमारत है, और दाएं हाथ सड़क पर अजायबघर की इमारत है । 
उससे थोड़ी दूर जाकर विज्ञान भवन आ जाता है । इण्डिया गेट से सीधा रास्ता 
नेशनल स्टेडियम को निकल जाता है । गेट के साथ ही बच्चों का जापानी पाक है । 
विजय चौक से उत्तर को जो सीधा मार्ग गया है वह पालियामेंट स्ट्रीट कहलाता है । 
बाएं हाथ लोक सभा भवन है । यहां ही पण्डित मोती लाल नेहरू की मूर्ति लगी हुई है । 
इपर से ही पीछे की ओर जो मा गया है उस पर रिकाबगंज का गुरुद्वारा दिखाई देता 
है, जो सरकारी दफ्तरों के साथ ही है । पालियामेंट स्ट्रीट पर आगे जाकर बाएं 
हाथ रेडियो स्टेदान और आकाशवाणी की इमारतें हैं और दाएं हाथ रिजर्व बैन और 
योजना- भवन है । फिर आगे अशोक रोड के चौराहे पर सरदार पटेल की मूति है । 
आगे बढ़ कर नरेन्द्र प्लेस मा जाता है, जिसके बाएं हाथ जन्तर-मन्तर पड़ता है और 


अठारह दिल्लियों को प्रक्षिणा 


293 


दाएं हाथ नई दिल्ली नगरपालिका का कार्यालय है । उसके आगे कनाट प्लेस का 
बाजार मा जाता है , उसके साथ ही इरविन रोड पर हनुमान जी का मन्दिर है 
जो सड़क पंचकुइया को गई है उस पर जैन मन्दिर रोड पर खंडेलवाल तथा अग्रवाल 
जैन मन्दिर है तथा मागे नसया जी , हाडिग अस्पताल और कालेज माता है । फिर मागे 
जाकर दाएं हाथ चित्रगप्त रोड पर रामकृष्ण परमहंस आश्रम तथा मन्दिर और चित्र 
गुप्त का मन्दिर आता है । पंचकुइया रोड से सीधे जाकर बाएं हाथ इमामबाड़ा और 
बापू समाज सेवा केन्द्र की इमारतें हैं और फिर रीडिंग रोड पर जाने से दाएं हाथ 
का रास्ता बालमीकि मन्दिर को गया है, जहां गांधीजी ठहरा करते थे । रीडिंग रोड पर 
सीधे जाने से दाएं हाथ हिन्दू सभा भवन , बिरला मन्दिर, बद्ध भगवान का मन्दिर मौर 
काली का मन्दिर आते हैं । इधर से ही शंकर रोड को मार्ग चला गया है, जो पहाड़ी 
पर जाकर बाएं हाथ बना पार्क पहुंच जाता है । पंचकुइया रोड पर सीधे जाने से एक 
सड़क पूसा को गई है । बाएं हाथ का मार्ग ऊपर की पहाड़ी पर भली भटियारी के 
महल को गया है , जिसका असली नाम बू अली बखत्यारी था इस इमारत के सही 
काल का पता नहीं है । मख्य द्वार से प्रवेश करके ड्योढ़ी आती है, फिर दाएं हाथ 
घूमकर दूसरा द्वार माता है । अन्दर बहुत बड़ा आहाता है , जिसके 
चौगिरदा चारदीवारी है । चन्द कोठड़ियां बनी हुई हैं । और कुछ नहीं है । 
मोर मागे जाकर पसा रोड पर बाएं हाथ गंगाराम अस्पताल मार्ग है , जिस पर 
इस नाम का अस्पताल है और उसके साथ ही जानकी देवी महाविद्यालय है । 
पंचकुइया रोड के दाएं हाथ का मार्ग करोल बाग को गया है । शंकर रोड सीधी 
पूसा इन्स्टीट्यूट को गई है । पुसा रोड से पटेल नगर रोड पर चले जाएं तो दुग्ध 
कालोनी मा जाती है । पंचकुइया रोड के मोड़ पर भैरों का मन्दिर दिखाई देता है । 
आगे करोल बाग वाला रास्ता पाता है, जिस पर बाएं हाथ झंडे वाली देवी का मन्दिर 
है , यह सड़क अजमलखां पार्क पर जा निकलती है । जिसके साथ ही तिम्बिया 
कालेज है । 

इस प्रकार घूमने से अठारह दिल्लियों के सभी प्रमुख स्थान देखने में आ जाते 
है । यह परिक्रमा एक सप्ताह में भली प्रकार लग सकती है । वैसे तो दिल्ली इतना बड़ा 
नगर है, जिसे देखने में एक नहीं कई सप्ताह चाहिएं , फिर भी कुछ-न-कुछ देखने को 
बाकी रह ही जाएगा । अभी तो दिल्ली फैलती ही जाती है । जिसने अब से पचास 
वष पहले की दिल्ली देखी है, वह तो यहां आकर अपने को अजनबी- सा महसूस करेगा । 
बाहर वाले की तो बात ही क्या , हम यहां के रहने वाले भी अपने को प्रजनबी 
महसूस करते हैं । इस प्रकार दिल्ली की जितनी भी खोज की जाए, कम है । 


अठारहदिल्लियोंकीसैर 


-166 


नामस्मारक 


स्थापनाकाल 


नामनिर्माता 


स्थानजहांविद्यमानहै 


चांदनीचौककेपूर्वीसिरेपर 


शाहजहां हिंदसरकार शाहजहां 


किलेकेअन्दर 


दिल्ली की खोज 


*लालकिला 

1636-48 

1947 2लाहौरीदरवाजा-प्रवेशद्वार 

1630-48 3बाजारछत्तालाहौरीदरवाजा 

नक्कारखाना 5दोबानेआमवसिंहासनस्थान। 6मुमताजमहल-अजायबघर 7रंगमहलअपवाइमतियाजमहलनहरबहिश्त 8संगमरमरकाहोज 9बजेतिलायामुसम्मनबुजंयाखासमहलतस्वीह 

खाना,शयनगृह,बड़ीबैठक. 10दीवानेखासवतख्तताऊसकास्थान 11हम्माम 12मोतीमस्जिद 

1659-60 13हीरामहल 

1624 14पाहबूज 

1636-48 


औरंगजेब 


शाहजहां 


जहांगीर 


15सलीमगलकादरवाजा 16मादों 17जलमहलयाजफरमहल 18सावन 19दिल्लीदरवाजा 

*किलेसेउत्तरकश्मीरीबरवाजेतक 20माधोदासकीबगीची.. 


1622 1636--18 1642 1636-48 


शाहजहाँ 


अठारहवींसदी (अकबरशाहसानीकाल) 1960 

दिल्लीनगरनिगम -1865मिशनरी 1861-62हेमिलटन 


लालकिलेकेबाहर पैदलरास्तेपर सड़ककेबाएंहाथ 


21लाजपतरायमाफट 22सेंटमरीफैथोलिकगिरजा 23मोरसरायअबरेलवेक्वार्टर 


अठारह बिल्लियों की सैर 


ब्रिटिशसरकार 


24 
लोथियन 
रेल 
पुल 
की 
महराब 
। 

1861 25ईसाइयोंकासबसेपुरानाकानिस्तान 1855तक 26हाफखाना(गदरकालकाअंग्रेजीकामेगशीन वतारपर) 

1850-57 


रेलस्टेशनकीसड़क परबाएंहाथ पंचक्कीकलानसेउतरकर मेहराबसेनिकलकरदाएं 

हाथ लोपियनपुलसे निकालकरदाएंहाप 


*बाएंहाथकेलाघाटमार्गसे 27निगमबोधजमुनाघाटवश्मशानभूमि.हिन्दूकाल 28हनुमानमंदिर 


दाएंहाथफसीलकेसाथ 


295 


नामनिर्माता 


29 
निगम 
बोध 
तार 


स्थानजहाँविद्यमानहै हनुमानमंदिरसे 


मुगलकाल 


आगे 


30 
लाल 
किले 
का 
सलीमगद 
पूल 


1622 


जमुनापुलकोजातेहुए दाएंहाथलालकिले औरसलीमगतकेबीच। 


मायागरगढ़ 
31 
किला 
सलीमगढ़ 
या 
नूरगढ़ 


1546 


सलीमशाह 
सूरी 


दाएंहाथसड़कके 


32 
नीली 
छतरी 


हिन्दूकाल 


पाण्डबबमरहठ 


जमुनापुलकोजातेहुएबाएं 

हाथसड़ककेसाथ। यमुनानदीपरशाहदरेजाते। 


दिल्ली की खोज 


33 
जमुना 
का 
रेल 
पुल 


. 


. 


1837 


ब्रिटिशसरक 


1637 


दाराशिकोह 


सड़ककेदाएंहाथ 


* 
डाकखाने 
से 
सीधे 
कश्मीरी 
वरवाजे 
तक 
34 
दाराशिकोह 
का 
पुस्तकालय 

(अबपोलिटेकनिक) 
35 
पुराना 
सेंट 
- 
स्टीफेंस 
कालेज 

(अबपालिटेकनिक) 
36 
गैसिया 
पाक 


1890 


ब्रिटिश 
काल 
मिशनरीज 


सड़क 
के 
बाएं 
हाथ 


1906 


उससमयकाडिप्टी कमिश्नर 


गिरजाघर 
के 
सामने 
का 
सिंघाड़ा 


37सेंटजेम्सचर्च 


1836-39 मुगलकाल 1728-29 1899 


-जेम्सस्कीनर 

शाहजहां फखसलनिसाबेगम करनलस्कीनर 


39फखरूलमस्जिद 40स्कीनरकीपुरानीकोठी| 

(हिन्दूकालेजकीपुरानीइमारत) 11मस्जिदपानीपतियां 

* 
कश्मीरी 
दरवाजे 
के 
बाहर 
के 
स्मार 42निकलसनपार्क(अबतिलकपार्क) 


सड़ककेदाएंहाथ 

फसीलमें कश्मीरीदरवाजेकेपास अबवहांनगरनिगमके 

दपतरहै कपमीरीगेटछोटाबाजार 


1725-26 


लुत्फउल्लाहखांसादिक 


1906 


ब्रिटिशसरकार 


1718 


43दसियाबागवमस्जिद 
44 
लद्दाख 
बुद्ध 
विहार 


कुदसियाबेगम हिन्दसरकार 


अलीपुरसड़ककोबाएं। 

हाथ अलीपुरसड़कपरदाएंहाथ 
कुदसिया 
बाग 
के 
बाहर 
, 
यमुना 

के 
किनारे 
रिंग 
रोड 
पर 
। 
अलीपुर 
रोड 
पर 
बाएं 
हाथ 


अठारह दिल्लियों की 


1963 


नामकरणअंग्रेजोंद्वारा 


45लुडलोकासिल 

(यहांअबबच्चोंकास्कूल 46मटफाफहाउस- 

(अबयहांफौजीदफ्तरहै) 


1844 


टामसमटकाफ 


अलीपुररोडसेमटकाफ 

रोडकेरास्तेजमुनावो 


ब्रिटिश 
सरकार 


47पुरानीसेक्रेटेरिखेट. 48गुहारामजनूसाहब 

(नानकसाहबकीपादगार) 


ST-8161 

COSI 


अलीपुन,रोडपरदाएंहाथ पंबरपाससेमेगजीनरोड होकरजमुनाकेकिनारे 


297 


स्थापना 
काल 


नामनिर्माता 


स्थानजहाँविद्यमानहै पारद्वारामजनूसाहबसे 


49मजनूंकाटीला 


1505 


50 
विष्ण 
पर्व 
, 


51 
मकबरा 
शाह 
आलम 
फकीर 


मेगजीनरोडपरचंद्रावल 

पहाड़ीमें। नजफगढ़नालेपरतिमारपुर 

सेबाटरवर्मजाते 


. 


1365-90 


52 
चंद्रावल 
का 
जमुना 
वेयर 
व 
पुल 


1963 


दिल्लीकारपोरेशन 


तिमारपुररोडसेआगेजाकर 


दिल्ली की खोज 


दिल्लीनगरपालिका 


किरजवे 
सड़क 
पर 
बाएं 
हाथ 


* 
वापस 
माल 
रोड 
पर 
सीधे 
जाकर 
किंग्णवे 
के 
रास्ते 
से 53जबलीतपेदिकाअस्पताल 

1935 
( 
1911 
में 
यहां 
रेलवे 
स्टेशन 
था 
) 54हरिजनकालोनी 

1935 
55 
दरबार 
सबूतरा 

1911 
वापस 
माल 
रोड 
से 
बादली 
की 
सराय 
होकर 
56 
गालामार 
बाग 

1653 


गांधीजीद्वारास्थापित 
ब्रिटिश 
सरकार 


किंग्जवे 
सड़क 
के 
दाएं 
हाथ काकागाओंकेपास 

बुराड़ीसड़कपर 
बादली 
की 
सराय 
से 
शालामार 

गाओंकेपास 


*बापससब्जीमंडीकेरास्तेसे 


57रोशनाराबाग 


. 


1650 


रौशनाराबेगम 


सब्जीमंडीघंटाघरसे 

दाएंहाथकीसड़कपर 


*वापसबिल्लीविश्वविद्यालयमार्ग 58करजनहाउस 

(अबविश्वविद्यालय) 59पलंगस्टाफ 


COGL 


विश्वविद्यालयमाग 


ब्रिटिश 
सरकार 
लाई 
करजन 
द्वारा अंग्रेजोंद्वारा 


ब्रिटिशकाल 


विश्वविद्यालयकेसामनेरिज 


60चौबुर्जी 


1354 


फीरोजशाह 
तुगलक 


पलंगस्टाफसेदाएंहाथकी 


1354 1835 


हिन्दुराओं 


61पीरगंब 62हिन्दुराओकामकान 

(उसमेंअबअस्पतालहै) 63अशोककीलाटनं02. 

( 
कौशके 
शिकार 
या 
जहाँनुमा 
) 6-1जौतगढ़(म्युटिनीमिमोरियल), 


अठारह दिल्लियों को सैर 


1356 


फीरोजशाहतुगलक 


65भैरोंजीकामन्दिर 66नईअदालतें 


1857 

ब्रिटिशसरकार (गदरकेबाद) 

जीतगढ़केपास हिदसरकार 

तीसहजारीमैदानमें,बलब (डाककाटजूद्वाराशिलान्यास)रोडपर। मुगलकालशाहजहाँ 

डफरिनब्रिजहोकर 


67मोरीदरवाजा 


299 


300 


68डफरिनबिज 


#1881-88 


जिटिश 
सरकार 


स्थानमहांविद्यमानहै मोरीदरवाजेसेआगेजाकर, 

दाएंहाथकाबुलीदरवाजा था।बाएंहाथमिलटन 

रोडहै उफरनपुलपारकरके 


सआदतअलीखां 


69नहरसआदतखा 

(अबबंदहोगई) 

* 
डफरिन 
बिज 
से 
बाएं 
हाथ 
होकर 70अज्ञानन्दबाजार 71अज्ञाननछबलिदानभवन 


ब्रिटिशकाल 1926 


ब्रिटिश 
सरकार आर्यसमाज 


इफरनपुलपारकरकेनए बाजारमेंकमरेपरसड़क 

केबाएंहाथ। फतहपुरीबाजारकेअन्त 


दिल्ली को खोज 


72लाहौरीगेट 


शाहजहां 


+ 


1650 1650 


बेगमसरहंदी बेगमफतहपुरी 


लाहोरीदरवाजेपर बारीबागोलीबाजारमें 


73स्जिदसरहंदी 74मस्जिदफतहपुरी 

पांचनीचौकबाजार 75भैरोंजीकामन्दिर 76घण्टाघर 


कृचापासीराम 


मस्लिमकाल 1868 


. 


टूटगया। 


चांदनीचौकमें 


1902 1650 


जेम्सस्कीनर जहांआराबेगम 


77मलकाविक्टोरियाकाबुत 78जहांआराबेगमकीसराय 

(अबमलकाकाबाग) 79टाउनहाल, 80गांधीजीकीमति 


1863-66 1950 


बिटिशसरकार दिल्लीनगरपालिका 


बेगमकेबागमेंस्टेशनकी 


1867 


ब्रिटिशसरकार 


बागकेबाहरक्वीन्सरोडपर। 


21रेलकाबड़ास्टेशन 

वापसीचांदनीचौक 

चांदनीचौकसेतिरहाबाजारहोकर: 82जैनमंदिरनौघरा. 83जैनमंदिरबैदवाड़ा. 84जैननयामंदिरधर्मपुरा 


मुगलकाल 


जंनियोंद्वारा 


नौघराकिनारीबाजारमें 

बंदबाड़ेमें। किनारीबाजारहोकर 

धर्मपुरेमें। खुशहालराय मस्जिदखजूरहोकरकुंचा 

सेठमें। मोहल्लादस्सामें 


अठारह दिल्लियों की सर 


85जैनमन्दिरकूचासेठ. 


चरनदासियोंद्वारा 


87फयारालाईनाथंबुक 


1872-74 


कोतवाली 


केसामने। 


301 


स्थापनाकाल 


302 


नामस्मारक 

रामा 
पियेटर 
( 
दिल्ली 
में 
पहला 
थियेटर 
) 89हाडिंगपुस्तकालय 


नामनिर्माता छन्नामलवाले दिल्लीनगरपालिका 


1911 


स्थानजहांविद्यमानहै चांदनीचौकफब्बारेकोपारा कम्पनीबागमेंगांधीग्राउण्ड 

केपास। चांदनीचौकमेंकोतवाली 


90सुनहरीमस्जिदनं.1, 


1721 


रौशनउद्दौला 


सिक्खोंद्वारा 


चांदनीचौकमें 


दिल्ली को खोज 


बंगमपामरू 


91कोतवालीचबूतरा 

मुगलकाल 92गुरुद्वाराशीमागंज 

1675 (गुरुतेगबहादुरकीयादगार) 93खुनीदरवाजा 

(दरीबाबाजार) 94मरूकीबेगमकाबाग 

1751 (अबभागीरथपैलेस) 95गिरजाबैपटिसमिशन 

ब्रिटिशकाल 
96 
शिवाला 
आपागंगाधर 

.1761 
97 
लाल 
मंदिर 
( 
उर्दू 
मंदिर 
) 

1659 
चांदनी 
चौक 
से 
एस्पनेनेड 
रोष्ठ 
पर 
बाएं 
हाथ 
98 
गोपाल 
जी 
, 
हनुमान 
जी 
, 
जगन्नाथ 
जी 
, 
नारसिंह 
मुगल 
काल 

जी 
दाऊ 
जी 
, 
सत्यनारायण 
जी 
, 
रामचन्द्र जीकेमन्दिर 


बपटिस्ट 
मिशन 
द्वारा आपागंगाधर एकजैनसिपाही 


एस्प्लेनेडरोडपर 


*लालकिलेकेदक्षिणमेंदिल्लीदरवाजेतक 99शेखकालीमउल्लाहजहांनाबादीकामजार1729 100ऐडवर्डपार्क 

1911 


परेडकेमैदानमें जामामस्जिदकेरास्तेपर। 


बादशाहजार्जपंचम 

द्वाराहिलारोपण। जावेदखां 


101सुनहरीमस्जिदनं.3, 


1751 


लालकिलेकेदिल्लीदरवाजे केबाहरऐडवर्डपार्कके 


102जीनतउलमस्जिद 


- 


1700 


जीनतउलनिसाबेगम 


मस्जिदघटेपरअंसारीरोड 


103सुनहरीमस्जिदन०2. 104दिल्लीदरवाजा 105दिगम्बरजैनलालमंदिर 


1744-1745 मुगलकाल 


रोशनउद्दौला शाहजहाँ 


फैजबाजारमें दरियागंजकेअन्तमें दिल्लीदरवाजेके बाहरजाकरदाएंहाथ 

एकगलीमें। 


अठारह दिल्लियों की सैर 


*दिल्लीदरवाजेसेवापसमछलीवालानकेरास्ते 106विक्टोरियाजनानाअस्पताल 107जामामस्जिद 108हरेभरेशाहकामजार 


1904 1648 मुगलकाल 


ब्रिटिशसरकार शाहजहां 


मछलीवालानमें 
जामा 
मस्जिद 
बाजार जामामस्जिदकेपूर्वी द्वारकीओरसड़कके 


303 


स्थापनाकाल 


नामनिर्माता 


109 
सरमद 
का 
मजार 


औरंगजेबकाल 


स्थानजहांविद्यमानहै जामामस्जिदकेपूर्वीद्वार 

कीओरसड़ककेसाथ ऐडवर्डपार्कमार्गपर 


- 


1958 


हिन्दसरकार 


110मौलानाआजादकीकम 

जामा 
मस्जिद 
से 
मटिया 
महल 
होकर 
111 
रशिया 
बेगम 
की 
कब 
. 


1240 


महजउद्दीनबहरामशाह 


तुर्कमानगेटके 


अन्दर 


खाजहां 


1387 1240 


तुमानदरवाजेकेनजदीक 


112कलामस्जिद 113तुर्कमानशाहकामजार 114तुर्कमानद्वार 
115 
हरिहर 
उदासीन 
अखाड़ा 116अजमेरीदरवाजा 


दिल्ली को खोज 


1888 मगलकाल 


उदासीपंथियोंद्वारा शाहजहां 


117देशबन्धुकीमूर्ति 118.मवाचगवमदरसागाजीउद्दीनखां 


कमलामाझ्टकेपास जी०बी०रोडऔरआसफ 

अलीरोडकेबीच अजमेरीदरवाजेकेबाहर अजमेरीदरवाजेकेबाहर जहांअबदिल्लीकालेजहै। 


1954 .1710 


दिल्लीनगरपालिका गाजीउद्दीनया 


#पुलपहाड़गंजहोकर 119नईदिल्लीकाबड़ास्टेशन 


1924,1954 


ब्रिटिशवहिन्दसरकार 


पुलउतरकरबाएंहाथ 


120कदमपरीफअफसरयाकामकबरा 

बरगाहरुबाजाबाकीबिल्लाह 


1603 


अफसरखां 


पुलउतरकरदाएंहाथ 

पहाडगंणमेंमोतियाखान 

के 
पास 
। ईदगाहरोडपर करोलबागमें 


121ईदगाह 122तिम्बियाकालेज 


4 


मुस्लिमकाल 1921 


- 


हकीमअजमलखां (उद्घाटनगांधीजीद्वारा) 


123 
झंडेवाली 
देवी 
का 
मंदिर 


, 
मुगल 
काल 


मुस्लिमकाल 


124भैरो 
जी 
का 
मन्दिर 
। 125बुजलीभटियारीकामहल 


देशबन्धुरोडपरपंचकुंईरोड 

पर। पंचकुईरोडपर पहाड़ीपरजाकरपंचकामें। 


1354 


बूअलीखा 


अठारह दिल्लियों की सैर 


चिवगुप्तरोडपर 


रामकृष्णमिशनद्वारा हरिजनोंद्वारा 


रौडिंगरोडपर 


126चिन्नगप्तजीकामन्दिर 127परमहंसरामकृष्णमिशनवमंदिर 

+1945 128बाल्मीकिमंदिर 

ब्रिटिशकाल 
( 
गांधीजी 
का 
1946 
में 
निवास 
व 
प्रार्थना 
स्थान 
) 129इमामबाड़ा 

-1945 1.30बापूसमाजसेवाकेन्द्र 

1954 
111 
लेडी 
हालिंग 
जनाना 
अस्पताल 

1913 132अग्रवालवखंडेलवालजैनमन्दिर 

मुगलकाल 


शंयाजमाअत 
फोडे 
ट्राट 
की 
सहायता 
से 
ब्रिटिश 
सरकार 
जैनियों 
द्वारा 


पचुकईरोड पंचकुईरोड पंचकुईरोडपर जैनमन्दिररोडपर। 


305 


नामस्मारक 


स्थापनाकाल 


नामनिर्माता 


306 


मुस्लिमकाल 1724 1931-32 


स्थानजहाँविश्चमानहै इरविनरोडपर पालियामेंटस्ट्रीटपर 


राजाजयसिंह ब्रिटिशसरकार 


113हनुमानमन्दिर 134जंतरमंतर 135नईदिल्लीनगरनिगमकार्यालय 

बटाउनहाल। यहांसेसौंधियाहाउस 

फर्शनरोडहोकरहैलोमार्ग 136उगरसेनकीबाओली 137सप्पूहाउस, 


प्राचीन 1954 


राजाजग्गरसेन 

हेलीरोडपर इण्डियनकौसिलआफवलबाराखम्भारोडपर 

अफेयर सिम्खोंद्वारा 

मातासुन्दरीमार्गपर ब्रिटिशसरकार दिल्लीगेटकेबाहर 


दिल्ली की खोज 


1930-35 1954 1948 

1964 +1951 


हिदसरकार 


13Bमातासुन्दरीगुरुद्वारा, 139इरविनअस्पताल 140आसफअलीकीमति. 141राजपाट(गांधीजीकीसमाधि). 141एशान्तिवन(श्रीहरूकोसमाधि) 142गांधीस्मारकसंग्रहालय 

*बापसमयुरारोषहोकर 143आजादमेडिकलअस्पताल 

(भूतपूर्वफरीदखांकीसरायतथाजेल) 


दिल्लीगेटकेपूर्वमेंरिंगरोडपर 


गांधीस्मारकनिधि 


राजघाटकेपास 


. 


1960 


हिन्दसरकार 


दिल्लीगेटकेबाहर 


1354-74 


फीरोजशाह 
तुगलक 


दिल्ली 
दरवाज 
के 
बाहर 
मथुरा 

रोडपर कोटलेकेअंदर 


- 


14फीरोजाशाहकाकोटला 

(मुसलमानोंकीछठीदिल्ली) 
145 
कोटले 
की 
जामा 
मस्शिद 
फीरोजी 146बाभोलीफीरोजशाह। 147अशोककीलाटनं01 148बालभवन 
119 
हालिंग 
पुल 
( 
अब 
तिलक 
पुल 
) 
. 150तिलकपार्कवमति 151सुप्रीमकोर्ट 


1354 1351 1356 
स्वराज्य 
काल 
ब्रिटिश 
काल 1960 1958 


हिद 
सरकार 


हिन्दसरकार हिन्दसरकार 


राजगएवेन्यूलेनपर मथुरारोडपर हाडिगपुलपारकरके मधुरारोडऔरतिलकमार्ग 


दिलनीसेदोमील 


अठारह दिल्लियों की सर 


- 1533 


हुमायू 


दिल्ली 
से 
दो 
मील 


152पुरानाकिला 

( 
इंद्रप्रस्थ 
, 
हिन्दू 
काल 
की 
पहली 
दिल्ली 
) 157दीनपनाह(पुरानेकिलेमें) 

(मुसलमानोंकीनयीदिल्ली) 154किलकारीभैरव 155दुधियाभैरव 
156गढ़ 

(मुसलमानोंकी१०वीदिल्ली) 157मस्विजकिलाकोहना 


पुरानेकिलेकोपुश्तपर 


1540 


शेरशाहसूरी 


पुरानेकिलेमें 


IESI 


307 


नामस्मारक 


स्थापनाकाल 


158ोरमंडल 159पोरमाहीदिल्लीकादरवाजा 160बैरउलमनाजिल(मस्जिद) 


1541 
1541 1561 


नामनिर्मातास्थानजहाँविद्यमानहै शेरशाहसूरी+ 

पुरानेकिलेमें 

पुरानेकिलेकेसामने माहमख्खा(ऊधमखांकीमां)पुरानेकिलेकेपश्चिम 

द्वारकेसामने। हिदसरकार 

पुरानेकिलेकेसाथ हाजीबेगम(अकबरकोमां)मथुरारोडपर 


161चिड़ियाघर 

1960 162हमायकामकबरा 

1565 163हज्जामकामकबरा 164ईसाखांकामकबरा,मस्जिद 

1547 165अरबकीसराय(अबइंडस्ट्रियलट्रेनिगइंस्टीट्यूट)1560 166मकबराअफसरखा. 

1566-67 167मकबराजेबतखां(नीलीछतरी)1565 


ईसाखां हाजीबेगम 


हुमायूंकेमकबरेमें हमायूंकेमकबरेकेसाथ अरबकीसरायम हुमायूकेमकबरेके 

चौराहेपर। हुमायूकेमकबरेकीपुगतपर 


दिल्ली की खोज 


नौबतखां 


मुगलकाल 


सिबखोंद्वारा 


1Bगुरुद्वारादमदमासाहब 

(गुरुगोविन्दसिंह 

कीयादगार) 169मिरज्ञासादुल्लाहखांगालिबकामजाच, 


1889 


निजामउद्दीनमोलियाकी 

दरगाहकेबाहर। गालिबकेमजारकेपास 


170मकबराअजीजकोफलताणयाचौंसठखम्भा1624 


अजीजकोफलताग 


171दरगाहहजरतनिजामउद्दीनऔलिया 


1324 


जियाउद्दीनवमोहम्मद 

तुगलक हजरतनिजामउद्दीन 


172 
बामोली 
हरजत 
निकामउद्दीन 


दिल्ली 
से 
पांच 
मील 
दूर 

मथरारोडपरदाएंहाथ। हजरतनिणामुद्दीनकी दरगाहमें 


- 
1321 


1353 


173जमाअत 
खाना 
या 
निजामउद्दीन 
की 
मस्जिद 174मकबराजहांधाराबेगम 


फीरोजशाह 
तुगलक जहांबारा 


1681 


175मोहम्मदशाहकामकबरा 176मकबराअमीरखुसरो. 177संजारमस्जिद 178मकबराआजमखा 
179 
मकबरा 
खान 
खाना 180मकबराफाइमरखांयानीलीबुर्ज 


1748 1-1325 1372 1566 1626 1624 


खाजहां अजीजकोकलताराखा बानयाना 


अठारह दिल्लियों 


मथुरारोडसे दरगाहकेबाहर दरगाहकेदक्षिणपूर्वमें बारहपुलेकोजातेसमय हुमायंकेमकबरेकीपूर्वी दीवारकेबाहररेलकी पटरीकेसाथ। ओखलेकेरास्तेपर 
रिंग 
रोड 
पर 


1612 1286 


महरबानआगा केबाद 


+ 


181बारहपुला 
182 
किलोखड़ी 
या 
नया 
पाहर 

(मुसलमानोंकीदूसरीदिल्ली) 183गुखाराबालासाहब, 

( 
गुरु 
हर 
किशन 
जी 
की 
यादगार 
) 


निजामुद्दीनस्टेशनकेपास 


309 


310 


नामस्मारक 184होलीफेमिलीअस्पताल 


1956 


1921 1854 


185जामामिलियाइस्लामिया 186बोखलेकीनहर 187ओखलाइंडस्ट्रियलस्टेट 188कालकाजीकामन्दिर 


नामनिर्माता 

स्थानजहांविद्यमानहै। कथोलिकामेडिकलमिशनमथुरारोडसेबाएंओखले 

कीसड़कपर। कोमीमुसलमानोंद्वारा अंग्रेजोंद्वारा 

बोखलेकीसड़ककेअन्तपर हिन्दसरकार 

दिल्लीसेआठमील मथुरारोडपरदिल्लीसे 

आठमोल। चांदीचालेभाइयोंद्वाराकालकामंदिरकेपूर्व 

(उद्घाटनराष्ट्रपतिकालकाजीकालोनीमें। राजेन्द्रप्रसादद्वारा) 


189थीबनारसीदासस्वास्थ्यसदन. 


.1951 


बिल्ली की खोज 


*वापसमथुरारोडसेबदरपुरहोकरमेहरौली 

जातेहुए 190अनंगपुरअथवाअडंगपुरसूरजकुंड 

(हिन्दुओंकीदूसरीदिल्ली).686 


अनंगपालप्रथम 


तुगलकाबादकीमेहरौली 

सड़कसेबाएंहाथसड़क 


मेहरौलीरोडपर 


101किलाआदिलाबाद 192मकचरागयासउद्दीनतुगलक 


-1327 1321-23 


मोहम्मदतुगलक मोहम्मदआदिलतुगलक 


1321-23 
1100 
- 
1193 


गयासउद्दीनतुगलक 
अनंगपाल 
व 
पृथ्वीराज 


मेहरौलीरोडपर 
कुतुब 
की 
लाट 
के 
बाहर 


कुतुबुद्दीनऐबक 


193 
किला 
तुगलकाबाद 194लालकोट. 

(हिन्दुओंकोतीसरीदिल्ली) 195कुतुबमीनार - 
196 
मस्जिद 
कुवते 
इस्लाम 
197 
लोहे 
की 
लाट 
व 
चौसठ 
बम्भा 
, 
198अलाइ 
दरवाणा 199मकबराइमामजामिन 
200 
अलाई 
मीनार 
या 
पूरी 
लाट 
201 
मकबरा 
जस्तमश 


1200 
1193 
- 
98 
हिन्दू 
काल 


दिल्लीसे12मौल कुतुबमीनारकेसाथ कुतुबमीनारकेसाथ 


1310 


अलाउद्दीनबिलजी इमामजामिन अलाउद्दीनखिलजी रजियाबेगम 


. 
1311 -1236 


अलाईदरवाजेकेपास कुतुबमीनारकेउत्तरमें मस्जिदकुचतेइस्लामके 

पास। फतबमीनारकेपश्चिममें कतबमीनारकेपासबाहर 


अठारह दिल्लियों की सैर 


1202मकबराअलाउद्दीन 203किलामर्गजन 


1315-16 


कुतुबद्दीनमुबारकशाह 
मायासनहीन 
बलवन 


204 
जमाली 
कमाली 
का 
मकश 
वा 
मस्जिद 
: 
1528 


कुतुबकीबाहरकीसड़क 


205माजिर 
का 
बाग 
( 
अब 
अशोक 
बिहार 
) 
. 
1748 


नाजिरगरोजबफ 


कत्तुबमीनार 
की 
सड़क 
पर 
दाएं हायकच्चेरास्तेपर। 


स्थापनाकाल 


नामनिर्माता 


312 


नामस्मारक 206दादाकोबाड़ी 


स्थानजहांविद्यमानहै अशोकबिहारकेपासजैनियों 


"आगेजाकरतिराहाआताहै,बाएंहाथगुड़गांव 

मार्ग,बाएंहाथकस्बेमें 207मकबरासुप्ततागारी. 

1231 (भारतमेंपहलामकचरा) 


अल्तममा 


मलिकपुरगाओंमेंबाएंहाथ 

केरास्तेनजफगररोड परमेहरौलोसेतीनमील। 


1238-40 


रजियाबेगम 


208ममावराकमानहीनफीरोजशाह 

*वापसमहरौलीबास्केको 209हौजशमशी 1210परना 


मेहरौलीकस्बेमें 


1229 1700 


गमगदीनअल्तमश जीनतउलनिसाबेगम 


दिल्ली की खोज 


सड़ककेसाथ। हौजप्रामशीकेसाथ 


211जहाजमहलयासालमहलयागोशमहस.1700 212ऊधमखांकामकबरायाभलभुलैया 

1561 213योगमायाकामंदिर 214अनंगतान 


अनंगपालजितीय 


सड़ककेबाएंहाथ योगमायाकेमंदिरकीपुस्त 


215रानीवराजाकीबाएं(बायोली) 


.1516 


बोलता 


दरगाहहजरतकुतुबद्दीनके 

रास्तेपर 


1235 1709 1712 1806 1837 


समजुद्दीनअस्तमग गाहआलम जहांदारशाह शाहीखानदान 


216दरगाह 
हजरत 
कुतुबुद्दीन 217मोतीमस्जिद 
218 
शाह 
आलम 
बहादुरशाह 
का 
मकबरा 219शाहबालमसानीकीका 220अबाबरशाहसानीकीमात्र 221बहादुरशाहकीखालीकाच 222फखसियरकीमस्जिद 223बहादुरशाहकोमहल. 

*मेहरौलीसेवापसनईदिल्ली 224बेगमपुरकीमस्जिद. 


सहककेदाएंहाथबंदरजाकर दरगाहमें दरगाहमें 


दरगाहमें 


बहादुरशाह फल्नसिपर 


दरगाहकेबाहर 


-1397 


अठारह दिल्लियों की सैर 


SZZ 


hlablhlinhhleb 


SSEL 


बेगमपुरगाओंमेंमेहरौलीसे 

लौटतेहुएदाएंहाप 
महरोली 
रोड 
पर 
बेगमपुर 

मस्जिद 
के 
पास 
। 
कालो 
सराय 
गाओं 
में 
बेगमपुर 

से 
1 
मील 
आगे 
। 
सड़क 
के 
बाएं 
हाथ 


फीरोजशाहतुगलक 


226मस्जिदकालोसराय 


1387 


1961 


हिन्द 
सरकार 


227इंजीनियरिंगकालेज. 

( 
शिलान्यास 
इयून 
आफ 
एडिनबरा 
द्वारा 
) 228जहाँपनाह. 

1327 
( 
मसलमानों 
की 
पांचवीं 
दिल्ली 
) 
229 
इंदगाह 

-पठानमाल 


मोहम्मद 
तुगलक 


अब 
टूट 
गई 
, 
मेहरौली 
सड़क 


नामालूम 


सड़क 
से 
दाएं 
हाथ 


CIE 


स्थानजहांविद्यमानहै 


314 


सड़ककेदाएहाष 


1303 


बलाउद्दीनखिलजी 


230 
चोर 
बजे 231सीरी 

(मुसलमानोंकीतीसरीबिल्ली) 232मस्जिदमखदूमसबजाबर 


1400 


मखदूममबंजाबर 


सीरीसे370गजपश्चिम 


233सालगुम्बद(मकबराबोयकबीरउद्दीन).1330 


मोहम्मद 
तुगलक 


234 
बिड़की 
मस्जिद 


1387 


खाजहां 


दिल्ली की खोज 


1235सतपुला 


बाएंहाथ। मालवीयनगरकीसड़कके 

दाएंहाथखिड़कीगाओंमें खिड़कीगाओंमेंआगेकच्चे 

मार्गपर। चिरागदिल्लीममालवीय 

नगररोडपर। 


+ 


1326 


मोहम्मदतुगलक 


236दरगाहरौशनचिरागदिल्ली 


1359 


फीरोजमाहतुगलक 


1488 


सिकन्दरलोदी 


237मनायराबहलोललोदी 

*बापसमेहरोलीरोडसेनईदिल्लीको 238होजपासयादोजजलाई। 


1295 


अलाउद्दीनखिलजी 


मेहरौलीरोडसेबाएंहाथः। 

सड़कगईहै। हौजबासपर 


239पदरसाफीरोजशाह 


फीरोजशाहतुगलक 


मासिरउद्दीनतुगलक 


240मकाबराफीरोजशाह। 

1389 -241मकबरायूसुफविनजमाल 

पठानकाल 242मकबराअलाउरीनखिलजी 
243 
सफदरजंग 
अस्पताल 

1954 (1942मेंअमरीकनोंनेइसकाप्रारंभकिया) 
244 
मेडिकल 
इंस्टीट्यट 
। 245मस्जिदमोठ 


हिन्दसरकार 


मेहरौलीरोडपर 


-1956 


981 


मेडिकल 
इंस्टीट्पट 
की 

पुश्तपरगानोंमें। 
लोदी 
कालोनी 
में 
पास 
, 


. 
1432 


मुबारिकमाहसानी 


246 
कोटला 
मुबारिक 
पुर 
. 
. 

(मुसलमानोंकीआठवींबिल्ली) 247मकबरावमस्जिदमुबारिकशाह 
248 
तिर्जा 
, 
मकबरे 
छोटे 
खां 
, 
बड़े 
खा 
भूरे 
महां 249सफदरजंगकाहवाईअड्डा 250मकबरानजफखा 


अठारह दिल्लियों की सैर 


मोहम्मदशाह 


1494 
बिटिपा 
काल 1781 


ब्रिटिश 
सरकार 


कोटलागाओंमें कोटलाकालोनीमें सफदरजंगकेमकबरेकेपास हवाईअड्डेकेसामनेसड़क 

केदाएंहाथ। मेहरौलीरोडपर 


- 


CSZT 


251सफदरजंगकामकबरा 252मकबरासुलतानमोहम्मदशाह 2.53मस्जिदस्तरपुरवशीशगुंबद 254मकबरावबागसिकंदर 


सुजाउद्दौला अलाउदीन 
आलमशाह 


1445 11423 1527 


इमाहिमलोदी 


315 


स्थापनाकाल 


310 


स्थानजहाँविद्यमानहै। लोदीइस्टेटकेपास 


1958 


रॉकफेलरट्रस्ट 


255इंडियाइंटरनोशनलकेन्द्र 

(शिलान्यासजापानकेबादशाहशारा) 256लालमंगला 


1779 


मोल्फक्लबमवेल्सलेरोज 


257बिजयचौका. 


.1912केबाद 


हिटिमासरकार 


राजपचकेअन्तपर 


नईदिल्ली 


दिल्ली की खोज 


1959-60 


हिन्दसरकार 


hable 


258सरकारीदफ्तर 259राष्ट्रपतिभवन 260मुगलबाग 

*वाएंहाथ 261रेलभवन 2102बायभवन 263कृषिभवन 264उद्योगभवन 26526जनवरीसलामीस्थान 266डियागेट 267जाणंकीमूर्ति 268बच्चोंकापानं 


9961 


मिटिमा 
सरकार 


1950 1933 1912केबाद स्वराज्यकाल 


नईदिल्लीनगरपालिका 


जनपच 


ब्रिटिशसरकार 
हिम्द 
सरकार 


269नेशनलपुरातत्वविभाग 270अजायबपर 271विज्ञानभवन 272नेशनलस्टेडियम 

(णरुब्रिटिशसरकार 


1933 
1956 
- 
67 1956 1950-51 


हिन्छसरकार 


पालियामेन्टस्ट्रीट 


273लोकसभाभवन 274पं.मोतीलालकीमति 275रुद्वारारकाबगंज 


-1912केबादबिटिशसरकार -1963हिन्दसरकार +इमारतयुगलकाममेंगुरुद्वारासिंचनोंद्वारा 


रकाबगंजरोडसरकारी 

दफ्तरकेपास पालियामेन्टस्ट्रीट 


अठारह दिल्लियों को संर 


S161 69-1961 


प्रिटिश 
सरकार हिन्दसरकार 


1964 


अशोकरोडकाचौराहा 


276रेडियोस्टेशन 277रिजर्वबैंक 278योजनाभवन -279सरदारपटेलकीमति 

*बाएहाथअशोकरोडसे 280बिलिंगडनअस्पताल 2800गुरुवाराबंगलासाहब: 281तालपाटोराबाग 282फालीयादीमन्दिर 28.५बुद्धभगवानकामन्दिर 


ZE61 


तालकटोरारोए 


ब्रिटिशसरकार सिक्योंद्वारा 


बिटिशकाल 1939 


बंगालियोंद्वारा सेठजुगलकिशोरबिड़ला 


रोडिंगरोश 


स्थापनाकाल 1939 


नामनिर्माता सेठजुगलकिशोरचिड़ला 


स्थानजहांविद्यमानहै रीडिगरोड 


318 


281लक्ष्मीनारायणकामन्दिर 


285जानकोदेवोमहाविद्यालय 


ZOGI 


गंगारामअस्पतालमागंपर 


बनारसीदासचांदीवाला ट्रस्टपारा (उद्घाटनबीनेहरूद्वारा) पिटिशसरकार 


1936 


शंकररोडसेआगेजाचार पटेलनगरमें जेलरोड,नारायणमार्गपर 


1958 


दिल्ली की खोज 


1961-62 


286भारतीयकृषिअनसंधानसंस्था, 

287दुग्धडेयरीतथानेशनतफिजिकललेबोरेटरी -28sतिहाड़जेल 

*वापिसरिजसेछापनी 289बुद्धजयन्तीपार्क 1290राजपूतानाराइफिलमंदिर, 291चाणक्यपुरी 292अशोकहोटल 293नेहरूसंग्रहालय 

(भूतपूर्वप्रधानमन्त्रीकानिवासस्थान) 294गांधीजीकीनिधनभूमि 295पालमहवाईअड्डा। 


पहाड़ीपर राजपूतानाचौकियोंद्वाराछावनीमें हिन्दसरकार 

सरदारपटेलरोडपर हिन्द्रसरकार 

चाणक्यपुरीमें तीनमूतिमार्ग 


1955-56 1964 


1948 

बिरलाजी 
का 
मकान (शुरुकियाब्रिटिशहिन्दसरकार। 

ने 
1939 
के 
बाद 
) 


पालमजातेहए 


CATALOGUED , 


Archaeological Library 

43130 
Call No.954 ,41 Che 
Author - Chandiwale B , 
Title ) illi ki khaj 


Borrower No. 


ate of Ineue 


Date of Return 


P . Ray 26 - 11- 9324395 
Sk Bad 18 - 4 est 
Joolam 23 /2188 
deh - 5.8 . 08 Gislos 


